प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद्‌ 
सम्मेलन-भवन, पटना-३ 


प्रथम संस्करण ; वि० स० २०१० : सन्‌ १६५३ ईंसवी 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


मूल्य--5॥)2. सजिल्द ६॥) 


मुद्रक 
श्रो तारकेश्वर पाण्डेय 
ज्ञानपीठ लिमिटेड, 
पटना ४ 


वक्तव्य 


सलेपे केचन शच्दयुर्फविषये केचिद्रसे चापरैउलंकारे 
कतिवित्सदर्थविषये. चान्ये. कथावर्णके | 
आः सर्वत्र यरभौर्धीरकरविताविन्ध्याटर्वाचातुरी- 
संचारी कविकुम्पिकुस्मभिदुरों बाणस्तु पंचानन: ॥ 


बिदार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ को दो-तीन वर्ष में ही जो थोड़ी-घनी सफलता मिली है 
वह इस बात का सिद्ध प्रमाण ऐ कि साहित्य के निमित्त सरकारी संरक्षण प्राप्त होने पर 


हिंदी में सननशील मनस्वी विद्वान, हिन्दी साहित्य के अभावों की पूर्ति के लिए, कितनी 
लगन श्रोर आस्था के साथ काम कर सकते हैं। 


बिदहारूराज्य के शिक्षा-विभाग की छुत्रछ्लाया में अपनी पूरी आंतरिक रवतंत्रता के 
साथ काम करते हुए परिषद्‌ ने यह अनुभव किया है कि हिन्दी के विशेषज्ञ और अधिकारी 
विद्वानों को यदि सुश्रदसर दिया जाय और उन्हें हिंन्दी-संसार के सबंविदित प्रकाशकीय 


व्यवहारों का अ्रनुभव न होने दिया जाय तो साहित्य में ऐसे ग्रंथों की संख्या-वृद्धि हो 
सकती है, जिनसे राष्ट्रभाषा का गौरव अक्तु ण्ण रहे | 


परिषद्‌ ने ग्रंथ अथवा भाषण के चुनाव में प्रयक्रार अ्रथवा वक्ता की इच्छा को 
दी बराबर प्रधानता:दी है। विद्वानों ने परिषद्‌ के उद्द श्यों को समझकर, अपनी स्वतंत्र 
रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार, परिषद्‌ को अपने आधुनिकतम अनुशीलन और अनुसंधान 
का पल प्रदान वरना चाह्य है ओर परिषद ने निःसंकोच उसका स्वागत और सदुपयोग 
किया है। यहो कारण है कि परिषद्‌ की साहित्य के उन्नयन में हिन्दी-जगत्‌ के सभी चोटी 
के विद्यानों का हादिक सहयोग क्रमश: प्राप्त होता जा रहा हैं। 


परिषद्‌ की ओर से-प्रतिबष दो-तीन विशिष्ड विद्वानों की भाषणमाला का आयोजन 
दिया जाता है। प्रत्येक भाषण एक सहल्ल मुद्रा से सादर पुरस्कृत होता है। भापण के 
पृत्तवावार में हुपने पर दक्ता-लेखक को रायल्टी भी दी जाती है । जिस समय डॉ वासुदेवशरण 
दे; महाकवि दाणभट्ट संबंधी भाषण की घोषणा की गई थी-मार्च १६५१ में 
भाषण का शोपक था-- महाकवि बाणमद्ठ और भारतीय संस्कृति) । यही शीपक 
पर परिषद्‌ की विदज्षियों में नी प्रकाशित होता रहा; किंतु ग्रंथ की छुपाई जन 


!्‌ ई 


इस उपएर 
से 


| 


[ # ] 
समाप्त होने लगी तत्र विद्वान्‌ लेखक ने अंथ का नाम वर्तमान रूप में बदल देने की इच्छा 
प्रकट की । परिषद्‌ ने लेखक की इच्छा का सम्मान करने में कोई असमंजस नहीं देखा, क्योंकि 
लेखक की भूमिका? में यह बात स्पष्ट है कि इस ग्रथ में वाणभट्ट की एक ही कृति का केवल 
सांस्क्ृतिक अध्ययन उपस्थित किया गया है | श्रौर, महाकवि के समस्त साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन लेखक स्वयं कर रहे हैं और उनकी उस गम्भीर गवेपणा का फल किसी दूसरे 
प्र'थ का विषय होगा। 
संयोगवश, जिस समय डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल भाषण करने पटना आये ये, उसी 

समय आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी भी अपनी आदिकालीन हिंदी-साहित्य-संबंधी व्याख्यानमाला 
के लिए यहाँ पमारे हुए थे । परिपद्‌ की ओर से दोनों विद्वानों के भापण, लगातार पाँच 
दिनों तक, प्रतिदिन एक-एक घंटा, आगे-पीछे, हुए थे। उस समय स्वयं आचार्य 
द्विवेदी जी ने डाक्टर अ्रग्नवाल साहब के भाषण पर आश्चय और संतोष प्रकट क्रिया था। 
आश्वय उन्हें इस बात का हुआ कि डाक्टर अग्रवाल ने हर्पचरित की ह्दीर ट्योलकर 
उसमें से हीरे की कितनी कणियाँ निकाल डाली हैं ओर आजतक बहुत-से विद्वानों ने हर्ष- 
चरित का अध्ययन किया ; पर किसी को इतनी वारीकियाँ ओर खूबियाँ न सूफी | ओर, 
संतोष उन्हें इस बात का हुआ कि डाक्टर अग्रवाल ने संस्कृत-काब्यों के अध्ययन के लिए शोध 
की एक नई दिशा सुझाई है तथा श्रग्नवाल साहब की यह सूक उनकी ओर से साहित्य को एक 
ततई देन है। आचाय दिवेदीजी ने उसी समय यह भी विचार प्रकट किया था कि मृच्छुकटिक 
नाटक,पदूमावत आदि का अ्रध्ययन-अन्वेषण डाक्टर अग्रवाल के प्रदर्शित मार्ग से ही होना चाहिए। 


भारतीय वाइमय और पुरातत्व के अनुशीलन-परिशीलन में डाक्टर अग्रवाल ने जैसी 
विमल दृष्टि पाई है वेसी हिंदी-संसार में कहीं कोई आँख पर नहीं चढ़ती। आरंभ से ही 
उनका क्कुकाव इसी ओर रहा । सन्‌ १६२६ ईसवी में लखनऊ-विश्वविद्यालय से एम० ए० पास 
करने के बाद, १६४० तक, मथुरा के पुरातत्त्व-संग्रहालय के अध्यक्ष-पद को उन्होंने सुशोमित 
किया । इसी समय उन्होंने सन्‌ (६४१ में पी-एच० डी० और १६४६ में डी० लिद० की 
सम्मानित उपाधि प्राप्त की। तदुपरांत १६४६ से १६५४१ तक उन्होंने सेण्ट्रल एशियन 
एण्टिक्विटीज म्युजियम के सुपरिण्टेए्डेश्ट और भारतीय पुरातत्त-विभाग के श्रध्यक्ञ का काम 
बड़ी प्रतिष्ठा और सफलता के साथ किया। इसके बाद वे नवम्बर १६५१ से काशी 
विश्वविद्यालय के आग ऐड आरचिटेक्चर कालेज ऑफ इण्डोलॉजी ( भारती महाविद्यालय ) 
में प्रोफेसर रहे। सन्‌ १६५४२ में लखनऊ-विश्ववियात्य में राधाकुमुद मुकर्जी व्याख्यान- 
निधि की श्रोर से व्याख्याता नियुक्त हुए ये। व्याख्यान का विषय “पाणिनि! था। वे 
निम्नलिखित सुविख्यात और सुप्रतिष्ठित संस्थाओं के समापति भी हो छुके हैं--भारतीय 
मुद्रा-परिपद्‌ ( नागपुर ) , भारतीय संग्रह्मलय-परिषद्‌ ( पटना ) , इस्डियन हिस्द्री कांग्रेस, 
सेक्सन प्रथम ( कटक ) और आल इण्डिया ओरियेण्टल कांग्रेस, फाइन आर्ट सेक्‍्सन 
( बम्बई )। हिंदी में उनके जो तीन निंध-संग्रह निकल झुके हैं, बे उनकी अदभुत मेघा- 
शक्ति के परिचायक हैं। उक्त संग्रहों के नाम ये हैं--१, उरुज्योति (वैदिक निबंध ) ; 
२. परथ्वीपुत्न ( जनपदीय निबंध ) तथा ३, कला और संस्कृति ( कल्ला और संस्कृति-विषयक 
निबंध )। यह अंथ उनकी चौथी कृति है। 


हा 


[2] 


हिंदी में संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास लिखने-वाले विद्वानों ओर संस्क्ृत-साहित्य के पारखी 
पाश्वात्य मनीषियों ने बाणभद्ट के व्यक्तित्व श्रोर कवित्व के संबंध में जो उद्गार व्यक्त किये हैं 
उन सन्नका यदि संकलन कर दिया जाय, तो एक खासी प्रशस्तिमाला अवश्य बन जायगी श्रौर 
मद्ाकबि की विशेषताश्रों की कुछ कज्क भी मिल जायगी ; पर वह बात्त पेंदा न होगी जो 
डा» अग्रवाल ने पैदा की है। उन्होंने मह्मकवि का जो मर्मोद्घाय्न किया है, जिस रूप में महाकावि 
को हमारे सामने रखा है, वह अभूतपूर्व ही प्रतीत होता है। एक तरफ तो उनकी प्रतिभा के 
आलोक ने महाकबि के सघन गद्य-गगन को उद्भासित कर दिया है, दूसरी तरफ उनके मनश्चत्नु 
मद्दकवि के गहन गद्य-गहर में गहराई तक पेठकर सांध्कृतिक कांतिवाले अनूठे रन निकाल 
लाये हं। वास्तव में डाक्टर अग्रवाल ने महाकवि का अंतःपण खोल दिया है। साथ ही, 
पुरातन प्रमाणिक चित्रों से अलंकझृत करके एकत्र ही काव्य के दोनों रूप उपस्थित कर 
दिये हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ हिन्दी पाठकों के लिए जहाँ एक नेत्र-महोत्सव है वहाँ चित्त- 
प्रसादकर भी | 

परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी भ्रीक्रनूपलाल मण्डल ने इस पंथ के चित्रों के तैयार 
कराने और उन्हें सजा कर पुस्तक के शीघ्र निकालने में जो अहर्निश तत्परता दिखलाई है, 
उसके एम कायल हैं। 


विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ को संतोष है कि उसके द्वारा बिहार के एक विश्वविख्यात 
सहाकवि की रचना इतने रमणीय रुप में प्रकाशित हो सकी। आशा है कि बाणभट्ठ के 
साहित्य पर हमारे मननशील्ल प्रंथकार का जो गंभीर स्वाध्याय चल रहा है , उससे निकट- 
भविष्य में ही हिन्दी साहित्य को बहुमूल्य सांस्कृतिक निधियाँ प्राप्त होंगी । तथास्तु । 


हक, शिवपूजन सहाय 
72४ परिषद्‌-मंत्री 


विषय-सूची 


प्रथम उच्छुवास 
( वात्स्यायन बंश-बरणन ) एृ० १-३० 


बाण का व्यक्तित्व और दृष्टिकोश १-३, गयशेली के विषय में बाण के विचार ३, 
बाण की शैली ४, पूर्वकवि-परिचय ५-८, श्रीपरवत £, हर्षचरित की संक्षिप्त विषयसूची १०- 
१२, गोष्ठियों १३, सरस्वती १४, सावित्री १५, प्रदोष समय १६, सरस्वती का मर्त्यंलोक में 
आना १७, ध्यवनाश्रम की पहचान १८, सरस्वती की शिवपूजा १६, पदाति सेना २०. युवक 
दधीचि २१, दधीवि का अंगरक्षक २९, दधीचि की सखी मालती का वेश २३, पात्यायन 


वंश २४, तत्कालीन सुसंसक्ृत परिवार २५, वाण का वालजीवन २६, देशाम्तर प्रवास और 
स्वभाव २७, बाण के मित्र २८-३० । 


दूसरा उच्छवास 
( राजदशन ) पृ० ३१-४० 


बाण का प्रवास से लौटना ओर ब्राह्मणों के घरों का वर्णन ३१, ग्रीष्म-वर्णशन ३२, 
आरभटी नृत्य ३३-३४, लेखहारक सेखलक का संदेश कथन ३५, यात्रा के लिये बाण का 
निश्चय शोर प्रस्थान ३६, वाण का राजभवन में पहुँचना ३७, स्कन्धावार का वर्णन ३८, 
एर्ष का खास दृथी दर्घशात ४१, घोर्दों का वर्णन ४२, निर्जित सामन्तों के प्रति हर्ष की नीति 
४३, प्रतीहार और दौवारिक ४०, वाह्मास्थानमंडप और भुक्कास्थानमंडप ( दीवाने आम 
ओर दीदाने खास ) ४५, हप का वेश ४६, दरबार में वारविलासिनियाँ ४७, वाण की हर्ष से 
मेंट ४८, हप और दाण वी तीखी बातचीत ४६, बाण और हर्ष का मेल ५० । 


तीसरा उच्छवास 
( राजवंश-वणन ) ए० ५१-६२ 


दाण का दरदार से अपने गोंद लोटना ५१, पुस्तक शब्द पर नया प्रकाश ५२, प्राचीन 

पोधियों वा झावार-प्रकार ५३, दाण के भाईयों की हर्षचरित सुमाने के लिये उससे प्रार्थना ४४ 
न सूड् कक 

शंश ने हृषचरित सुनाना आरभ्स रछि 


४५, श्रीकंठ जनपद ओर स्थाग्वीश्वर का वर्णन ५६ 
श . हे 


कट 


त्रीथा उच्छवास 
तिं श के 
( चक्रवति-जन्म-वणन ) प्रू० ६३-८६ 
हे के पूवेज ६३, हपे का जन्म ६४, हपे का जन्मोत्सव ६५-६७, हमे का ममेरा भाई 
भंडि ६८, मालवराजपुत्र कुमारग॒प्त और माश्रवगुप्त ६६, राज्यश्री का विवाहोत्सव ७०-७२, 
विवाह के वस्न--बाँधनू की रँगाई ७३, बस्त्रों की रँगाई और छपाई ७४, वस्त्रों पर फ़ूल-पत्ती 
की छपाई ७५, चुन्नटवार भंगुर उत्तरीय ७६, बस्त्रों के भेद--दुकूल ओर लालातंतुज ७७, 
अंशुक ओर नेत्र ७८, चोलक ओर कंचुक ७६, स्तवरक्र 4०, प्र|ग नामक बच्न ८१, ग्रहवर्मा 
का बरात चढ़ाकर आना ८२, कोतुकग्ृह ओर विवाहवेदी ८३, यवांकुर कलशों से सुशोभित 
बेदी 4४, वासगृह 4५, गवाक्ष वातायन «८६ । 


पाँचवाँ उच्छवास 
( महाराज-मरण-वर्णन ) ८७-११४ 


हक. 


राज्यवर्थन का हूणयुद्ध के लिये जाना 4७, हे का आखेंड से लौटना ८८, हर्ष का 
स्कन्धावार में पहुँचना ८६, राजद्वार का वर्णन ६०, धवलग्ृह का वर्णन &१-६२, प्रभाकर 
वर्धन की परिचर्या ६३-६४, प्रभाकरवर्धन को रुग्णावस्था का वर्णन ६५, राजभवन में अशुभ 
सूचक महोत्पात ६६, रानी यशोवती सती-वेश में ६७, यशोवती के अंतिम वाक्य ६८, 
मग्नांशुक पटान्त वाक्य के पाँच अर्थ ६६-१०२, प्रभाकरवर्धन की रुत्यु १०३, सम्राट की 
ओध्वेदेहिक क्रिया १०४, धामिक सम्प्रदाय १०४५-११९, परम सौगत राज्यवर्धन ११३, 
राज्यवर्थन की बुद्ध से तुलना ११४ । 


ं 

$ ३ है 
# 
व 


बठा उच्छवास 
७0 
( राजप्रतिन्ञा-वणशन ) ए० ११४-१३५ 

मतक-सम्बन्धी कुछ प्रथाएँ ११५, राज्यवधन का हृणयुद्ध से लोटना ११६, शशांक 
मंडल का उदय ११७, अप्टमंगलक माला १२०, बाहुशिखर कोश के तीन अर्थ १९१, वस॒बन्धु 
ओर दिद्लनाग का उल्लेख १२२, राज्यवर्धन के वध का समाचार १२३, सेनापति सिंहनाद १२४, 
हर्ष की दिग्विजय-प्रतिज्ञा १२५, हर्प का प्रदोपास्थान और शयनगृह में जाना १२६, गजसेना 
के अध्यक्त स्कन्दयुप्त १९७, हर्ष के यहाँ हाथियों की सेना १९८, गज़सेना के अधिकारी १९६, 
आधोरण ओर कर्पटी १३०, हाथियों के अन्य कर्मचारी १३१, प्रमाददोषों से विपन्न सत्ताइस 
राजाओं के दृष्ठान्त १३२-१३३, अपशकुर्नों की सूची १३४-१३५ । 


सातवाँ उच्छवास 
( छत्रलव्धि ) १३६-१८४ 


हर्ष का भद्वासन पर बेठना और शासन-बलय घारण करना १३६, हर्प का सैनिक 
प्रस्थान १३७, ग्रामाज्षपदलिक और शासन महामुद्रा १३८, सो सीरसह्ख ग्रार्मों का 


ना 


है 


ग 


दान १३६. छावनी में सैनिक प्रयाण की कलकल १४०, डेरों का उखाड़ना ओर हाथी-घोड्डों को 
लदाई १४१, छुलपुत्रों की सवारियाँ १४२, घोड़ों का साज ओर लवण कलायी १४३, हाथी-घोड़ों 
की कूच १४४, सेनिक प्रयाण से जनता को कष्ट १४४, सेना के साथ की अन्य ठुकड़ियाँ १४६, 
सेना के साथ अनेक देशों के राज़ा १४७, राजाओं की वेश-भूषा १४८, तीन प्रकार के पाजामे 
१४६, चार प्रकार के कोद १५०--कंचुक, वारवाण, चीनचोलक, कूर्पासक १५०-१४२ 
शआस्छ्वादनक या हलके उपरने १५३, राजाओं के आभूषण १५४, राजाओं की शिरोभूषा १४५ 
पेंद्स सैनिक १५६, व्यूह-बद्ध सेना का प्रदर्शन १५७, राजाओं द्वारा सम्राद्‌ को प्रणाम १५८ 
चलते हुए कथ्क में सैनिकों की बातचीत १५६, सेना के सुस्टंडों नौकर-चाकरों की मनमोजी 
झोर निम्नप्रेणी के नोकर-चाकर १६०-१६१, खरहों के कुड का शिकार १६२, कटठक-प्रयाण 
के कुछ अम्य दृश्य १६३, राजाओं द्वारा हृ५ को प्रोत्साहन १६४, एलेक्जेंडर ओर ख्ली-राज्य १६५ 
बाण के भौगोलिक संकेत १६६, भास्कर वर्मा के भेजे हुए उपहार १६७-१७०, हप॑ ओर 
€सबेग की गह्यवार्ता १७१, हपे ओर भास्करवर्मा का सेल्ली-गठबंधन १७२, सरकारी नौकरों 
पर बाण की फवतियाँ १७३-१७५, भंडि का मालब-युद्ध से लोटना १७६, मंडि की हर्ष से भेंट 
१७७, मालव-विजय से प्राप्त सामग्री १७८, विन्ध्याटवी के जंगली गाँवों का वर्णन १७६, 
बनग्राम की प्याउएँ १८०, प्याऊ के भीतर पान के वर्तन १८१, जंगल में रहनेवाले कुणवी 
ओर शिकारी १८२, वन-प्राम के निवासी ओर उनके घर १८३, वन-ग्राम का विशेष 
वर्णन १८४ । 


आयवाँ उच्छवास 


हिल, विर ध्या 4 5. 
( विन्ध्याद्र निवेशन ) १८४-२०२ 
हर्ष का विन्ध्याटर्वी में प्रवेश और आटविक सामन्त शरमकेतु १८५, शवर यवक 
निर्षात का वर्णन १८६, शबर युवा की हे से वातचीत १८७, पाराशरी भिन्न दिवाकर मित्र 
६८८, विन्ध्याटवी के इच्त ओर पशु-पत्ती १८६, दिवाकर मित्र के थात्रम में विभिन्न सम्प्रदाय 
१६०, सग्प्रदाों के नामों की विशेष व्याख्या १६१, दाशंनिक विचार की विविध प्रणालियाँ १६२ 
द्वाकर मित्र का आध्रम १६६-१६४, दिवाकर मित्र ओर हम की सेंट १६५, हर्ष का राज्यश्री 
से सिलन १६६-६६७, दिवावरामन्र द्वारा हु को एकावली की भेंट १६८, दुःखित राज्यश्री को 
दिवावार पित्र का उपदेश १६६, 


हुए द्वारा राज्यश्रां का दिवाकर मित्र को सांपना २०० 
सर्यास्त्‌ २०१, चंद्रोदय २०२ । 


रुचृस्भादार, राज्िदु, 
२० ६ डे श् घ 


ठ। ! 
्॒ 
4) 
ध्ध्य 
/?४ 
| 
0० 
श्ढा 
है 
ला 
0 
ख 


चित्रे-सूंची 
फ्ल्ञक १ 

चेल्न १ ( पृ० १९ )--खिले हुए कमल के आसन पर ब॑ठ हुए ब्रह्मा, उनके दाहिनी और 
ऐरावत वाहन पर इन्द्रे और मयूर वाहन पर कातिकेय। वाई ओर वृप- 
वाहन पर शिव-पार्वंती । देवगढ़ के दशावतार-मंदिर में छगे हुए शेपश्ायी 
विष्णु नामक रथिका-शिलापट्ट के ऊध्व भाग में उत्कीर्ण मूर्ति का रेखाचित्र 
गृप्त-कालू । 

चित्र २ ( १० १४ )--मकरिका, दो मकरमुखों को मिलाकर बनाया हुआ आभपण जो 
केशों में पहना जाता था। मकरम्‌ख भारतीय आमभूषणों में बहुत बाद तक 
प्रयुक्त होता रहा। यह चित्र मथुरा की गृप्तकालीन विष्णु-मूति (ई ६ ) 
के मृकुट से लिया गया है । इसके बीच में मकरिका आकृति स्पष्ट हूं । खुले 
हुए भमकर-म्‌ खों से भोतियों के भुग्गे लटक रहे है । 

चित्र ३ ( पृ० १४ )--उत्तरीय की गात्रिकाग्रन्थि भर्थात्‌ गाती छगाकर पहना हुआ 
उत्तरीय । चित्र ३ मथुरा से प्राप्त वृष्णि-वीर की मूति ( ई० २१ ) से लिया 
गया है। चित्र ३ अउसी आधार पर कल्पित हँ। इसमें “उन्नतस्तनमध्य- 
बद्धगत्रिकाग्रंथि! लक्षण स्पष्ट हूँ । 

चिह्न ७ (५० १४ )--बाएँ कंधे से लटकता हुआ कुंडलीकृत योगपट्ट जो वैकक्ष्यक की 
तरह दाहिनी बगल के नीचे से पी6 की ओर चला गया हूँ। योगपट्ट को 
कुंडडी-कृत कहने का कारण यह हूँ कि उसका ऊपर का लपेट आधी दूर तक 
नीचे आकर पुनः कन्धे की ओर घूम गया है । देवगढ़ के दशावतार-मंदिर 
के क्ृष्ण-सुदामा-शिलापट्ूट की सुदामा-मूरत्ति से ( दे० पंडित माधवस्वष्पवत्स 
कृत देवगढ़ का गुप्त मंदिर, फलक १९ सी ) । 

चित्र ४ ( १० १५ )--कमण्डलू जिसकी आकृति कमल मुकुल के सदृद्य हूँ । गोकर्णेश्वर 
टीला, मथ्रा से प्राप्त बोधिसत्त्व मत्रय की मूर्ति ( संख्या ३२५८ ) से (म्यूज़ि- 
यम्स जनंल, १९४८ )। देवगढ़-मंदिर के नरनारायण-छिलापट्ट पर अंकित 
नारायण-मूर्ति के वाएँ हाथ में भी इसी प्रकार का कमंडल है । 

चित्र ६ (प० १७ )--मकरमुखी महाप्रणाल | सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित (कहें; ) | 
इस रेखाचित्र के लिये में अपने मित्र श्री शिवराममूर्ति, सुप्रिण्टण्डण्ट, इंडियन 
म्यूजियम, आकियालाजिकल सेक्शन, कलकत्ता, का अनुगृह्दीत हूँ। 


फलक २ 


चित्र ७ ( पु? १७ )--हंसवाही देव-विमान । मथुरा से प्राप्त कुपाण-कालीन तोरण- 
मुखपट्ट पर अंकित मूरति से। ( स्मिथ, मधु रा का जैन स्तूप, फलक २० )। 


( २) 

चित्र ८ ( पृ० १७ )--भीलिमाछतीमाला । अजन्ता के चित्र से ( राजा साहब, औंध- 
कृत अजंता, फलक २८, पंक्ति ३, चित्र २ ) ! 

चित्र & ( पृ० १७ )-मस्तक पर अंशुक नामक रेशमी वस्त्र की उष्णीप-पट्टिका। 
अजंता चित्र से (औंध-कृत अजंता,फलक २८ पर चौथी पंक्ति का चौथा चित्र) । 

चित्र १० (१० १६ )--पंचमुखी शिवलिंग या पंच-बरह्म पूजा । मथुरा का गुप्तकालीन 
शिवलिंग ( संख्या ५१६ ) । 

चित्र ११ ( पृ० २० )-छलाटजूटक या माथे पर बंधे हुए जूड़ं-सहित मस्तक ( मथुरा 
संग्रहालय, जी २१ )। ग्रप्तकालीन मस्तक । 


चित्र ९९ (प० २०)--पदाति युवक, कमर की पेटी में खोंसी हुई कढारी सहित । अहि- 
च्छत्रा से प्राप्त गृप्प-कालीव मिट्टी की मूर्ति । 


फल्क ३ 


चित्र १३ रंगीन (प्रृ०२१)--त्रिकण्टक नामक कान का आभूषण । दो मोतियों के बीच में 
जड़ाऊ पन्‍ने सहित । राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के स्थानापन्न सुपरिटेडेट 
श्री जे० के? राय की कृपा से ध्राप्त फोटो और वहीं के चित्रकार श्री भूपाल 
सिंह विश्त द्वारा बनाए हुए रंगीन चित्र के आधार पर । 

चित्र १४ (प०२१)--कच्छ के वाहर निकले हुए पलले सहित घोती (अधोवस्त्र) पहनने का 
ढंग। चित्र संख्या ५ मे उल्लिखित मूर्ति का पिछला भाग । 

वि्व १४ (प० २३)--रकाव में पर डाले हुए घोड़े पर सवार स्त्री । मथुरा से प्राप्त 
शु गकालीन सूचीपट्ट से। यह इस समय वोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है । 

घित्र १६ (१० २४)-सीमन्तचुम्बी चटुलातिलकमणि। अहिच्छत्रा से प्राप्त गप्त-कालीन 
पट्टी के खिलौने से । ५ 

चित्र १८ (पृ० ३४५ पा से कता हुआ ऊंचा घाघरा ( चंडातक )। ( औंध-कृत अज॑ंता, 
फलक ६४ ) । 


फ्लक ४ 


चित्र १७ (१०३३)-हलल्‍्लीसक या मंडक्की नृत्य। स्त्री-मंडल के बीच में नत्य करता 
हुआ यूवव । बाघ के गफा-चित्र से । 

चिद्रश ६(प०३४५) एजषिर से वधा हुआ और पीठ पर फहराता हुआ चीरा। अहिच्छत्रा 
से प्राप्त दंडवत प्रणाम वरते हुए परुष की मति । 

दित्र २० (१०४५०)--दागुरा या कमंद । अहिच्छत्रा से प्राप्त सय॑-मति पर अंकित पादवं- 
र वे: हाथ में ( ता मृष्मय मूर्तियाँ, चित्र ९७ )। 

पिल ६० झ (प०४०)--पाथ ( क्री जी०एच०फरे-हुत मूतिविज्ञान फलक ९४,चित्र ३ ०)। 

धिष्ठ:६ (प०४६)-दानपत्रों पर लिखे हुए सपम्नाट के विश्रम ( सजावट ) यवत हस्ताक्षर । 


पे ४ दासख् ता पट्ट की धंतिम पंबित्र--स्वहस्तो मम महाराजाधिराजा 
घीहएंत्य | 


(कै) 


फल्चक्‌ ४ 
चित्र २२ (१० ४२)--वहुगुणसू त्रगुथित्तग्रीवागंडक--घोड़े का ग्रीवा में कई छड़ का ग॑डा । 
( अहिच्छत्रा से प्राप्त मृण्मय सूयंमूत्ति सं० १०४ पर अंकित शअ्रश्व से । 
चिलरेध (पृ० ४६)--शेप नामक हार अथवा ड्‌'ड्भ सपं की तरह बेवड़ा लम्बा हार । 
अहिच्छत्रा से प्राप्त दम्पती मृण्मय मूर्ति सं० २५९ से । 
चित्र २४ (प०४६)--चतुभ्‌ जी विष्णु-मूति की दो वाल भूजाएँ । मथुरा से प्राप्त विष्णु- 
मूति। ( मअथुरा-संग्रहालय, सं० ५१३ ) | 
चित्र २५ (पृ ०४७ ,--मालती पुष्प की मुण्डमालिका ( औंध कृत अजन्ता, फलक ७७ ) | 
चित्र २६ (पु०४७)--हषं का मुकुट जिसमें नीचे पद्मराग की चूड़ामणि है, और ऊपर 
मोती और मरकत लगा हुआ शिखंडाभरण या कलगी हैँ । गुफा १ में वज्भपाणि 
चित्र ( ऑंधठृत अजन्ता, फलक ७७ ) 
चित्र २७ (9० ४६)--ऊपर चोली और नीचे दामन पहने हुए श्रीकंठजनपद (थाने इ्वर) 
की स्त्री । ( अहिच्छत्रा के खिलौने, संख्या ३०७ )। 
फ्लक ६ 
चित्र ८ (१० ५४६ )-यष्टिप्रदीप (डंडीदार दापक )। मथुरा से प्राप्त वेदिका- 
' स्तम्मे पर उत्कीर्ण शक स्त्री-मूति ( लखनऊ संग्रहालय )। 
चित्र २६ ( पृ० ४७ )--घोड़ के निचले होठ की तरह लटकता हुआ भअधर ( भैरवाचार्य 
के शिष्य के वर्णन में )। गप्तकाल की मूर्तियों में यह विशेषता प्रायः मिलती 
हँँ। ( अहिच्छुत्रा मृण्मयमूर्ति चित्र २६७ )। 
चित्र ३९१ (१० ६१ )-गुल्फ तक चढ़े हुए नूपुर। मथुरा के समीप महोली गाँव से 
प्त कुषाण कालीन स्त्रीमूरतति से ( ज्नंछ आफ इंडिया सोसाइटी आफ ओरि- 
यंटल आटं, कलकत्ता, १९३८ का अंक ) | 
चित्र ३९ ( प० ६१ )--तरंगित वस्त्र ( देवगढ़ गृप्तकालीन मंदिर की मूर्ति से )। 
चित्न ३४ ( प० ६९ )--राजच्छत्र में मोरनो का अलंकरण ( मथुरा की गुप्तकालीत बुद्ध 
मंति ए० ५ के पद्मातपतन्र प्रभामंडल से ) । 
चित्र ३५ ( प० ६४५ )-सातरत्नों से यूक्त चक्रवर्ती । चक्ररत्न, मणिरत्व, स्त्रीरत्न, गज- 


रत्न, मंत्रि रत्न, परिणायकरत्न । (जग्गय्यपेट्ट के स्तृप से ) । 
फंतलफक 
चिन्न ३० ( १० ५७ )--भै रवाचाये की भोछी । 
फलक ८ 
चित्र ३३ (१० ६२ ) -स्तम्भ शारुभ॑जिकाओं के विविध रूप । 
फ्त्तक ६ 


चित्र ३६ ( ५० ६२ )--पहले चित्र में आलिग्यक, दूसरे में अंक्य और तांसरे में ऊध्वक 
नामक तीन प्रकार के मृदंग ( पहला औंध कृत अजन्ता,फलक ७५; दुसरा-तीसरा 
पद्मावती-पवाया का शिछ्ापट्ट, ग्वालियर संग्रहालय ) । 


( ४ ) 


चित्त ३७ ( पु० ६७ )--तंत्रीपटहिका जो डोरी से गले में लटकाकर बजाई जाती थी। 

कोटा के दरा नामक स्थान में गुप्तकालीन शिव-मंदिर के वास्तुखंड पर 
क्रीर्ण मृति से ( उत्तरप्रदेश इतिहांस-परिषद्‌ की पत्रिका, १९५०, पृ० १९६, 

पर चित्र हूँ )। 

चित्र ३८ ( पृ० ६७ )--परदहंसक नूपुर या मुड़ें हुए वॉक कड़े । 

चित्र ३६ ( प्रृू० ६८ )-कंधों के दोनों ओर फहराते हुए उत्तरीय छोर ( भसथुरा स्मिथ 
का जैन स्तूप, फलछक १९ )। 

चित्र ४३ ( प॒० ६८ )-वबच्चे के गले में बघनख का कठुला ( भारत-कलाभवन, काशी 
में गोवधेनधारी कृष्ण की ग्प्तकालीन मूर्ति से) । 


फ्लक १० 
चित्र ४१ ( प० ६८ )-वच्चों का काक-पक्ष केश-विन्यास । 
चित्र ४२ ( प० ६८ )--हरिहर-मूरति का मस्तक । दाहिने आधे भाग भें शिव का जटा- 
जूट और वामाध॑ में विष्णु का किरीट अंकित हूं । (मथुरा से प्राप्त हरिहर- 
मस्तक, गुप्तकाल, मथुरा-संग्र हाल्य, स॑ं० १३३६; उत्तरप्रदेश इतिहासपरिपद्‌ 
की पत्रिका, १९३२, फलक १८) । 
चित्र ४2 ( पृ० ७१ )--गुप्तकालीन मकरमुखी टोंटी । ( भारत कलाभवन में स्‌रक्षित)। 
चित्र 2४ ( पृ० ७४ )--वाँधनू की रंगाई से तैयार की गई भाँत-भतीली चूनड़ी । 
चित्र ४६ ( पु० ७४ )-टेढी चाल के ठप्पों की छपाई से यूक्त उत्तरीय। अजन्ता के 
चित्र से लिया गया । इसमें हंस की आकृति के ठप्पों का हंस-दुकूल दिखाया 
गया हूँ । बाण ने पल्‍लव या फूल-पत्तियोंवाली छपाई ( कुटिलक्रम-रूप-क्रिय- . 
माणपल्लवपरभाग ) का वणन किया है । 
चिल्न 2७ (प० ७६ )--भंगूर उतरीय या भाँजा हुआ चुन्तटदार दोपट्टा, जो गोलिया कर 
हाया जाता था और वेंत की करडी में रक्खा जाता था। अहिच्छत्रा के 
गुप्तमालीन शिवमंदिर से प्राप्त मिट्टी की मृति (सं०३०२) के परिधान को 
रखने से ही बाण का भंग्र उत्तरीय पद स्पप्ट समझ में आता है । 


फलक ११ 


दित्र 2३ ( १० ६६ )--कटिप्रदेश जिसके पाइवंनाग मानों खराद पर चढ़ाकर तराशे 
गए है (उल्लिखित पाश्व॑ से युक्त पतला और गोल मध्य भाग) । मय्रा से 
पाप्त गृप्तकालीन विष्णमूति (ई० ६)। इसके मस्तक में बीच में पत्रभंग- 
भवरिका, नीचे पद्चराग मणि जौर ऊपर शेखर में म्‌ क्तामाल का उदिगरण 
दारते हुए सिहमुख आभूषण हूँ (देठचित्र २), गले में बामलकफलानकारि 
म्‌क्ताफल वी एकादली और नीचे छोटे मोतियों का बअधंहार, बांधे पर कनक 
श सुर, भुजाशों पर केयूर, वैजपन्ती माला, कठिप्रदेश में तरंगित अधोवस्त्र 
न्नृ 


उपर दासा हझा गोल ने 
हा 


चर /5॥ 


ढ! 
सद्र था ट्का ऊ री कर 
पते यथा पटका हू जिसका वाण ने हर्ष की बेथ- 
ृ के 


पास एस्टेट बिण हूं (९०४६)। भूति के कटिप्रदेश के दोनों पाइवंनाग 


( ५ ) 


छेंटे हुए है, धरीर की अंगलेट मानों खराद पर तराशी गई है। गप्तकालीन 
मूर्तियों के ऊध्वेंकाय या बदामा भाग की यह विशेषता कुपाणकालीन मूत्तियों 
से अलग पहचानी जाती हूं । 


फत्तक १२ 
चित्र ४८ (पृ०८०)--मोतियों के भुग्गों से खचित स्तवरक नामक ईरानी वस्त्र। अहिच्छत्रा 
से प्राप्त सूर्य मूति (सं० १०२) का कोट और नतंकी-मूति (सं० २८६ ) का 
घाघरा इसी वस्त्र के बने हे (अहिच्छन्नां की मृण्मय मतियां,रेखाचित्र १६-१७)। 
चिल्न ४६ (पृ०८४--वर-वधू के चतुथी कर्म के छिए सम्पादित वासगृह, चादर से ढका हुआ 
पलंग, सिरहाने तकिया, गोल दर्पणं, पाइर्व में कांचन आचामरुक़ (आचमनचछरुक) 
और भूगार ( अजन्ता चित्र; औँध कृत अजन्ता फलक ५७) 


फ्त्तक १३ 

चित्र ४० (प्‌ृ० ८६ )--जालूगवाक्षों ( भरोखों से भाँकते हुए स्त्री मुख। गुप्तकालीन 
वास्तुकला । 

चित्र ४१ (प० ६१)--धवलगृह के भीतर त्रिगुण तिरस्करिणी (तिहरी कनात से) तिरोहित 
वीथी में बठे हुए राजा भौर रानी। अजन्ता के चित्र से (ऑंब-कृत, अजन्ता, 
फलक ६७ ) | पहली छोटी तिरस्करिंणी राजा के ठीक पीछे डोरी पर लटकी 
है; दूसरी उसके पीछे खम्भों के भीतर उससे उची है; और तीसरी खम्भों से 
बाहर है । अजन्ता के इस चित्र से ही धवलगृह के अन्तर्गत भिगुण तिरस्करिणी 
से तिरोहित सुवीथी का वाणकृत वर्णन स्पष्ट होता है । देखिए धवलगृह के चित्र 
में चतु:शाल के सामने पथ और बीच में सुवीधियाँ | पथ और वीथियों के बोच में 
कनात का पर्दा लगाया जाता था। पथ में लोगों के आने जाने का मां थो, 
किन्तु सुवीथी में राजाज्ञा से ही प्रवेश सम्भव था । 


फलक १४ 

चित्र ४५१ अ (पु० ६१)/--धवलगृह के भीतर वीथी में प्रवेश करने के लिये पक्षद्वार । 
अजन्ता के चित्र से (ऑंधकृत अजन्ता, फलक ७७) 

चित्र५२ (पु० ६६)--तरंगित उत्तरोयांशुक ( लहरिया दुपट्टा) देवगढ़ गुप्तकालीन मंदिर 
की मूर्ति से सांतवी शर्ती में और उसके बाद की मूर्तियों के परिधान की यह 
विशेपता थी । 

चित्र ४३ (प० ६६)--धम्मिल केशरचनां या वालों को समेटकर एक साथ बाँधा हुआ 
जूड़ा । यह केशविन्यास दक्षिणभारत ( तमिल-द्रमिल-घम्मिल) से लगभग गुप्त- 
काल में उत्तर में आया । अजन्ता चित्र से ( औषध-कृत अजन्ता, फलक ६९) ! 


फलक १५ 
चित्र ४४ (प० ६७)-- पताका लगी हुई प्रास-यप्टि लिए हुए राजपूतर अश्वारोही। मब्य- 


(६ ) 


कालीन राजपूत मुद्रा से । 

चित्र ४५ (१० ६६)--चाँदी का हंसाकृति पात्र ( राजत-राजहंस )। तक्षशिला की खुदाई 
में प्राप्त । 

चित्र ४६ (प०६६) --इस बुद्ध मूर्ति में गृप्तकालीन मग्नांशुक पट ( शरीर से सटी हुई भीनी 
चादर और उसके अन्त भाग में छाती पर पतली डोरी ( तनू लेखा ) स्पष्ट 
दिखाई देती हूँ । मूर्तियों में प्राप्त इन विशेषताओं से ही बाण के 'भग्नांशुक 
पटान्ततन्‌ ताम्न लेखालाडिछत लावण्य' पद का अर्थ स्पष्ट होता हैं । 

चित्र४७ (पु० १०२)--कुब्जिका ( अष्टवर्षा ) परिचारिका। सथुरा-महोली से प्राप्त 
मधपान' दृश्य में अंकित घर्णित स्नी और उसकी कुब्जिका ( मथुरा संग्र हा- 
लय की परिचय पुस्तिका, फलक ११ )। 


फ्लक १६ 


चित्र४६ (पृ० १२०)--अष्टमंगलकमाला । मथुरा से प्राप्त ज॑न आयागपट्ट से। शंष दो 
मंगलकमालाएँ सांची स्तप के स्तम्भ पर अंकित हें ( माशंलक्ृत सांची महा- 
स्तृप, भाग २, फलक ३७ ) । 


फ्लक १७ 


चित्र श८ (पृ० ११७)--शशांक की स्वरणंमुद्रा । शिव और नन्‍दी, एवं शशांक मंडल की 
आइति से अंकित ( सी० जे ० ब्राउन, क्वाइन्स ऑफ इ'डिया,फलक ५,मुद्रा१२) । 

चित्र ६० (पु १२१)--गजमस्तक से अलंकृत भुजाली का कोश । अजन्ता गुफा में चित्रित 
भारधपंण चित्र से (ओऔधकृतअजन्ता, फलक ३१, और ७६ )। 

चित्र ६१ (पृ० १२६)--हाथ में डंडा लिए हुए प्यादा | अहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मूति 
सं० १९३ )। 

चित्र ६२ (पु० १३०)--कपंटी नामक हस्ति-परिचारक जिनके मस्तक पर प्रभूप्रसाद के 
प्राव्व चीरा या फीता ( पटच्चरकपंट ) बंधा हुआ होता था । भौधकृत अजन्ता, 
फलक ३७ ) । 

दिप्न ६३ (पृ० १३४)--कोटवी-संज्ञक नंगी स्त्री । अहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति 
( सं० २०३-२०४) । 

चित्र ६४ (१० १३६)--भद्गासन । ( औौघकृत अजन्ता, फलक ४१ ) 

फ्लतक १८ 

घचिद्व ६५ (पृ० १६८)--हप॑ की वृषांकित म्‌द्रा, सोनीपत से प्राप्त ( फ्लीट सम्पादित गृप्त- 
दइनिलेख, फलक ३२ दी० )। 

चित्र ६६ (१० १४३)--धोड़ों की के लिये लवणकलायी नामक आभूषण । अमरा- 

। स्तुप दे: शिलापटू से । 

बित्न ६४ ( एू० १६७,६८६ )--नस्त्राभरण ( घौ'कनी की तरह चौड़े हू का शकदेशीय 

तरबश ; छली एस्णयव ज्यकफ सेग्टल एशिया, प० १३९ ) 


( ७) 


चित्र ६८ (पृ० ६४८)--घोड़े की काठी में आगे की ओर लगे हुए छकड़ी के दो डंडे या 
नले । (औधकृत अजन्ता,फलक ३२५, गुफा १७ विश्वन्तर जातक के दुष्य से ) । 


फलक १६ 

चित्र ६६ (पृ० १४८ )--स्वस्थान ( तंग मोहरी का पाजामा )। देवगढ़ की मूर्ति से । 

चित्र ७० ( पृ० १४६ )--पिगा (चौड़ी मोहरी की पिडलियों तक लम्बी सलवार । 
अहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति सं० २४२ )। 

चित्र ७१८ पृ० १५०)--सतुला ( चौड़ी मोहरी का धारीदार घुटन्ना। अजन्ता गुफा 
१७ से । पुरुष और स्त्री दोनों रंगीन नीली पट्टियों की सतुला पहने हूँ। 
औंधक्ृत अजन्ता,फलक ६८,पुरुप-मू्िं; फछक ७३ स्त्री-मूति )रंगीन फलक,*४ 

चित्र ७२ (पृ० १४० )-कंचुक । नीले रंग का कंचुक पहने स्त्री परिचारिका, अजन्ता 
गुफा $+ ( ओऔधइत अजन्ता, फलक २६ )। इवेत रंग का कंचुकपहने स्प्री- 
परिचारिका,भजन्ता गुफा १७(औ धकृत अजन्ता,फलक ६७)। रंगीन फलक २४ ॥ 

चिह्न ० ७३ (प० १४१ )--वारवाण ( घुट नों तक नीचा ईरानी कोट । मथुरा से प्राप्त 
की मूर्ति ( मथुरा संग्रहालय सं० १२५६ ) | 

चित्र ७४ (पृ० १४२)--चीनचोलक; चीन देश का रूम्वा चोगा, धुराधुर खुले गले का 

(कनिष्क की मूति से); तिकोनिया गले का (मथुरा से प्राप्त चष्टन की मूर्ति से) । 


फलक २० 


चित्र ७४५ ( प्ृ० १४३ )--कूर्पासक ( कोहनी तक भाधी बाँह की, विना बाँह की, और पूरी 
बांह की फतुई )। विना बांह की ( अजन्ता गुफा १७, यशोधरा का चित्र, 
औंध कृत भजन्ता फलक ७३ ), आधी बाँह की ( अजन्ता गुफा १७, औंध० 
फलक ५७ ), प्री बाँह की (अजन्ता गुफा १, औंध० फ़लक ७५, ईरानी 
नतेकी )। 

चित्र ७६ (प० १४३ )--भआच्छादनक ( कधों पर छोटी हल्की चादर, सामने छाती पर 
गठियाई हुई )। मथुरा से प्राप्त पिगल मूर्ति ( सं०५१३ ) से; और अजन्ता 
गुफा १७ में छाजवर्दी रग को धारीदार आच्छादनक भोढ़े हुए सासानी सैनिक 
( औंधकृत अजन्ता, फलक ३३ ) | 

चित्र ७७ ( पु० १४४ )--वालपाश या केशों को यथास्थान रखने के लिये सिर पर 
बाँधने का सोने का परात नामक आभूषण । अजन्‍्ता गुफा १ में नागराज- 
द्रविडराज (औंधकृत अजन्ता, फलक ३३ ) । 

चित्र ७८ ( पृ० १४४ )--पत्रांकुर का कर्णपूर या भूम का कुंडल और कर्णोत्पल (ऑधकृत 
अजन्ता, फलक ३३ ) | 

चित्र ७६ ( पृ० ११४ )- खोल या कुलह संज्ञक ईरानी टोपी । अजन्ता गुफा १, नागराज- 
द्रविडर।ज-दृश्य में ईरानी परिचारक (ओऑधघकृत अजन्ता, फलक ३३) । 

चित्र ८० ( पु० १५४ )--कैसरिया रंग के उत्तरीय से आच्छादित सिर, चीनी वेष-भूषा 
( रंगीन फलक २४ ) | 


निधन 
(६ 
लाकर्टट 


फुल्क २१ 


बिंत्र ८ (१० १४६ )-मभोर के पंखों को भाँति का शंखर। अहिष्छता से प्राप्ते 
मिट्टी की मूर्तियाँ सं० २२३, २२७ | हे 

दिन ८२ ( पु० १४७ )--कादरंग देश के चमड़े की बनी हुई ढालें, छोटा चारियों के 
घरे से सुशोभित । अहिच्छत्रा मृण्मयमूर्ति सं०१२३; देवगढ़ के मंदिर से प्राप्त 
मूि पर ढाल की चौंरिया अपेक्षाकृत बड़ो हं । 

चिल्ल ५३ ( पु० १५८ )-महाहार ( दोनों कन्धो पर फैला हुआ बड़ा हार )। बजन्ता 
गुफा १ में वज्भपाणि बोधिसत्त्व के चित्र मे (औंध कृत अजन्ता, फलक ७८ )। 

दित्र ८४ ( पु० १६१ )--वंठ (हाथी से लड़तेवाले पट् )। अहिच्छत्रा से प्राप्त मिट्टी 
की मूर्ति, सं० २६१ | 


फलक २२ 


दिल्‍ह्ू ८५ ( पु० १६७ )--राजछत्र, मोतियों के बने हुए जाले का परिसर; चौरियों की 
किनारी और पंख फैलाए हुए हंस के अलंकरण से युक्त । भौंधकृत अजतन्तसा, 
फलक ७९ में छत्र के नीचे भौक्तिक जाल परिसर लगा हुआ है और किनारे पर 
छोटी चौरियों की गोट है । 

चित्र ८६ ( पृ० १७७ )--शोकपट । मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित बुद्ध के परिनिर्वाण 
दृश्य से । 

दित्र ८७ ( पृ० १८० )--कंटकित ककरी ( कटहल के फल जैसी छोदी गगरी, जिसकी 
जिल्द पर छोटे कटि हूं ) विना पत्तों की, अहिच्छत्रा की खुदाई में प्राप्त । 
पत्तों से ढकी हुई ( इसके लिये में अपने मित्र श्री ब्नजवासीलालजी 
सुप्रिण्टेण्डेण्ट पुरातत््व-विभाग का अनुगृहीत हू ) । 


फ्लक २३ 

दिन्र ८८ ( प० १८२ )-ोटकुट ( बोट नामक अमृतवान ) अजन्ता गुफा १ के चित्र से 
( औंर्कृत अजन्ता, फलका ३९ )। 

बित्र ८६ ( पृ० ८४ )--गंडकुसूल ( मिट्टी की गोल चकरियों को ऊपर नीचे जमाकर 
बना हुआ कुटिला या डेहरी । खँरागढ़ जिला बलिया के प्राचीन दृह से ( इस 
दित्र के लिये में सारनाथ संग्रहालय के क्यूरेटर श्री सद्रीश वनजी' का कृतज्ञ ह। 

चित्र ६० ( पु० १८६ )““एशबर यूदक का मस्तक अजन्‍्ता, गुफा १ में द्विडराजनागराज 
चित्र से 

बिह ६६ ( पृ० ६६० अन्न ( स्‍्तूप ) भूतियों से जकित पकाई मिट्टी की छाल मुहर 
( एटलमट्राइत्यक मूति )। भनारतवाला-नवन-मंग्रह से । 

बिह् ६२ ( ए* ६९८ )--मोतियों वी एशावली शाला जिसके बीच 
€ (रंगीन पाडब ६४ )। 


न्‍< 


में नीलम की गरिया 


( ९ ) 


3 फलक २४ ह 
रंगीन चित्र ७१ ( सतुला ); चित्र ७२ ( कंचुक ); चित्र ८० केसरिया शिर(विश्त्र; 
चित्र ९२ ( एकावली )। 


फलक २५ 
हष॑ का स्कन्धावार ( स॑निक छावनी ) 
फंलक २६ 
हे का राजकुछ 
फलक २७ 
धवलगृह का भूमितल--चतु:ःशाल या संजवन, एवं सुवीधियों का चित्रण । 
.. फलक र८ 


धवलगृह का- ऊपरी तत्न--प्रग्नीवक, चन्द्रशाला भौर प्रासाद-कु क्षियाँ । 


मूमिका 
कर है ७ ( 
से व्याख्यान बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के आयोजन में १३-१७ सार्च १६५१ को दिए गए 
थे । इनमें सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से बाण के हपेचरित का अध्ययन भ्रस्तुत किया गया हे । 


बाण के साथ मेरा प्रथम परिचय १६२० के लगभग हुआ । उनकी 'कांदम्बरी' के 
अनेक गुर्णों से मेरा मन आक्ृष्ट हुआ । पीछे हर्षचरित! से भी परिचय हुआ । पर इन 
प्रन्धों के बाहरी रूप से आक्ृष्ट हुए पाठक को शीघ्र ही इनकी भाषा के वज्॒मय ठाठ से भी 
निपटना आवश्यक हो जाता हैं। अतएव मन के एक कोने में यह अभिलाषा पड़ी रही कि 
कभी अनुकूल अवसर मिलने पर डब्कर इन अन्धों का अध्ययन करूगा। सोभाग्य से वह 
चिर-प्रतीक्षित अवसर मुझे मिला जब विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ओर से उसके कर्मण्य 
मनन्‍्त्री ने पटना व्याख्यानों के लिये सुझे आसन्त्रित किया। मेने बाण को श्रपने 
व्याख्यानों के लिये चुना और शीघ्र ही हिरण्यबाहु शोण की कछारभूमि के कल्पनाशील, 
मेधावी, पेनी आँखवाले, हँसतासुखी उस महान एथिवीपुत्र का चित्र मेरे साहित्यिक मानसलोक में 
भर गया। अजन्ता के एकाश्मक लयन-मण्डर्पों में लिखे चित्र अपने समकालीन भारत का 
जो समृद्ध रूप प्रस्तुत करते हैं, उससे कम रूप-सम्पत्ति शब्द और अर्थ के द्वारा बाण में नहीं 
ह६। बाण के घनन्‍्ध भारतीय जीवन के चलचित्र हैं। राजाओं के अन्तःपुर, वाह्यास्थान-मंडप 
( दरबार-आम ), भुक्तास्थानमशड॒प ( दरवार खास ), स्कनन्‍्वावार ( छावनी ), सेनिक-प्रयाण 
थादि से लेकर विन्ध्याटवी के जंगली गाँवों में रहनेवाले किसानों और आश्रमों के दिवाकरमित्र 
जैसे ज्ञान-साधकों के अनेक सूच्म चित्र बाण ने खींचे हैं जिनकी सूची प० ६-१९ पर दी गई 
है। इन चित्रों के सम्पूर्ण अर्थ को समझने के लिये हमें अपने मन को पुनः उसी युग में 
ले जाना होगा जहाँ बाण के अनेक शब्दों का अर्थ जो आज घुधला हो गया है, निश्चित और 
सुस्पष्ट धा। उन चित्रों की प्रत्येक रेखा विशेष-विशेष भाव की अभिव्यक्ति के लिये खींची 
गई थी। इस दृष्टिकोण के प्राप्त हो जाने पर कवि के लंबे वर्णनों से ठिठकने के स्थान में 
हम उन्हें शर्थाकर पूरा रस लेना चाहेंगे। यही बाण को समभने का यथार्थ दृष्टिकोण है। 
बाण के समग्र अध्ययन के लिये निम्नलिखित कार्य पूरा करना आवश्यक ज्ञात होता है-- 
5. कादग्वरो का प्रामाणिक हंस्करण जिसमें हस्तलिखित प्रतियोँ और प्राचीन 


५५ कि 


टकाओं वी सहायता से पाठ का संशोधन किया गया हो । 


वीक + हिंदी भ जिसमें  ल का हक हे +. न कह ४ 
डर का हिंदी-भाष्य जिसमें पूव टीका्थों की द्वानवीन करके श्लेपों में छिपे 


हट धचारत दा संख्या हे दी भाँति तेयार क्या गया प्रामाणिक संस्करण | इस 


हि के 

तल श दाह! यु हक रा ता हनी रे 

विषय मे कास्सारों प्रातेयों वी सहायता से ज्यूहरर का संस्करण अच्छा है, पर प्रामाणिक और 
ढ कि पे पक कस श्र है है बढ 

शाप ८5 कक शाह 32 या कि स्शा डे ल्‍ः ः 

अरफक्प्पनन शरण दे साथ नया संस्करण तेयार दारने की आवश्यकता है। ऐसे सस्करण 

कप ॒ > ४ 

छ एरहएणा के ते अभ ग्चद्ल 35 .27%5:5 ८00 85 हु हि 

| चारो दी ऋणग-धद्य अहुच्चेरों ( पंराक्‍प्राए ) सें बॉटकर अंक ओर उपयक्ष प्रष्ठ- 

के हि 2४5 फिललत ०2२ जे तर. «» हि ्ध् ््य 

निफ उना साचइत ह|ण जिस ग्रग्य वा अन्यास और उडरण देना सरल दो जाय। 


"0 दाना -नररफनन्यनुन्ज. नय+ चमकता | 98 354० + « * 235; कक , ० ५ हु 


कक 


रख 


ु ४. हर्षचरित की विस्तृत टीका जिसमें शब्दों के श्लिष्ट श्रथ और पाठमैदों कां 
विचार किया जाय । 


गो न 
५. कादम्बरी ओर हषचरित का सम्मिलित शब्दकोश जो बाण की शब्दानुकमणी 
( इंडेक्स वरबोरम ) का काम दे। इस प्रकार का कोश संस्कृत-शब्दावली के विकास का 
अध्ययन करने में सहायक द्वोगा । 


६. हृषेचरित और कादम्बरी के आधार पर बाण की सम्मिलित सांस्क्रतिक सामग्री 
का ऐतिहासिक विवेचन । इस प्रकार का कुछ कार्य हर्प-चरित के लिये प्रस्तुत पुस्तक में किया 
गया है। पर पूरे कार्य को एक विशिष्ट पुस्तक का ही विषय बनाना उचित हैं । 

७, वाण- का साहित्यिक अध्ययन जिसमें उनकी उपमाश्रों, उत्तेज्षाओं और वर्णनों 
की नवीनता का तुलनात्मक विवेचन “किया जाय । भारतीय प्रकृति के पट-परिवर्तन में बाण 
ने कितने प्रंकार के रंगों को अपने शब्दों में उतारा हैं--अकेले इसका विचार भी कम रोचक न 
होगा। जब वे शीत ऋतु की प्रातःकालीन धूप की उपमा चमचम करते फूल के बर्तनों से, 
अथवा हर्ष के द्वारा पिता के लिये दिए हुए प्रेत-पिण्डों के रंग की उपसा मोम के गोलों से, 
अथवा प्रभाकरवद्धन की चिता के फूलों की उपमा चिरौंदे के गले के रंग से देते हैं, तो ऐसा 
लगता है कि जानी-पहचानी वस्तुओं के निरीक्षण और वर्णन में वे कोई नया अ्रध्याय जोड़ रहे 
हैं। विष्णु और शिव की कितनी लीलाओं का उन्हेंने प्रसंगवश उल्लेख किया है, इसकी सूची 
पुराणों की लीलाओं के विकास को समभने में सहायक होगी। बृत्नों और पुष्पों के सम्बन्ध में 
बाण की सामग्री भारतीय वनस्पति-जगत्‌ का समृद्ध चित्र ही माना जा सकता है। मानवी 
सौन्दर्य का वर्णन और तद्वाची शब्दों की विकसित सामभ्री का परिचय बाण और कालिदास के 
तुलनात्मक अध्ययन से ही सामने आ सकेगा । सबींगपूर्ण साहित्यिक अध्ययन के अन्तर्गत इस 
प्रकार के और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं। 

मेरा पहले विच।र था कि ऊपर अंक छः में निर्दिष्ट कादम्बरी ओर हर्षचरित की पूरी 
सांस्कृतिक सामग्री का ऐतिहासिक विवेचन तैयार करूँगा । किन्तु शीघ्र ही मुझे प्रतीत हुआ 
कि इस प्रकार के पुष्कल कार्य के लिये पहले दोनों ग्रन्थों का प्रथक्‌ प्रथक अध्ययन आवश्यक है । 
श्रतएव हर्पचरितक की सांस्कृतिक टीका के रूप में ही इस कार्य को सीमित किया गया। बाण 
के भावी अ्रध्ययन के लिये मेरा यह प्रयत्न भूमि निराने के समान ही हैं। विचार हैँ कि 
कादम्बरी के विषय में भी इस प्रकार की सांस्कृतिक टीका पूरी हो। तभी दोनों अन्धों की 
सम्पूर्ण सांस्कृतिक सामग्री का एक साथ विवेचन सम्भव होगा। वाणकालीन संस्कृति के विविध 
अंगों का पूरा चित्र भी इसी प्रकार के अध्ययन से प्राप्त होगा। उदाहरण के लिये वेषभूपा को 
लें। ज्ञौम और अंशुक में क्या अन्तर था १ अंशुक कितने प्रकार के होते थे : इन प्रश्नों 
के उत्तर अत्यन्त रोचक हैं। जैसे, रंगों की दृष्टि से नीलांशुक की जाली मुँह पर डाली 
जाती थी ( ३९ ), नीलांशुक की चादर ( ्रच्छद-पट ) पलंग पर ढकने के काम आती थी 
(का० १८६ ), पाल पट्चेंशुक अजुमरण करनेवाली सती का मंगल-चिह्न माना जाता था 
( १६५ ), मन्दाकिनी के प्रवाह की भाँति सितांशुक त्रत पालनेवाली स्त्रियों का वेष था (६०), 
इन्द्रायुधजालवर्णीशुक ( सतरंगी इन्द्रधनुप की छगवाला वस्त्र ) उस समय ( का० १७६ ) 
श्रेष्ठ माना जाता था जो बहुधा अजस्ता के चित्रों में मिलता है जिसमें कई रंगों की पश्ियाँ डाल- 


है 


"5 


रा 


कर रैंगाई की जाती थी, रक्तांशुक जिसका शिरोवग'ठन मालती और चरडाल-कन्या के वेष में 
कहा गया है, वर्णाशुक के उदाहरण हैं। और भी कुचांशुक ( ११७ ), सुक्कांशुक ( मोतियों 
का बना हुआ अंशुक; ९४२ ), विसतन्तुमय अंशुक ( १० ), सूचम-विमल-अंशुक (६ ), 
ममांशुक शरीर से सटकर डूबा हुआ! सूच्म रेशमी अंशुक, सकुमार चीनांशुक ( ३६ ), तरंग्रित 
उत्तरीयांशुक ( १६३ ', श्ादि विभिन्न प्रकार के अंशुकों का अध्ययन उत्तर-मुप्त-कालीन 
संस्कृति का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार पुरुषों की वेष-भूषा, स्त्री-पुरुषों के 
आभूषण आदि के कितने ही अध्ययनों की सामग्री बाण के अन्थों में विद्यमान हैं। शआशा है, 
इन व्याख्यानों से उस प्रकार के विवेचन की कुछ आँख पाठकों को प्राप्त होगी । सांस्कृतिक 
सामग्री की दृष्टि से भारतीय साहित्य का अध्ययन अभी बहुत-कुछ करना शेष हं। अ्रश्चघोष 
से श्रीहृष तक के एक सहस् वर्षों का भारतीय सांस्कृजिक जीवन का अतिसमृद्ध चित्र संस्कृत 
के काव्य, नाइक, चम्पू और कथा-साहित्य से प्राप्त किया जा सकता है। यह ऐसी सामग्री हैं 
जो किय्नी शिलालेख या ताम्रपत्र में तो नहीं लिखी, पर शताब्दियों से हमारे सामने रही है । 
उसके पूरे संकेत और अथ्थ को अब समझना उचित है। भारतीय इतिहास के चित्र में पूरा 
रंग भरने के लिये यह आवश्यक कर्तव्य हैं। 
बाण के अ्रप्रज्ञात और अस्फुट अर्थों को समभने में भारतीय कला की उपलब्ध 
सामग्री से अत्यधिक सहायता मिली हैं। यदि यह सामग्री सुलभ न होती तो बाण के कितने 
ही अथों को ठीक प्रकार से समकना कठिन होता। उदाहरण के लिये, दि नागकुम्मकूट- 
विकटबाहुशिखर ( पु० १२०-१२१ ) का थ्र्थ उलमा हुआ था; अन्त में अजन्ता गुफा के 
'भार-धर्षण' चित्र में हाथी के मस्तक से अलंकृत 'भुजाली' के मिल जाने से ही श्रर्थ ठीक- 
ठीक लग सका। वाहु शब्द का यह श्रर्थ किसी कोश में नहीं दिया गया, पर वाण के समय 
में अवश्य प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार ० ६८-१०९ तक 'भग्नांशुकपटान्तनुताम्रतेखा' आदि 
१७ शब्दों के समास का अर्थ समभने में भी देर तक जूमना पड़ा और अन्त में तत्नशिला 
से प्राप्त हंसाहृति चाँदी के पात्र ( राजत-राजहंस ) की जानकारी से ही वाण के अर्थ के विषय 
में भें आश्वस्त हो सका। इसका कारण स्पष्ट हैं। वाण ने समकालीन जीवन से अपने 
बन लिए हूं। शिल्पी और चित्रकारों ने उसी जीवन को कला में स्थायी कर दिया है। 
अजन्ता की जिन शिल्पकृतियों और चित्रों को हम भ्राज देख रहे हैं उन्हें ही कालिदास और 
दाण ने भी देखा धा। काव्य ओर कला दोनों जीवन के समान सत्य से समृद्ध बनी हैं। थे 
एव: दूसरे की व्याख्या करती हैं। में समभता हूँ, इस दृष्टि से भी भविष्य में भारतीय 
साहित्य का अ्रध्ययन होना उचित है । 
एपंचरित के कई स्थल एसे हैं जो पहली वार ही यहाँ स्पष्ट मिलेंगे । मेरे सामने 
सद। यह प्रगरन टकराता था कि शब्द के 


चाहरी थआाइम्दर से ऊपर दाण ने वास्तविक जीवन 
दी घोन-सी दात कही 


रे का प आओ 
६? दराब्द ता ठाक है, पर दात कया हुई, जद्रतछ इसका स्पष्टीकरण 


है सी मल आर महक लक जा सदता जप वी 55: ये 5. 
ने ह। तब्तवः सन्ताप नहों माना जा सकता। उदाहरण के लिये सैनिक प्रयाण के ७३ 
पशाट्टाद 5 आओ दे हे हि है ह ॥५ हे 

दर र्‌ सदा पधुपपा य्‌ झा 8 य ज््रा दे थे क्रम 

सादोंदाले हें * इसने दा; अध्ययत करते हुए यह प्रश्न हुआ कि यह वरान ऋमबद्ध है या 
गनमाने हंग मे १ै। पहली दात ही सीक हात हा हो कि गह मे जल वियी “पथ 
मा व्य८ है। पहला दात हाँ टाक हात हुई, आर इस दृष्टिकोण से द्वावनी में अ्रति 
अजय 5 अप राय कल ८ कं ससक विपकका 55 7 55 रे हट 
सदर ॥ ६ बाज बहने | लेबर फम-कम मे होनेदाली सेनिक नेयारी का चित्र स्पष्ट होने 
2 . की ह दे 
१४१ ह#५ १ परचछाइर ञ्ड ज््ज्क्री स्र्शा शरद साफ ४१ हे 
जप । रै घज्ल एए व्यवतारंद्‌ पद दा झथ लग सका । दण ओर कावेल ने व्यापारी 


्घं 


हे सरकारी अधिकारी” अर्थ किया है, पर सोती हुई सेना में सबसे पहले व्यापारियों के 
पहुँचने को बात जमती नहीं । इसीसे व्यवहारिन! का 'बुद्दारो लगानेबालाः यह कोश-सम्मत 
अर्थ हाथ लागा। प्रकरणा-संगति या वजन के आधार पर ही प्ृू० १४२ पर कीमती सवारियों 
के बणन में कुप्रयुक्त (-गुडे ) इस शब्द को अपपाठ मानते हुए उसके स्थान पर “#कुप्ययुक्त 
पीतल की जड़ाऊ, बहली आदि ) इस घुद्धिगम्य अग्य पाठ का सुकाव दिया गया है । 
पार्ठों के सग्बन्ध में इस प्रकार के निजी सुझाव बहुत ही कम दिए जाते हैं; पर प्रामाणिक 
सम्पादरनविधि के अन्तगत यह मान्य शेली अवश्य हैं, जैसा पुना से प्रकाशित होनेवाले 
महाभारत के संस्करण में भी कुछ स्थलों पर किया गया है। फिर भी यह लिखना आवश्यक 
है कि अधिकांश स्थलों में जो क्लिष् पाठ थे उनसे ही बाण का वास्तविक अर्थ ठीक-ठीक 
मिल सका। क्षिष्ट पार्ठो को सरल करने के लिये ही बाद में पाठान्तर कर दिए जाते हैं । 
वे मूल अथ से दूर हठते चले जाते हैं ओर उनमें कवि या लेखक की अभिमत व्यंजना फीकी 
पड़ जाती हं। उदाहरण के लिये “भद्वाव्यभविष्यति भुक्तास्थाने दास्यति दर्शन परमेश्वर 
निष्पतिष्यति वा बाह्यां कक्षयाम्र! ( ६० ) वाक्य में आव्यभविष्यति! (आव्य' भविष्यति) 
सूल पद का चमत्कारपूर्"ण अर्थ यह था--भाई!”, क्या सजाए जाते हुए भुक्तास्थानमण्डप 
( द्रवार खास ) में सम्राट दशन देंगे, या वाह्मास्थानमण्डप ( वाह्मकचंया-दरचार आम ) 
में निकलकर आएंगे ! किन्तु आदव्यभविष्यति? इस क्लिष्ट पद को बदल कर अरद्य भविष्यति 
पाठ कर दिया गया--क्या आज सम्राट से भेंट हो सकेगी ?? इत्यादि वाक्य में “भविष्यति 
ओर 'दास्यति” दो क्रियाएँ हो जाने से 'भविष्यति” पद निर्थंक हो जाता हैं। एवं भुक्कास्थान 
ओर वाह्यकचंया की परिसाषाओं का भेद न समभने से मूल के अर्थ का घोटाला हो गया। 
काश्मीरी संस्करण में अुक्तास्थाने' शुद्ध पाठ टिप्पणी में डालकर 'आस्थानं? अशुद्ध पाठ मूल 
में रख लिया गया। कहीं-कहीं भारतीय प्रथाओं का ठीक परिचय न होने से अर्थ की 
उलझन उत्पन्न होती रही हैं, जैसे-लाज-सक्तू” का अर्थ भ्रुजिया के सत्त_ जो प्रचलित 
आहार हैं, न सममकर कावेल ने 'दही मिला आटा! और कणे ने जो का आठा! अथ 
किया। अथवा अधेरी कोठरी में चोड़े मेंह के घड़ों में उगाए जानेवाले यवांकुरों या जवारों 
कीप्रथा को न जानने से 'सेकसुकुमारयवांकुरदन्तुरेः वाक्य का अथ पूव टीकाओं में 
अनबूक पहेली ही वन गया था ( प्ृु० १४ ) | राज्यवद्ध न की बुद्धमक्ति ( पृ० ११३ ), शशांक 
की सुद्रा ( ४० ११७) और दिख नाग के स्थूलहस्तावलेप ( प० १११) सम्बन्धी श्लेषान्तगंत 
अथ भी द्रष्टव्य हैं। 
इन उदाहरणों से यह अनुमान किया जा सकता हैं कि ह्षचरित के प्रामाणिक पार्ठों 
का विचार करते हुए उसका शुद्ध संस्करण तैयार करने की ञ्रावश्यकता अभी वनी हुई है। 
क्या ही अच्छा हो, यदि इस कार्य के लिये प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की और अधिक 
सामग्री मिल सके? श्री आरल स्टाइन कश्मीर से शारदा लिपि में हपचरित की कई 
प्रतियाँ लाए थे, जिनमें से एक प्रति राजानक रत्नकंठ ( १७ वीं शतती ) के हाथ की लिखी 
हुई और भट्ट हरक के हाथ के संशोधन ओर टिप्पणियों से युक्त है । चह प्रति केवल पाँचवें 
उच्छूचास तक ) इस समय आक्सफोर्ड के इण्डिया इंस्टीट्यूट के संग्रद में सुरक्षित हैं! । 
१, श्री आरल स्टाइन ने २१ नवम्बर १९४० के पत्र में सुभे इस पति ( जनेल रायल 
एशियारिक सोसायटी, १९१२ में प्रकाशित सूची संख्या १९५ ) का युद्ध के अनन्तर उपयोग 
करने फी अनुमति प्रदान की थी। श्रभी तक सें उस आज्ञा का लाभ नहीं उठा सका 
हैं, पर भविष्य में प्रति प्राप्त करने का भ्यस्न करू गा । 





टःः 


हि 


एंव ओऔर भी सामग्री मिलने की सम्भावना है । श्रीकृष्णमाचाये ने अपने संस्कृत के इतिदात 
में कादम्बरी की ११ दीकाओं का उल्लेख किया है*, किन्तु हर्षचरित की केवल एक ही आञचीन 
टीका उपलब्ध हैं, वह हैं शंकरकृत 'संकेत'। ये शंकर पुण्याकर के पुत्र थे क्र कश्मीर के 
ज्ञात होते हैं। उन्होंने अपना अन्य कुछ परिचय नहीं दिया, केवल अन्तिम श्लोक में 
इतना लिखा है कि उन्होंने यह दीका प्राचीन टीकाओं के अनुसार ( सम्प्रदायानुरोधतः ) 
लिखी । यह रीका केवल गूढार्थ को खोलने के लिये संत्तिप्त रैली में लिखी गई है जैसा 
उसके 'संकेत' नाम से ही प्रकट हैं? ।. निस्सन्देह शंकर की टीका बड़ा सहारा देती हैं और 
हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, अन्यथा बाण के शब्दों का अथ जानने के लिये हमें न 
जाने कितना भटकना पड़ता । 


पुस्तक की अनुकरमारिका तैयार करने के लिये में आयुध्मान्‌ स्कंदकुमार का अलुगृहीत हूँ । 
प्री अंबिकाप्रसाद्‌ दुबे ( भारत-कला-भसवन, काशी ) भी चित्र बनाने के लिये धन्यवाद के 
पात्र हैं। सेंट्रल एशियन ऐंटिक्रिटोज म्यूजियम के मेरे भूतपूर्व सहकारी ( वर्तमान स्थानापन्न ) 
सुप्रिसदेशदेगट ) श्री जें के० राय का में उपझत हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित 
बाणकालीन '्रिकंटक' नामक ( दो सोतियों के बीच जड़ाऊ पन्‍्नेवाले ) कान के आभूषण का 
फोटो भुझे भेजा । उसीका रंगीन चित्र बनाने के लिये वहाँ के चित्रकार श्री विश्त मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं। विभागीय फो्ोग्राफर श्री देवीदयाल माथुर का डपकार भी में नहीं 
भूल सकता जिन्होंने सहर्ष तत्परता से मेरे लिये कई आवश्यक चित्र सुलभ किए। अपने मित्र 
श्री बी० बी० लाल का भी मे ऋणी हूँ कि उन्होंने हस्तिनापुर की खुदाई में प्रषप्त 'कंटकित 
चाकरी' ( पत्तों से ढका हुआ कटहल के आकार का मिट्टी का पात्र ) का चित्र प्रकाशित करने 
वी सुविधा प्रदान की । पुस्तक की पारडुलिपि लिखने में श्रीस्कम्दकुमार और प॑ं० तिलकघर ने 
जो बाष्ट विया, उसके लिये वे धन्यवाद के पाल हैं। अन्त में इन व्याख्यानों के अवसर पर पटने 
में अपने सान्‍्य सुहृद भ्रीराघाकृष्ण जी जालान से मुझे जो स्वागत श्र श्ातिथ्य प्राप्त हुआ 
उसवे: लिए में उनका हार्दिक आभार मानता हूँ । विहार-राष्ट्रभापा-परिपदू के प्रति में कृतज्ञ हूँ 
जेसने यह प्रथ लिखने और समाप्त करने के लिये मुझे प्रेरणा दी भर आवश्यक चित्र सम्मिलित 

7 सह॒प स्वीकृति दी । 


०४] 


-2/ 
४ | 


र्‌ 


| 


माए-शुकल्न-पणिसा, २००६ 
काशी-विश्वविद्यालय वासुदेवशरण 


६. भादुदन्द्र, छिटिचन्द्र, तिलकसूरि, हरिदास, शिवराम, वेचनाथ, बालकृष्ण, सुरचर्द्ध, 
सहादेंद, छुद्ावर , झूजुद, धनश्याम-हुन टीकाशों के नुरूनात्मक अध्ययन से बाण के 
झाधों ऋर पाठों वी मल्यवान सामदी प्राप्त वी जा सकेगी । 
 इछ मे ल कक + हर 

* शइपएसाडाद मे रंशनाध वी दिखी हुई झन्य टीका का भी 


कन्तु उसके दिपय में अभी शोर कुछ माद्म नहीं हो 


स्सब। ! हृउब: छ्दि ए्या ए० २२३ पर रिप्एणी टेरि 


पलक 2270, हर ट उल्लेख किया हैं (मद्रास, 
: दार्िक सग्धन्यूदी, मं ३ ३८५८); किन्तु उसके वि 
पी देखिए। 


आवश्यक टिप्पणी 


, इस पुस्तक में कोष्ठक में जो श्रंक दिए गए हैं वे निर्शयसागर प्रेस मैं मुद्रित ह॒र्ष- 
चरित के १६२५ में प्रकाशित पंचम संस्करण के हैं | मूलपाठ के लिये उसी संस्करण को 
देखना चाहिए। -शुविधा के लिये प्रत्येक प्रृष्ठ पर उच्छूवास का अ'क और पृष्ठ-शीषक दे 
दिए गए हैं। जहाँ कोष्ठक में संख्या से पहले प्रृ० संकेत भी है वे प्ृष्ठांक इन्हीं व्याख्यानों के 
सूचक हैं । 

कादम्बरी के लिये मैंने वेध-कृत मूल पाठ (पूना ओरिएण्टल एजेंसी से प्रकाशित ) का 
उपयोग किया हैं।. उसके प्रृष्ठांक कोष्ठक में ( का० २५ ) इस श्रकार दिए गए हैं। 


हषेचरित- 
एक सांस्कृतिक अध्ययन 





प्रथम उच्छूवास 


महाकवि बाण सम्राट हप के समय (६०६-६४०८ ई०) में हुए । उनके दो ग्ंथ प्रसिद्ध 
हैं, हर्षवर्त और कादस्परी*। इन व्याख्यानों में मेस विचार हे कि हषचरित का एक 
अध्ययन सांध्षतिक सामग्री की दृष्टि से प्रस्तुत करू। 

बाण के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए दो बातें मुख्य शात होती हैं। एक तो 
जन्म से हो उनकी बुद्धि बड़ी गहरी (स्वमावगम्भीरधी ) थी, उनकी मेघा का विस्तार बहुत था; 
जैसे एक बढ़े पात्र में बहुत-सी सामग्री समाती है वेसे ही उनके मन में प्रत्येक विषय की 
अठुलित सामग्री भर जाती थी। दूसरे वे प्रत्येक वस्तु को जानकारी प्राप्त करने के लिये सदा 
उत्सुक रहते ये। वे कहते हैं--अतिपरवानस्मि कुनूहलेनं ( ६४ ), श्र्थात्‌ किसी नई बात 
को जानने के लिये मेरे मन में तुस्न्त ही कुवूइल का ऐसा वेग उठता है कि मैं लाचार हो 
जाता हूँ। हम आगे देखेंगे क्रि अजिरवती के किनारे मणितारा गाँव के पास पड़ी हुई हृ्ष की 
छाबनी में जन्न वे हप से मिलने गए, तो महाप्रतीहारों के प्रधान दोवारिक पारियात्र के साथ 
सम्राट के समीप जाते हुए उन्हें मार्ग के वाई' ओर एक बाड़ा दिखाई पड़ा और उन्होंने पूछा 
कि यह क्या है ! और यह जानकर कि वह हप की गजशाला थी जहाँ उनका मुख्य हाथी 
दपशात रहता था, बाण ने कहा -८हाँ, मैंने दपशात का नाम सुना है, उत्कंठा से में परवश 
हूँ; यदि आपत्ति न हो तो पहले उसी को देख लू' (६४ )। इस प्रकार गंभीर धारणाशक्ति 
ओर जानकारी की पैनी उत्सुकता, इन दो जन्मसिद्ध गुणों से वाण का व्यक्तित्व बना था। साथ 
शी उनके जीवन के अल्हड़पन और घुमकड़ी प्रवृत्ति ने एक तीसरी विशेषता और पेदा कर 
दी थी ओर वह थी संसार का अ्रपनी आँखों से देखा हुआ चौचक अनुभव । उन्होंने घाट-घाट 
का पानी पिया था, अनेक लोगों से मिले थे ओर सत्र तरह की दुनिया देखी थी। 'देशान्तर 
देखने वो उत्बंठा से भरकर में घर से निऊुल पड़ा ( देशान्तरालोकनकोतुकाल्सिहदय: 
ग्हानिस्गात्‌ , ४२ )। बड़े-बड़े राजकुत्ों के उत्तम व्यवहार और शिष्टाचार देखे, गुरुकुलों 
धार विद्यापीठों में रहकर वहाँ का जीवन भी देखा कि किस प्रकार वहाँ निरवद्य विद्या श्रर्थात्‌ 


६. पावत्ती-एरिणिय वासक नाटक कादस्दरीकार दाण की रचना नहीं है, किन्तु उसके कर्ता 
पासनभट्ट शाण नामक एक तेलंग देशोय वत्स योत्री महाकवि थे जो चौदद्ददी शर्ी में हुए । 
पे दक्षिण के राजा देसभप ( झपर नास दीर सारायण ) के कवि थे जिनके छिये उन्होंने 
पीरदारायण-चरित नासक काध्य नी छिखा | देखिए वाणी विलास प्रेस से प्रकाद्धित १९०६ 
६० पादती-एरिणय नाटक की छरी २० द० हृष्णमाचाय की विस्तृत भमिका]| उसका 
हिन्दी सारांश, ध। उयकिशोरदारायण सिंह साहित्यालंकार कृत छेख में 'महाकवि बाण 
हथा पायतानरेणुय,' ( भाएरी संप ६९८८, पूणे छंसपा १११, ए० २८९-२९४ ) । 





श बाण का व्यक्तित्व श्रौर दृष्टिकोण [ उच्छुबास 


उत्तम ज्ञान की साधना की पे थी । और में उन गोप्ठियों में भी शामित्र हुआ जिनमें 
अनमोल ब्रातों का समाँ बँधता था और जो गम्भीर गुणों की खान थीं। सूभ-बूभवाले 
विदग्धजनों की मंडलियों में भीतर घुसकर ( गाहमान: ) उनकी थाह ली और उनमें खोया 
नहीं गया।” इस प्रकार देशाचार और लोकाचारों का गाढ़ा अनुभव प्राप्त करके ओर अपने- 
आपको घूमने की खुली छूट देकर जब्र वे लग्बे अरसे के बाद फिर अपने घर वापस आए तो 
उनके अन्दर पुश्तेनी विद्या की जो प्रतिभा थी वह स्वामाविक रस के साथ चमक उठो 
( पुनरपि तामेव वेपश्चितीमात्मवंशोचितां प्रकृतिममजत्‌ , ४३ )। 
बाण की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी। उसपर फोटो की भाँति प्रत्येक नये चित्र की 
'गहरी छाप पड़ जाती थी जिसमें उन-उन दृश्यों का सांगोपांग रूप देखा जा सकता था। 
सूह्रम दर्शन बाण की विशेषता है। पाणिनि के लिये भी काशिकाकार ने लिखा है कि 
: उनको निगाह वस्तुओं के व्यौरेवार अवलोकन में बड़ी पेनी थी ( यूक्षमेज्षिका वतते सूत्रकारस्य, 
सूत्र ४७४ )। बाण को यूद्मावलोकनशक्ति और कविसुलम प्रतिमा के अनेक प्रमाण 
: इपंचरित और कादम्बरी में मिलते हैं। ये दो ग्रंथ भारतीय इतिहास की सांत्कृतिक सामग्री 
. के लिये श्रम्गनत के भरने हैं, क्योंकि सौभाग्य से बाण का समय निश्चित है इसलिए यह 
साक्षी और -भी ऋषिक मूल्यवान्‌ है। 
सातवीं शती की भारतीय संस्कृति का रूपचित्रण करने के लिये बाणभद्ट किसी विशिष्ट 
: कन्ना-संग्रह के उस संग्रह्मध्यक्ष की भाँति हैं जो प्रत्येक कलात्मक वस्तु का पूरा-पूरा ब्यौरा दर्शक 
: को देकर उसके ज्ञान और आनन्द को बृद्धि करना चाहता है । अथवा, बाण उस महास्थपति 
के समान हैं जिसकी विराट बुद्धि किसी अ्नगढ़ पहाड़ में से यूक्ष्मातिसूदरम अंग-प्रत्यंगों समेत 
“कोई नवीन महाप्रासाद गढ़कर तैयार करती है। बाण वर्णनात्मक शेली के धनी हैं। तिलक- 
मंजरीकार धनपाल ( ग्यारहवीं शती ) ने उनकी उपमा अम्रत उत्पन्न करनेवाले गहरे समुद्र से 
दी है। बाण के वणन ही उनके काव्य की निधि हैं। इन वर्णनों से उकताना ठीक नहीं। 
इनके भीतर पेठकर युक्ति से इनका रस लेना चाहिए। जब्र एक बार पाठक इन वणनों को 
- अणवीक्षण की युक्ति से देखता है तो उनमें उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है, एवं बाण की 
अच्चराडम्बरपूर्ण शेली के भीतर छिपे हुए रसवाह्ी सोते तक वह पहुँच जाता है। उस समय 
यह इच्छा होती है कि कवि ने अपने वर्णन के द्वारा चित्रपठट पर जो चित्र लिखा है उसकी 
प्रत्येक रेखा सार्थक है और चित्र का समग्र रूप प्रस्तुत करने में सहायक है। जिस प्रकार 
रंगवलली की विभिन्न आइतियों से भूमि सजाई जाती है उसी प्रकार बाण ने अपने काव्य को 
भूमि का मंडन करने के लिये अनेक वर्णनों का विधान किया है | कमी-कभी रस-लोभी पाठक 
' का मन चाहने लगता है कि यह वर्णन कुछ ओर अधिक सामग्री से हमारा परिचय कराता, 
विशेषत: सांध्कृतिक सामग्री के विषय में यह इच्छा उत्कट हो उठती है। महाप्रतिभाशाली 
इस लेखक ने अपनी विशेष प्रकार की श्लेषमयी वर्णनात्मक शैली के द्वारा जो कुछ हमें 
दिया है वह भी पर्यात्त है और उसके लिये हमें उनका कृृतश होना चाहि 
: बाण के सांस्कृतिक अध्ययन का अनन्‍्तर्यामी सूत्र कुछ गहंराई तक उनके शास्त्र में 
' पैठने पर हमारे द्यथा आया। वह यह दृष्टिकोण है कि बाण ने हप॑ंचरित और कादम्परी 
अपने समकालीन सातवीं शती के पाठकों के लिये लिखे ये जबकि वह संस्कृति जीवित थी 


० श््‌ े 
प्रथम] गयरली के विषय में बाण के विचार है 


और उसके पारिमाषिक शब्दों का निश्चित अर्थ था। चाण को खींचकर बीसर्वी शती में 
लाकर जत्र हम उसका अर्थ करने बैठते हैं तो सांस्कृतिक शब्द घुँघले पड़ जाते हैं। किन्तु 
जब हम स्वयं सप्तम शी में अपने-आपको ले जाकर बाण के पाठक बन जाते हैं तत्र प्रत्येक 
शब्द के निश्चित अ्र्थ तक पहुँचने के लिये हमारी जिज्ञासा उत्कठ हो जाती है ।. उदाइरणाय 
बाण के पाठकों के लिये बाह्मास्यानमंडप, थशुक्तास्थानमंडप, राजह्वार, अलिन्द, 
घवलगह, संजवन या चतुःशाल, प्रश्नीवक, चन्द्रशाला, प्रासाद-कुछि, दीविका, स्नानभूमि, 
प्रतिहस्णह, प्रवोली, गवाक्ष आदि प्रत्येक शब्द का निश्चित अथ था जिसके मूल तक पहुँचे 
बिना हम हर्षचरित या कादम्बरी के वर्णनों को स्पष्यता से कभी नहीं समझ सकते। इस 
जिशासा के साथ दम बाण के अ्रध्ययन की नई दीक्षा लेते हैं और प्रत्येक नये शब्द के 
लिये क्या और क्यों प्रश्नों का उत्तर दूँढ़ने लगते हैं। इस नये दृष्टिकोण को हम सांत्कृतिक 
संप्रश्न का त्रत कह सकते हैं। न केवल बाण के ग्रन्थों में, बल्कि समत्त संस्कृत-साहित्य के 
लिये यह संल्कृति-विषयक्र संप्रश्न का व्रत आवश्यक है। 


बाणमट्ट का समय सातवीं शती का पूर्वार्ध है । उस समय गुप्तकालीन संल्कृति 
पूर्णरूप से विकसित हो चुकी थी। एक प्रकार से स्वर्णयुग की वह संस्कृति उत्तरगुप्तकाल में 
अपनी संध्यावेला में श्रा गई थी और सातवीं शती में भी उसका बाहय रूप भल्ी प्रकार 
पुष्पित, फलित और प्रतिमंडित था। कला, धमम, दशन, राजनीति, श्राचार, विचार आदि 
वी दृष्टि से बाण के अ्रधिकांश उल्लेख गुष्तकालीन संघ्कृति पर भी प्रकाश डालते हैं। अभी 
तक बाण का श्रध्ययन प्राय: काव्य को दृष्टि से ही होता रह्म है, किन्तु इन व्याण्यानों के रूप 
में हर्षचरित का जो अध्ययन प्रखुत करने का हमारा विचार है उसमें विशेषकर सांत्कृतिक 
सामग्री की दृप्टि से बाण के बणनों की जाँच-पड़ताल की जायगी | यह दृष्टिकोण बाण के काव्य 
के लिये पारस की तरह है। इसके प्रकाश में बाण के वे अनेक वर्णन जो पहले नीर्स और 
बोमिज्ञ प्रदीत होते थे, अ्रत्यनत रुचिकर, सरस और हृदयग्राही लगने लगते हैँ। इच्छा 
ऐती हैँ कि एक-एक वाक्य, पद्चन्ध और शब्द के भीतर प्रविष्ट होकर उसके प्रकट अर्थ एवं 
श्लेप में छिपे हुए यूढ़ अर्थ को अवगत किया जाय। इस युक्ति से बाण का इर्पचरित 
सांध्यातिक इतिहास का अपूर्व साथन चन जाता है | उसे एक बार पढ़कर तृत्ति नहीं होती; 


किख बारुघार उसके श्रयों में रमकर शब्दों से निर्मित होनेवाले चित्रों को आत्मसात्‌ करने 
वी एस्ड होती हैं । 


बाण ने काव्य और गय की शैली के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं--. इस 


लमय छोक में राग-ह. प से भरे हुए, दाचाल, मनमाने टेंग से कविता करनेवाले ( कामकारिश: ) 
बुओडि भरे हुए । ऐसे कवि घर-पर में हैं जो बख्त के यथार्थ स्वरूपमात्र के वर्णन को ही 
क्ति सम ++ रे न ३०० ले कु 3 कक वि 

पिता समनादे ६, किस्त नदनिर्माएकारी, नई दस्त उल्नत्न करनेवाले कवि थोड़े ही हैं 
(६ झसए३। जाव्मिज: जलार॒का न महद) कचय।, २२३ ) | इसमें जातिभ ज पृद हा 
शापसे त्ते पूथदरों श्ली दी आर पक हे 3-2) ) व लत न जा; ्‌ | चा 
5 दर 208 घ हा के दो हि ससझन-स प्यृ पृ कांच्य-स्चना 
फतवा एमबाहा से सलेप हुआ, स्वभादोक्ति पसन्द करती है। बसु का जो यथार्थ रूप 
रे पहेललत,: चहणा प्ले हे कदियों बो्‌ मकर शत ं 
बाध्य) हक से कि कक कक जम कक अत जातकमाला 
इटा ्ह से ३(॥ पन्च शर्न>शने सभारेतिसे प्रतिकिया उत्पन्त हुई और 


श्यविषांय एसी 
; 


् 
भह 


न 


४ हक वांण की शैली... [ उच्छवास 


वक्रोक्ति की ओर लोगों का कुकाव हुआ। वक्रोक्तिशशत्य कविता भी कोई कविता है, यह 
विचार जनता में फैल गया | लोगों का क्रकाव छेप-प्रधान शैली की ओर हुआ। बाण 
के पूववर्ती सुभन्धु ने अपनी वासवदत्ता में एक-एक शब्द में छेप डालकर काव्य-स्वना करने 
की निपुणता का उल्लेख क्रिया है ( प्रत्यक्षस्छेपमयप्रवन्थविन्यासवैररस्ध्य )। बाण 
ने कादम्बरी की भूमिका में लगातार छेों से भरी हुई ( निरन्तरछेपथना ) शैली की प्रशंसा 
की हैे। साथ-ही-साथ सुन्दर जाति अर्थात्‌ स्वमावोक्ति-प्रधान वणनों को भी ग्राह्म माना 
है। बाण का कहना हे--'उदीच्य लोगों में लछेव-प्रधान शैली का रिवाज है, पश्चिम मारत 
में शैल्ञी पर उतना ध्यान नहीं जितना अ्रथ या कथावस्तु पर, दाह्षिणात्य लोगों में कल्वना 
की उड़ान या उत्प्रेज्ञा ही काव्य का गुण है, लेकिन गौड़-देशवासी अर्थात्‌ प्राच्य भारत में 
विकट शब्द-योजना ( अक्षुराडम्बर ) ही पसन्द की जाती है|! वस्तुतः यह काव्य-शैली की 
एकांगी दृष्टि थी। बाण स्वयं कहते हैं कि बढ़िया काव्य वह है जिसमें पाँच बातों का एक साथ 
मेल हो, श्र्थात्‌ विषय की नवीनता, बढ़िया स्वमावोक्ति, ऐसा शेष जो क्लि न हो, स्फुटरस 
अर्थात्‌ जिसकी प्राप्ति के लिये पाठक को हाथ-पैर न मारना पड़े, और भारी-भरकम शब्द- 
योजना १। जहाँ ये पाँच गुण एक साथ हों वही रचना सचमुच छाब्नीय है। इस 
समन्वय-प्रधान दृष्टि को अपनाना,--यही बाण की विशेषता है और उनकी सफलता का रहृस्य 
भी। बाण में विषय की नूतनता, छेष-प्रधान शब्दों की अद्भुत योजना, वरुओझ्नों के यथाथ्थ 
वर्णन--जैसे हाथी, घोड़े, सेना, सैनिक आदि के, और समासब्रहुल पदविन्यास, ये चारों 
गुण एक साथ आहत हुए हैं, और इनके साथ कथावस्तु एवं शैली के ग्रथन में स्फुट रूप 
से बहती हुई रसधारा भी सहज ही प्राप्त होती है । 
बाण की गद्यशेली तीन प्रकार की है, एक दीरघसमासवाली, दूसरी अल्पसमासवाली और 
तीसरी समास से रहित । समासों से भरी हुईं शेली का प्रार्चीन नाम (उत्कल्िका, छोटे-छोटे 
समासयुक्त पदों में मिखरी हुई शैली का नाम खूर्णंक, और समासरहित शेली का नाम आविद्ध 
था | चठ॒र शिल्पी की भाँति बाण इन शैलियों को अदल-बदलकर इस प्रकार काव्य में 
सजाते हैं कि वर्णन बोमिल बनकर पाठक के मन को आक्रान्त न कर दे। उनकी रीति है 
कि समासभमरदुल उत्कलिका शैली के वाद फिर ढील छोड़ देते हैं। प्रायः बढ़े-बढ़े बर्णनों में 
उत्कलिका शैली का आश्रय लिया गया है। प्रचंड निदाधकाल ( ४६-४७ ), उसमें चलने- 
वाढ्षी गरम लू, ( ४८-५० ) और वन को जलाती हुई दावाग्नि ( ५०-५२ ) के वर्णन 
में इस शैली की अच्छी कॉँकी मिलती है। कभी-कमी एक दी वर्णन में शब्दाडंबरपूर्ण 
उत्कत्िका शैली से आरम्म करके समासरहित आविद्ध शैली से अन्त करते हैं। इसका 
श्रच्छा उदाहरण युवक दधीच का वर्णन है ( २१-२४ )। उसके ठुरूत बाद ही उसके 
१, नवो5थों जातिस्मास्या श्छेपो5क्लिष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्ष रबन्धश व कृत्स्नमे क्र दुष्करस्‌ ॥। ह हपचरित श्लो० 4॥4 
२. चूर्णकमल्पसमासं दीघंसमासमुत्कलिकाप्रायम्‌ । 

समासरदितमाविद्ध! वृत्तभागान्वितं वृत्तगन्धि। 

बीच-बीच में श्लोकों से बघारी हुइ्टें शेज्ी शृत्तमंधि थी जिसका प्रयोग बाण 

में नहीं है । 


भर [क हि 
प्रथम ] पुृद्द कांच बन्द्वा 


पाए्वंचर के वर्णन में छोटे-छोटे समासों से परिपूर्ण ुर्णंक शेली का आश्रय लिया गया है। 
बाण ने भव्यार इस्विन्द्र के गद्य-काव्य *की शली को आदर्श माना है। उसमें पदों की 
सुन्दर स्वना थी और उसकी शैली या रीति मी मनोहर थी। इस समय _इरिचित्र की यह 
गद्यस्वना उपलब्ध नहीं है। बाण की दृष्टि में शब्द ऐसे होने चाहिए, कि जो सुखप्रबोध 
हों श्र्थात्‌ सरलता से समझ में आरा सके, एवं जो सुन्दर अच्वरों से बने हों। ऐसे शब्दों 
से ग्रथित आख्यायिका सबको श्रच्छी लगनेवराली होती है। बाण ने सराहनीय कथा क्के 
लिये एक विशेषण दिया है. स्वहत्तान्तगामिवी अर्थात्‌ जो सत्पुरषों के चरित, _ उपाख्यान 
या लोक-इत्तान्त हैं, उन सबका परिचय कथालेखक को होना चाहिए। दृर्षचरित ओर 
कादम्बरी दोनों में इस प्रकार की व्यापक जानकारी मौजूद है | 


बाण के अनुसार हृ्षचरित आख्यायिका है ओर कादस्वरी कथा । आख्यायिका में 
ऐतिदासिक आधार होना चाहिए। कथा कल्लनाप्रयूत होती है। कप-से-क्म दृर्षचरित 
और कादग्बरी के उदाहरण से ऐसा ज्ञात होता है। किन्त कथा ओर आख्याबिका के संत्रंध 
में बाण और दंडी के समय में बहुत-कुछ वाद-विवाद था। दंडी ने उन दोनों का भेद 
बताने की कोशिश की--जैसे, आख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है, कथा का नायक 
या अन्य कोई; किन्ठु यह नियम सत्र जगह लागू नहीं। फिर नायक स्वयं वक्ता रुप में हो 
अथवा श्रन्य कोई व्यक्ति, इसमें कोई विशेष बात नहीं होती, इसलिए यह भेद अ्रवास्‍्तविक है। 
कुछ विद्यानों का मत था कि आख्यायिका में वक्‍त्र ओर अपरवक्त्र छुम्दों का प्रयोग किया जाता 
है श्रीर उसमें कथांश उच्छुवासों में बँद रहता है । यद्यपि दंडी ने प्रसंगवश कथा में भी इन 
लक्षणों का होना कद्दा है और इस भेद को अस्वीकार किया है, तथापि बाण के हर्पचरित 
में यह लक्षण अवश्य घटित होता है। दंडी के मत से तो कथा और श्राज्यायिका में केवल 
नाम का ही भेद है, दोनों वी जाति एक ही है । पर बाण ने दर्षचरित को आख्यायिका श्रीर 
वादग्बरी को कथा माना है। हृपचरित के आ्रारग्म में कद है कि चपलतावश में इस आख्या- 
यिवारुपी समुद्र में अपनी जिहा का चंप्यू चला रहा हूँ। कादम्बरी की भूमिका में उसे 
वासवदत्ता और बृहत्कथा शन दोनों को मात करनेवाली ( अतिहयी ) कथा कहा है । 

एपचरित वे; आरम्भ में बाण ने कुछ पुराने कवियों का उल्लेख किया है। इनमें सबसे 
पहले लबंबिद्‌ व्यास हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से भारत नामक ग्रंथ को ऐसे पवित्र किया जैसे 
सरस्वती नदी भारतवर्ष को पवित्र करती है (२)। इससे शात्र होता है क्लि बाण के समय 
में देश की संशय भारतवर्ष प्रयुक्त होदी थी और बह एक भौगोलिक इकाई बन चुका था। 
उदीय्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य और गौड़ या प्राच्य उसके चार मोटे विभाग थे। सातवीं शी 
से भारत या महामारत अपने पृर्णरुप में विकसित हो चुका था। अनेक स्थलों पर मद्दा- 
नास्त ओर उसके पात्रों के उल्लेख दाण में आए हैं। इसी भूमिका में बाण ने कहा है कि 
महानाख की कथा तीनों छोडों में फैल गई थी ( कयेव मारती' * “व्याप्तोति जगतत्रयम्‌ , ४ ) | 
यह दाण के समकालीन इतिहास का रुत्य था कि महाभारत की कथा का न केवल इस देश 


ग्रे है वि हक] के बा ० क् 
में सबंइ, विन्दु इह्चर भारत दा दीगन्तरों में भी प्रचार हो गया था | 


पु >> हि 4] 
ण्‌ 55 दासदर ८ त्त्‌ का ड्हल्ले न केया कक इन्ध #. कान [से रा 

३ धण ने जित दासपर्ता का उल्लेख किया है वह सुब्बु-झत वासवदता ही होनी 
चाएिए जो झाज भी उश्डग्ध है। दासबद्रा इहेः 


लेपच्हुल शी की मेजी हुई रचना है, 


६ पूर्व कवि परिचय [ उच्छेवास : 


एवं उसमें भी विविध प्रकार की सांध्कृतिक सामग्री को सब्रिवेश हुथा है । सुब्रन्धु के काल 
का ठीक निश्चय नहीं, किन्तु अवश्य ही वे बाथ से पहले हुए। सुब्रन्धु ने धर्मकीति-कृत 
बोडसंगति अलंकार और उद्योतकर के न्यायवार्तिक का उल्लेख किया है। वासवदत्ता के कई 
स्थल हषचरित से बहुत-कुछड मिलते हैं, विशेषतः जहाँ बाण ने पूवंकाल के ब्रीस राजाशों के 
चरित्रों में कल्लंक का उल्लेख किया है (८७-६० )*। उस यूची के पन्दरह राजाओं का 
नामोन्लेख उसी प्रकार से सुबत्धु ने भी किया है। इन कारणों से विद्वानों का विचार है झ्लि 
सुबन्धु निश्चित रूप से बाण के पूवेबर्दों थे और वे छठी शताब्दी के अन्त में हुए | 


जिन भद्दधर हरिचनद्ध के मनोहर गद्य-्रंथ का बाण ने उल्लेख किया है, वे मदेश्वर- 
विरचित विश्वप्रकाश-कोश के अनुसार साहसांक-दृपति के राजवैद्य थे। उन्होंने चरक 
पर एक अतिप्रसिद्ध टीका लिखी। वाग्भद्ट-विरचित अष्टांगम्तंग्रह के व्याख्याता इन्हु के 
अनुसार भद्दार हरिचिन्द्र की उस टीका का नाम खरणाद संहिता था। ( कल्पस्थान, छृठा 
अध्याय )। च्तुर्भाणी ग्रंथ में संगहीत पादताडितकम! नामक माण में ईशानचन्द्र के पुत्र 
हरिश्चन्द्र भिषकू का उल्लेख आया है। यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि चरक के 
व्याख्याकार भद्दार हस्चिन्द्र ओर बाणोेल्लिखित भद्दार हरिचन्द्र एक ही व्यक्ति ये अथवा भिन्न । 
किन्तु यह तो निश्चित ज्ञात होता है कि राजशेखर ने जिन हस्चिन्द्र का उल्लेख किया है* वे 
साहित्यकार थे । बाण के भट्टार हरिचन्द्र की पहचान उन्हीं से की जानी उचित है। 


बाण ने सातवाहन-विरचित किसी प्रसिद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया है जिसमें सुभाषितों 
का संग्रह था। हृष॑चरित में सातवाहन के इस ग्रंथ को कोश कहा गया है। सातवाहन- 
विरचित यह सुमाषित-कोश हात-कृत गाथासप्तशती का ही वास्तविक नाम था। हाल सांत- 
बाहनवंशी सम्राट थे। ढा० भंडारकर गाथासप्तशती और सातवाहन-कृत कोश को एक 
नहीं मानते, किन्तु श्रीमिशशीजी ने निश्चित प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि 
गाथासप्तशतीं की अंतिम गाया में एवं उसके टीकाकार पीताम्बर की संस्कृत छाया में उस अंथ 
को कोश ही कष्ा गया है | ग्राकृत कुबल्लयमालाकथा के कर्ता इन्द्रसूरि ( ७७८ ई० ) ने दाल 
के ग्रंथ की कोश कद है। गाथासप्तशती के दो श्रन्य टीकाकार बलदेव और गंगाधर भी 
हाल के सुमापित-संग्रह को गाथा-कोश के नाम से पुकारते हैं। लगभग नवीं शी तक यह 
अंथ कीश या गाथा-कोश ही कहलाता था। मध्यकाल में जब कोश शब्द अ्भिधान-पंथों के 
लिये श्रधिक प्रयुक्त होने लगा उसके बाद से दाल का ग्रथ गायासप्तशती नाम से ग्रतिद्ध हुआ । 


३. श्री कार्टलियरी (9४ एछ. (तला।तत ) सुबन्धु झौर बाण, वियना 
ओरियंटल जनंल, भाग १(१८८७), ४० ११४-१ ३२ | 

२. श्रुयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा । 
इह काजिदासमेंठावत्रामरसूरभारवयः । 
हरिचन्द्नचन्द्रगुप्ती परीक्षिताविह विशालायासू ॥ 

३. दे० श्री वा० वि० मिराशी, दी भोरीजिवल नेम भ्राफ दी गाथासप्तशती, 
नागपुर भोरियंटल् कान्फ्रेंस ( १९४६ ), ४० ३१७०-७४, 


पर ७ 
प्रथम ) पूच कवि परिचय 


थ्रन्य कवियों में बाण ने प्रवस्सेन, भास श्रौर कालिदास का उल्लेख क्रिया है। सब्र 
विद्वान इस विपय में सहमत हैं कि प्रवस्सेन प्राकृत-काव्य सेतुबन्ध के रचयिता हैं। पहले कुछ 
विद्वानों का अनुमान था कि प्रवस्सेन कश्मीर के राजा थ्रे जिनका उल्लेख राजतरंगिणी में 
किया गया है और जो मातृगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे । किन्तु अ्रधिक संभावना यह है किये 
प्रवस्सेन वाकाय्कन्तंंश के सम्राट प्रवस्सेन द्वितीय थे । श्रीमिशाशीजी का मत है कि सेतुबन्ध 
अथवा रावणवह्दे नामक काव्य के कर्ता वाकाटक-प्रवरसेन के दरचार में कालिदास कुछ समय 
के लिये दूत बनाकर भेजे गए थे । वाकाय्क-राजा ही कुम्तलेश्वर कहे जाते थे। उनका 
मूल प्रदेश विदर्म था। चन्द्रगुम विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता वाकाटक-वंश के राजा 
रुद्धसेन द्वितीय से व्याही थीं। उन्हीं के पुत्र प्रवरसेन वाकाय्क राजसिंहासन पर बैठे । सेतुम्न्घ 
के एक पुराने टीकाकार ने निर्देश किया है कि यह काव्य विक्रमादित्य की आज्ञा से प्रवस्सेन 
के लिये कालिदास ने लिखा। भ्रीमिराशी के अनुसार अधिक संभावना यह है कि कालिदास 
के द्वारा सेदुतंध का संशोधन किया गया हो जिससे ऊपर की अनुश्रूति प्रचलित हुई । 
भास के संत्रंध में बाण की सूचना बहुमूल्य है। बाण का कहना है कि भास के नाटकों 
का आरम्भ सूत्रधार के द्वारा किया जाता है। उनमें अनेक तरह के बहुसंख्थक पात्र हैं, 
थ्रीर उनमें कथावस्ठु में सहायक पताका नामक अंय पाए जाते हैं। बाण के इस उल्लेख 
को भरी प्रो० कीय बहुत प्रामाणिक समभते हैं। उनका कहना है कि बाण ने जो विशेषताएँ 
बताई हैं वे दक्षिण से उपलब्ध भास के नाथकों में मिलती हूँ, अ्तणव उन्हें भास की प्रामाणिक 
सना मानना चाहिए ।* भास-संबंधी श्लोक में श्लेप से देवकुल या मन्दिरों का उल्लेख 
किया गया है । हस संत्रंध में बहुभूमिक पद महत्तपूर्ण है, अर्थात्‌ ऐसे मंदिर जिनके शिखरों 
में कई खंड होते बे। आरग्मिक गुप्तकाल के जो मंदिर साँची, भूमरा, तिगोबा, दरा 
आदि रथानों में मिले है वे बिना शिखर के हैं श्रौर उनकी छुत का पटाव सपाठ पत्थर रखकर 
किया जाता था | आरंभ में मंदिर के गर्भशह का स्वरूप इकमंजिला था। पीछे गर्भगह की छुत 
के ऊपर एक, दो या तीन छोटी मंजिलों की कल्पना होने लगी, जेसा कि देवगढ़ के मंदिर में 
मिलता ऐै। एन भूमियों या मंजिलों के रूप-परिवर्तेन से शिखर का प्राहुर्भाव हुआ । बाण 
का बहुभूमिक विशेषण श्स प्रकार के विकसित शिखरोंवाले देवकुलों का उल्लेख करता है। 
एपचरित की भूमिका में बाण ने स्पष्ट रूप से दृदत्कथा का उल्लेख किया है। अश्रवश्य 
ऐे उनके समय में वृहत्कथा अपने पंशाची भाषा के रूप में लोगों के लिए विस्मयजनक थी | 
पादम्बरी में बाण ने लिखा है--'कर्णीसुतकषेव सन्निद्ितविषुलाचडा शशोपगता च! ( १६ ), 
थर्भाव्‌ 'कर्णोसुत की कथा में विपुल, अचल और शश इन पात्रों का संत्रंध था ।? कर्णीसुत 
मूलदेव का नाम धा। डत्तकी कहानी इहल्कथा में आती है और वहीं विपुलत और शश इन 
पाद्दो के नाम भी छाते हैं। केशब-कृत कल्तद्रु-कोश के अनुसार कर्णीसुत या मूलदेव का 
भाई शश था तथा विपुल झोर झचल मूलदेव के मत्य थे। 
अपने से एृथ्दर्तों कदियों छोर लेखकों को नमत्कार करने को यह पद्धति गद्यकयाओं 


दि दबाए के कर हक 
पृ! हादश्यव शांग समन जाती थी। दाश से एहले सर 


कक मुनन्ु में भी हम इसे पाने हैं। बाण 


जन: हे“ अमन-«मन्‍न मीन न >पनेबननननन-न०५++०+००3+-+-०. 


६5. दा। दिए मिराश्ती, वाहिदास, पृष्ठ ४२, 


ठ् 
९. (६ हो८ कीथ, ए हिस्टी धाफ संस्कृत लिटरेचर (१९४५), भूमिका पृ १४, 


८ पूर्व कवि परिचय [ उच्छवास 


के बाद के लेखकों में तो यह प्रत्त्ति और अ्रधिक बढ़ी हुई मिलती है, जैसे धनपाल की तिलक- 
मंजरी में। प्राकृत और अपभ्रंश के प्रायः सभी कवियों ने इस परिपाटी का अनुसरण 
हे जैसे महापुराण की उत्थानिका में पुष्पदन्‍्त ने लगभग बाईस पृव कवियों के नाम 
दियि 


भूमिका के एक श्लोक में बाण ने आ्राद्यराज और उनके उत्साहों का उल्लेख क्रिया 
है, और लिखा है कि उनका स्मरण करते ही मेरी जिह्ा भीतर खिंच-सी जाती है और मुमसें 
कविता करने की प्रद्तत्ति नहीं होती । यह श्लोक कुछ कठिन है, इसके तीन अर्थ संमव॒हैं। 
प्रथम यह कि आरब्यराज नामक किसी कवि ने प्राकृत भाषा में नृत्य के साथ गाए. जानेवाले 
कुछ गीतिकाव्य रचे थे। उन उत्साइनामक पदों को जो इतने श्रेष्ठ थे, याद करके जैसे मेरी 
बोलती बन्द हो जाती है और कविता नहीं फूथती। किन्तु आदयराज नामक कवि और 
उनके उत्साहों का कुछ निश्चित पता नहीं । संभव है वे कोई लोक-कवि रहे हों । पिशेल 
का मत था कि हफ ही आादयराज हैं, ओर कीय' का भी यही मत है। तदनुसार बाण 
यह कहना चाहते हैं कि हमारे महान्‌ सम्राट के उदात्त कर्म ऐसे हैं कि उनका स्मरण 
मेरी जिहा को कुठित करता है ओर कविकर्म की प्रइृत्ति को रोकता है। सरस्वतीकंठाभरण 
के टीकाकार रत्नेश्वर ने 'केभूवन्नादयराजस्य काले प्राकृतमाषिण:? का अर्थ करते हुए आादय- 
राज को शालिवाहन का दूसरा नाम कहा है। कथा है कि गुशादय ने सात लाश श्लोकों 
में बृहत्कथा का निर्माण किया और उसे सातवाइन की सभा में उपस्थित किया, किन्तु उन्हें 
विशेष उत्साह न मिला। तब उसके छुः लाख श्लोक उन्होंने नष्ट कर दिए, अ्रन्त में जब 
एक लाख बचे त्त्र सातवाहन ने उनकी रक्षा की। यद्यपि यह किंवदन्ती श्रतिशयोक्तिपूर्ण 
और पुरामे ढर की है, किन्तु सम्भव है, बाण के समय में प्रचलित रही हो। राजाओं से 
कवियों को मिलनेवाले प्रोत्साहन की ओर व्यंग्य करते हुए बाण का यह श्लोक चरितार्थ 
होता है। इससे पहले श्लोक में बृहत्कथा का नाम आ चुका है, इससे यह अथ सम्भव 
है--“आदयराज सातवाहन ने वृहत्कथा-लेखक गुणादय को जैसा फीक़ा उत्साह दिलाया, 
उसके स्मरणमात्र से कविता करने की मुझे इच्छा नहीं होती । लेकिन फिर भी राजा ह॑ 
की भक्ति के वश में उनके इस चरितसमुद्र भें डुबकी लगाऊंगा। यहोी यहाँ सुसंगत 
जान पड़ता है । 


, बाण के समय में आन्त्रदेश में स्थित श्रीपवंत की कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी। वह 
तन्त्र, मंत्र और अनेक चमत्कारों का केन्द्र माना जाता था। दवूरूदूर से लोग अपनी 
मनःकामना- पूरी कराने के लिए श्रीपवंत की यात्रा करते ये ( सकलप्रणयिमनोरथसिद्धि 
श्रीपर्वतः, ७ )। ऐशसा जनविश्वास था कि भ्रीपवंत के चारों ओर जलती हुई अग्नि की 
दीवार उसकी रक्षा करती थी। श्र ने उद्धरण दिया है कि त्रिपुरदहइन के समय 
गणेशजी ने जो विन्न उपस्थित किए. उनसे रक्षा करने के लिये शिव ने एक प्रचंड श्रम 
का घेरा उत्तन्न किया, वही भीपबंत की रचा करता है। बाण ने इसी किंवदन्ती को लिखा दे 





4. नाथूरास प्रे मी, जेन-साहित्य और इतिहास, ए० ३२५। 
२. हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, ४० ३१६ । 


प्रथम ] अ्र.पर्वेत रे 


है। महाभारत बनपर्च के अन्तर्गत ती्थयात्रापर्व में श्रीपत्रत का उल्लेख शा है और 
लिखा है कवि देवी के साथ महादेव और देवताशों के साथ ब्रह्मा श्रीपवत पर निवास करते 
हैं| श्रीयर्त की पहश्च-न श्रीशेल से की जाती है जो कृष्णा नदी के दक्षिण तठ पर कुरनूल 
से बयासी मोल पर ईशानकोण में है। यहाँ द्वाइश ज्योतिलियों में से मल्लिकाजुन नामक 
शिवलिंग है। श्रीशेतस्थल-माहत्म्य के अनुसार राजा चन्द्रगुम की कन्या चन्द्रावती श्रीशैल के 
मल्निक्राजुन शिव के लिये प्रतिदिन एक माला भेजती थीं। चद्दाबती की पहचान 
श्री अल्टेकर महोदय गुम सम्राट चख्गुस्त की पुत्री वाकाठक सम्राज्षी प्रभावती गुतता से करते 
हैं। ज्ञात होता है कि उनकी ओर से श्रीशेल पर नित्य शिव/चन के लिये एक माला का _ 
प्रन्‍न्ध किया गया था। अवश्य ही बाण के समय में श्रीपवत महाश्रयंक्रारी सिद्धियों की 
खान गिना जाता था और वहाँ के बुडहे द्रविड़ पुजारी अपनी इन सिद्धियों के लिये दूर-दूर 
तक पुजगते थे, जेसा काइम्बरी में कहा है--ओीपवताश्रयंत्रर्तासदसामिशेन जरदूद्रविड- 
धामिकेन! । 

दर्षचरित नाम का चरित शब्द बाण से पहले ही साहित्य में प्रयुक्त होने लगा था । 
ग्श्रवोप के बुद्धचरित से लेकर वुलसी के रामचरितमानस तक चरित-काव्यों की अ्रविच्छिन्न 
परग्परा मिलती है । हृर्षचरित विशुद्ध ऐतिहासिक ग्ंथ नहीं कहा जा सकता । उसमें काव्य 
के दंग से बाण ने हप के जीवन, उनके व्यक्तित्व, समकालीन कुछ घटनाएँ और सम्बन्धित 
पात्र, इत्यादि बातों का काव्यमयी शैली से वर्न किया है। दंडी ने महाकाव्य के लक्षण 
देते हुए जो यह कहा है कि उसमें नगर, परत, समुद्र, ऋतुशोमा, चन्द्रोदय, सूर्योदय, 
उद्यान-जीड़ा, सलिल ब्रीड़ा, विवाह, पृत्रजन्म, मंत्रणा, सेना-प्रयाण, आदि का वर्णन होना 
चाहिए बह परम्परा बाण को भी दिद्ित थी और शात द्ोता है कि वह कालिदास के समय में 
7री तरह विकसित हो चुड्ी थी। प्रायः ये सभी वर्गन कालिदास के काञ्यों में मिल्न जाते 
है। इनक सम्मेज़्न से महाक्राव्यों का ठाठ रचा जाता था । हर्षनरित में भी बाग ने 
पाव्य के इन लक्षणों वा जान-बूभागर पालन किया है | 


ता 


(5 शो हा 4" /ी< हे 
हपचारत का सत्तिप्त विषपय-इनी इस प्रकार ह--- 
पहला उन्टास 


ष् ह 
चाघा सेव दशन 
बिल कमर पतला 6 2 बदंश छोर नस्ल मस्त छ् ४; श्त्र 
शब मे बाण के कत्यायन दंश झार एच सरखती ( ८-६ ), सातरित्री (१०-११), 
> है कि ह 
23 77 पर आप या प्रशाजतिया जीरत का दया प्र ओपसपत: 92 किसी 
रे उसने शारंजिक छीवन का दगन है | अविसतय ( १४-१६ ), कृ 
नि '+ हज इसका >75 मकान थ््ि हक 

छिकाह दक्ष द्शारदत ने पुरकर छार बहु युक्त दधाच (२१ २४), दवीच की सम्त्री 

 द्माक्ाल ताक मर यम लस की पे कल नम >> हि गज >> ३ 
पे शटुनः पण वरके शा झरने ग्राम माहझती (३१-३३), बाण के ४४ मित्रों की 

20 ० ए। भ हक लक मच 
20208 सेब सूची (४१-४२) । 


(६ ला 5 मर 
१० हपचरित की संक्षिप्त विषय-सू वी 


[ उच्छवा प 


दूसरा उच्छाप 


कथा 
हम के भाई कृष्ण का लेखद्ारक गेखज्ञक 
बाण के पास आता है शोर उसे हप के पास 
आने के लिये निमंत्रित करता है। बाण अपने 
ग्राम से चलकर तीन पड़ावों के बाद अजिर- 
बती के तठ पर मणितारा ग्राम में पड़ी हुई 
हष की छात्रनी में पद्चंचक्रर हप॑ से मिलता 
है ओर उसका प्रेम और प्रणिष्ठा प्राप्त 
करता है। 


वरणन 

बाण के वान्थव ब्राह्मण के घर (४४-४५) 
निंदावकाल (४६-४७ ), गर्मी में चलने- 
वाली लू (४८-४०), दाइग्नि (५०-४२), 
हप की छावनी में उसका राजभवन (५८-६१), 
हप॑ का मद्दप्रतीददार दोव्ारिक परारियांत्र 
(६१-६२), राजकीय मन्हुरा या घुड़सात्न 
(६२-६३), राजकीय गजशाला और हप॑ का 
मुख्य हाथी द्पशात (६४ ६६), सम्राद हप 
आर उनका दखार (६६-७७), सन्ध्याक्राल 
(८०-८१) । 


तीसरा उच्छास 


बाण घर लोटकर अपने चार चचेरे भाश्यों 
के अनुरोध से हं का चरित वणन करता है। 
श्रीकेंठ जनपद, उसकी राजधानी थानेश्वर 
ओर वंश के संस्थापक पुप्पभूति की कथा 
कहने के बाद तांत्रिक साधना में उसके सहा- 
यक भैरवाचार्य का विशद वर्णन है। अन्त 
में पुष्पमृति श्रीकंठ नाग के दर्शन और लक्ष्मी 
से वंश स्थापना का वर प्राप्त करता है। 
चोथा 
पृष्पभृति से उत्न्न राजवंश की संत्तिप्त 
भूमिका के बाद राजाबिराज प्रभाकरवद्ध न 
आर उसकी रानी यशोबती का वन 
है। पुनः रानी के गर्भ धारण करने ओर 
राज्य-बद्धन के जन्म की कथा है। 
तदनन्तर हप॑ और राज्यश्री के जन्म का 
श्रतिविस्तृत वर्णन है। यशोवती का भाई 
अपने पुत्र भंदि को दोनों राजकुमारों के 
साथी के रूप में अर्पित करता है। मालव 
राजकुमार कुमारगुप्त और माधवयगुए 
र्यवद्ध न ओर हप॑ के पाश्ववर्ती होकर 
दस्बरार में आते हैं। मोखरि ग्रदर्मा के साथ 
राज्यश्री का विवाह तय होता है और घूम- 
धाम के साथ सम्पन्न होता है। इसी प्रसंग में 
राजमहल के ठाठब्ाठ का विशद वगुन है | 
/ 


ड़ 
हि] है 


शरत्समय (८३-८४ ), श्रीकंठ जनपरे 
(६४-६६ ), स्थास्वीश्वर ( ६७ ), भैरवा- 
चाय का शिप्य मस्करी (१०१-१८२ ), 
भरवाचाय ( १०३-१०४), अटव्हास नामक 
महाकृपाण (१०७ ), टीथ्मि, पातालेस्वामी 
ओर कशणंताल नामक भैथ्वाचाय के तीन 
शिष्य ( १०८-११ .), श्रीईंठ नामक नाग 
(११२ ), श्रीदेवी ( ११४-१ १४ ) | 


उ्च्छास 


महादेवी यशोव्ती ( १५१-१२२ ), उनकी 
गर्भिणों अवस्था (१२६-१२७ ), पुत्रजन्मोत्सव 
( १२६-१३३), गज्यश्री के विवाहोत्सव की 
तैयारियाँ ( १४२-१४३), वरवेश में ग्रहवर्मा 
( १४५ ), कोतुकग्रह या कोहबर १४८) । 


हप॑चरित की संक्षिप्त विषय्-सूची 


पोँचवाँ उच्छास 


प्रधभ | 
कथा 
हूणों को जीतने के लिये राष्वव्धन 
सेना के साथ प्रस्थान करता है। हर्ष भी 


उसके साथ जाता है किस्तु बीच में हो शिकार 
खेलने के लिये चल्ला जाता है । वहाँ से 
प्रभागखद न की बीमारी का समाचार पाकर 
उसे ग्रचानक लोटना पडता है। लोगट्न 
पर बह देखता है कि समस्त राजपरिवार शोक 
से व्िटवल है। प्रभाकरबद्ध न को असाध्य 

बस्था देखकर रानी यशोवत्ी सती हो/जाती है । 
इसको बार प्रभाकरवद्ध न को मृत्यु, उसकी 


अंतिम क्रिया तथा हफ के शोक का बन है | 


बणुन 
संदेशहर कुरंगक ( १५१ ), शोकग्रत्त 
स्केवावार (( १४३:)/ शोकामिभूत राजकुल 
( १५४ ), मरणासन्न प्रभाकरवद्ध न ( १४४- 
१०७ ), सतीवेश में यशोवबती (१६४-१६५), 
वबशोबती का अंतिम विलाप (१६६-१६७) । 


छठा उच्छास 


राज्यवद्ध न लौटकर थ्राता है और हर्ष 
को राज्य देकर स्ववं छुटकारा चाहता है। हृप 
उससे घंय रखने का आग्रह करता है । इसी 
समय ग्रहवर्मा की मत्यु ओर राज्यश्री का 
मालबराज व; दूवारा बत्दी किये जाने का 


राज्यवद्ध न का शोक ( १७६-१७७ ), 


सेनापति सिहनाद (१८८-१६३), गजसाधना- 


घिक्षत सकन्‍्दगुप्त ( १६६-१६७ ), अ्रद्धाइस 
पएवराजाओं द्वारा किए हुए प्रमाददोप ( १६८- 
२००) | 


६ के ५ हु 
११ हपचरित की संक्षिप्त विषय*्सू ची 


[ 8४ दंवासं 


आठवाँ उच्छृ।स 


कथा 

विन्ध्याय्वी के एक शत्रर युवक की 
सहायता से हप राज््यश्री को जो मालवराज 
के बंदीशद से निकलकर विन्थ्याथ्वी में 
कहीं चली गई थी, हूँढने का प्रयत्न करता 
है। शत्रर युवक निर्मात की सहायता से हर्ष 


वर्णन 
विन्थ्याय्वी का शबर युवा (२३१-२ ३२), 
विश्याटवी की बनराजि और वक्ष (२३४ 
२२६), टिवाकरमित्र का झ्राश्रम ,२३६-२३८), 
राज्यश्री का विलाप (२४६-२४८), दिवाकर 
मित्र की दी हुई एकावली का वर्णन (१५१- 


२५२), दिवाकरमित्र का राज्यश्री को उपदेश 


बौद्ध मित्षुक दिवाकरमित्र के आश्रम में 
(२५४-६५४), संच्या समय (२५७-२५५८) | 


पहुँचकर राज्यश्री को द्वढ़ने में सहायता की 
प्राथंना करता है। दिवाकरमित्र यह कह ही 
'रह्य था कि उसे राज्यश्री के बारे में कुछ 
पता न था कि एक भिन्नु अग्नि में जलने के 
लिए. तैया' किसी विपन्न स्त्री का समाचार 
लेकर आता है। हर्ष तुस्व वहाँ पहुँचता 
है ओर अपनी बहन को पहचानकर उसे 


समझ -बुभाकर दिवाकरमिन्र के आश्रम 
में ले आता है। दिवाकरमित्र राज्यश्री 


को हप॑ की इच्छानुसार जीवन जिताने की 

शिक्षा देता है। हब यह सूचित करता 

है कि रिखिजय-संबंधी अ्रपनी प्रतिज्ञा पूरी 

होने पर वह ओर राज्यश्री साथ ही गेरुवे वस्त्र । 
धारण कर लेंगे। 


हृपंचरित का आरम्म पुराण की कथा के ढंग पर होता है । ब्रह्मलोक में खिले हुए 
कमल के आसन पर ब्रह्माजी बैठे हैं ( विकासिनि प्रदूमविष्टरे समुपविष्टः परमेष्ठी, ७) | 
पद्मासन पर बैठे हुए ब्रह्माजी की यह कल्पना भारतीय कला में सर्वप्रथम देवगढ़ के दशावतार 
मंदिर में लगे हुए शेपशायी मूर्ति के शिलापट्ट पर मिलती है [चित्र १ ]। बाण ने लिखा है कि इन्द्र 
आदि देवता ब्रह्माजी को घेरे हुए थे ( शुनासीरपमुखे: गीर्वाणें: परिद्रत:, ७ )। इस शिलापट् 
में भी हाथी पर इन्द्र ब्रह्म के दाहिनी ओर दिखाए गए, हैं #। ब्रह्मा की सभा में विद्यागोष्ठियाँ 
चलन रही थीं। गोप्ठियाँ प्राचीत भारत में झर्वाचीन क्लब्र की भाँति थीं। इनके द्वारा 
नागरिक अनेक प्रकार से अपना मनोविनोर करते थे। गोप्ठियों में विदग्वों अर्थात्‌ बुद्धि- 
चतुर और बातचीत में मजे हुए लोगों का जमावड़ा होता था। शंकर ने गोष्ठो का लक्षण 
यों किया हे--विद्या, धन, शील, बुद्धि और थायु में मिल्ते-जुलते लोग जहाँ अ्रनुरूष बातचीत 
के द्वारा एक जगह आसन जमावें वह गोप्ठी है, ( समानविद्यावित्तशीलबुद्धिययसामनुरूपैरा- 
लापरेकत्रासनत्रन्धो गोष्ठी )। वात्य्यायन के अ्म॒तार अच्छी ओर बुरी दो तरह की गोप्ठी 





#, वासुदेंव शरण भ्रम्नवाल, गुप्त झ्राट, चित्र १4. 


रिजर १३ 
प्रधेस | गहग 


जमती थी, एक मनचले लोगों की जिसमें जुआ, हिंसा के काम व है ; 
(लोऋबिद्विष्य परहिंसात्मिक गोष्टी) और दूसरी भज्ते लोगों की ( लोकपित्तानुबतिनी ) जिसमें 
खेल और विद्या के मनोरंजन प्रधान थे ( क्रीड़ामत्रिककार्या )। बाण ने है आन 
निरबब ( दोषरहित ) गोप्ठी का उल्लेख किया है। गुप्तआलीन और उसके बदद की गोष्ठियां 
दी तुलना अशोककालीन समाज से की जा सकती है। अशोक ने बुरे समाजों का निराकश 
करके अच्छे नीतिप्रचान समाओं को प्रोत्साहन दिया था । 


गोप्डियाँ कई प्रकार की होती थीं जैसे पद-गोप्ठी, काब्य-गोष्ठी, जल्प-गोष्ठी, गीत- 
गोप्टी, रृत्य-गोप्ठी, वाद्य-गोप्ठी, वीणा-गोप्ठी आदि ( जिनसेनक्ृत महापुराण , नवीं शत्ती, १४। 
१६८-१६२) | रुत्य, गीत, वाद्य, चित्र आदि कलाएँ, काव्य और कहानियाँ इन गोष्टियों 
के विपय थे । बाण ने विद्यामोष्ठी का विशेष उल्लेख किया है ( निखय्या विद्यागोप्ठीः भावयन्‌ ) 
इनमें से पद्गोप्ठी, काव्यगोप्टी और जल्पगोष्ठो विद्यागोप्टी के ही भेद जान पड़ते हैं। 
काव्यगोड्टी में काव्यप्रचन्थों की रचनाकों जाती थी, जैसा कि वाणमभद्द ने शुद्रक की समा का 
वर्गन करते हुए उल्लेख किया है। जल्मगोप्टियों में आख्यान, आख्यायिका, इतिहास 
श्रौर पुराण आदि सुनने-सुनाने का रंग रहता था ( कदाचित्‌ आख्यानकाख्यायिकरेप्हासपुराणा- 
बने, का० ७) | जिनसेन ने जिसे पदमोष्टी कहा है, बाण के अनुसार उसके विपय अक्तर- 
व्युतक, मात्रास्युतक, किन्दुमती, गृढ़चतुर्थपाद आदि तरह-तरह की पहेलियाँ जान पड़दी हैं 
( का० ७ )। हर्ष के मनोविनोदों का वर्णन करते हुए बाण ने वीर-गोष्ठी का उल्लेख किया 
है जिसमें स्पभूमि में साका करनेवाले बीरों की वीरता की कहानियाँ कही-सुनी जाती थीं 
( बीर्गोप्टीु अनुरागसंदेशम्‌ इव रणश्रिय: छुणवन्तम्‌ , ७१ )। इन गोण्ठियों में अनेक प्रकार 
से बेदमप्य या बुद्धिचात॒र्य के पब्चारे छूट्ते भे। बाण को स्वयं इस प्रकार की विद्वद्गोप्टियों 
में बहुत रवि थी। अपने घुमकड़पन के समय उसने अनेक गुणवानों की गोप्ठियों में शामिल 
वर डनवं मूल्यवान्‌ बातचीत से लाभ उठाया था। ( मदात्रांलापगम्भीरगुण वद्गोष्ठीश्चो - 
तिप्ठमानः, ४२)। हमे के दस्वार में आने का जब उसे न्योता मिला तो 'जाऊँ या न जाऊँ? 


35 हक, 


नश्चित बरतने से पहले शअ्रन्य बातों को सोचते हुए उसने यह भी सोचा था कि राजसभा 


#| 


/वचक 


कै त 


धर >> 


हर 
3223 


| 
लि 


में शोववाली विद्वद्गाप्ियों में भाग लेने के लिये जो बढ़ी-चढ़ी चातुरी ( विदग्घता , चाहिए. 


/ह उसमें नहीं है ( ने विद्ृदगोप्टीवन्खवे दग््यं, १६ ) | राजसभाश्रों में इस प्रकार के विदस्धों 
वा मंडल जुट्ता था ओर वहों विद्या, कला ओर शास्त्रों में निषुण विद्वानों की आपस में नोक- 


"पा दा स्वाउल सड्ाज थ्ृ ये फ्ज््जि पे 3> स्ष् ३ ३ ८6 « 
भाक वे झानर रहता था। साप्ठियां ने बेब्च्य प्राप्त करना नवयुवकों की शिक्षा का अंग था। 


श्रद्टारह्‌ वर्ष दे; युदक दधीच को अन्य वौवनोजित गुणों के साथ वैदग्ध्य का चढ़ता हुआ - पूर 
बण गण हूं (यशः प्रताहमिय बुट्ख्यस्य, २४ ) | 

.... फने-कर्मी इन सोष्ठियों में आरती मतसेद से, हुर्भाव से नहीं, दिद्या के विवाद भी उठ 
एज एत थे ऐसा है। एक विवाद दु्दासा और मन्दपाल नामक मुनि के बीच हो गया। 
खनत दे गंदी दाता अव्पढ सर में सामगान करने लगे । मुनियों ने मारे डर के चुप्पी 
हैक कक दूसरी चर्चा चलाकर धात टली चाही, पर सरखती अल्हृद्पन के 
रे 8 जा : ८) ही न रोक सही । यहाँ बाण ने ब्रह्मा के ऊपर चमर डुलाती 
(९ सखी दा इहुत ही सुखर चित्र हीं 


बेच उीचा है। उनके पैरों में बबनेवालें दो नृपुर थे 


१४ सरस्वती [ उच्छवांस 


( मुखरनूपुरयुगलं ) जो पदपाठ और क्रमपाठ के अनुसार मंत्र पढ़नेवाले पादय्रणत दो 
शिष्यों-से लगते थे । बाण के युग में ऋग्वेद, यजुबंद के पाठ और सामगान का काकी 
प्रचार था, यह उनके अनेक उल्लेखों से ज्ञात होता है। शिलालेख ओर ताम्रपत्रों में भी 
अपने-अपने चरण और शालाओं के अनुसार वेदाम्यास करनेवाले ब्राह्मणकुलों का उल्लेख 
आता है। सरस्वती का मध्यभाग मेखला से सजा हुआ था जिसपर उनका बाँया हाथ खखा 
था ( विन्यक्षवामहस्तकिततया, ८ )। कस्यचलंब्रिंत वामहर्त की मुद्रा भारतीय कला 
में सुपरिचित है। शुगकाल से मध्यकाल तक बराबर इसका अक्भन मिलता है । सस्ती 
के शरीर पर कंघे से ल्टकता हुआ वब्रह्मसूत्र ( अ्रंसावलम्बिना ब्रह्मसत्रेण पवित्रीकृतकाया ) 
सुशोमित था। महाश्वेता के बणन में भी बाण ने अह्मसन्र का उल्लेख किया है । वह 
मोतियों का हार पहने थी जिसके बीच में एक नायक या मध्यमणि गुथी हुई थी। एक कान 
में तिन्धुवार की मञ्ञ़री सशोमित थी। शरीर पर महीन ओर स्वच्छु दस््र था ( सूक्षमविमलेन 
अंशुकेन आच्छारितशरीर ) | बारीक वस्त्र जिसमें शरीर कलकता हुआ दिखाई देता था, 
गुप्तकाल की विशेषता थी और थुप्तकालीन मूर्तियों में इस प्रकार का वस्त्र प्रावः मिलता है । 
आगे मालती के वेष का वर्णन करते हुए बाण ने इस पर और भी अधिक प्रकाश 
डाला है। 
सरस्वती को हँसती देख दुर्वाता की भोंहें तन गई और वे शाप देने पर उतारू हो 
गए,। उनके ललाट पर कालिमा ऐसे छा गई जैसे शतरंज खेलने के पट्टे पर काले रंग के 
घर बने रहते हैं ( अंधकारितललाटपटटाशपदा, ६ )। प्रतिपक्ति में आठ घरोंवाला 
शतरंज का खेल बाण के समय में चल चुका था ओर उसके खाने काले वा सफेद रघज्ञ के 
होते थे। उसी का यहाँ अंवकारित अ्रश्टापर पदट्‌ट इन शब्दों में उल्लेख किया गया है | 
पहलवी भाषा की मादीगान-ए-शतरंग नामक प्रृक्षक में आरम्भ में ही इस बात का उल्लेख है 
कि दीवसारम्‌ नाम के भारतीय राजा ने खुसरू नोशेरवाँ की सभा के विद्वानों को परीक्षा के 
लिये बत्तीस मोहरॉवाला शतरंज का खेल ईरान भेजा । खुसरू परवेज़ या नौशेरवा हे के 
समकालीन ही थे। अनुश्रत्ि है कि दक्तिण के चालुक्यराज पुलकेशिन्‌ की समा में खुततरू 
परवेज़ ने अपना दूत-मंडल्ल प्राम्दत या मेंट लेकर भेजा था। अख्री इत्िहास-लेखक तबारी 
के ग्रन्थ में पुलकेशी और खुसरू के बीच हुए पत्र-ध्यवहदर का भी उल्लेख है। क़रिखदीसी 
ने भी भारतीय राजा ( गय हिन्दी ) के द्वारा शतरंज के खेल का ईरान भेजा जाना लिखा 
हैे। एक स्थान पर 'राय हिन्दी” को 'राय कन्नौज! भी कहा गया है# | ह 
दुर्वासा की तिकुड़ी हुई भक्रुटि की उपमा स्त्रियों के पत्रभंगमकरिका नामक आभूषण से दी 
गई है | मकरिका गहने का उल्लेख बाणभदट में अनेक स्थानों पर आता है | दो मकरमुखों को 
मिलाकर फूल्न-पत्तियों के साथ बनाया हुआ आमूपण मकरिका कहलाता था। गुप्तकालीन 
मूर्तियों के मुकुट में प्रायः मक़रिका आभूयण मिलता है [ चित्र २]। डुर्वता के शरीर 
पर कन्वे से लग्कते हुए कष्णाजिन का मी उल्लेख किया गया है। कृष्णाजिन की उपमा के 
' सिलसिले में शासनपद्ट का उल्लेख अत्यत महत्वपूर्ण है। ज्ञात होता है-कि राजकीय 





#. विजारिश्न-र-शतर ग, जे० सी० तारापुर द्वारा मुल और अंग्रेजी अलनुवाद-सहित 
सम्पादित, ए० 4, १२, २३ पकाशक पारसी पंचायत फंड, वंस्बई, १६३२ । 


वि बज 
प्रथम ] साबेब्री 


आशाओं के शासमपटट उस समय कपड़े पर काली स्याही से लिखे जाते थे । दर्पशात हाथी के 
बर्णन में भी इस प्रकार के कलम से लिखे हुए दानपट्ट्कां का उल्लेख आया है। 

ब्रह्मी के समीप में दसरी झोर सावित्री तठी हुई थीं। उनके शरीर पर श्वेत रंग 
का कल्पद्रम से उत्तन्न दुकूल वल्‍कल था। कलाइच्ष से वस्त्र, आभूषण, अन्नपान आदि के 
ह्य्छानसार उत्पन्न हाने की कल्पना साहित्य और कला मे ्रा्ति प्राचीन है। उत्तरकुरु के 
बर्गोन में गमाबण और महाभारत दोनों में इस अमिप्राय का उल्लेख हुथ्वा हे। साँची 
थ्रौर भग्हन वी कला में कल्मलताओं से वस्त्र ओर आभूषण उत्बन्न होते हुए दिखाए, गए. 
ह४। कालिदास ने मेबदूव में इस अ्रभिप्राय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अकेला 
कल्पब्ष ही स्त्रियों के १४ गार की सब सामग्री अलका म॑ उत्तन्न कर देता है। उसमे चित्र- 
विचित्र बस्त्रों का स्थान प्रथम हे।। साविन्नी के शरीर के ऊपरी भाग मे महीन अंशुक की 
स्तनों के बीच देंधी हुई गाजिका ग्रंथि थी ( स्तनसध्यत्रद्धग॒न्रिका ग्रथि, १० ) ( चित्र ३)। 
गात्रिया से ही हिस्दी का गाती शब्द निकला है। ब्रह्मचारी या स यासी अभी तक उत्तरीय की 
गाती बाँधते ६ । माथे पर भस्म की त्रिपुण्डरेल्यएँ लगी हुई थीं | त्रिपुएड तिलक का प्रयोग 
सप्यम श्री से प्र लोक में चल गया था। सावित्री के बॉय कंधे से कु डलीकृत योगपट्‌ट 
लब्बः रहा था जो दाहिनी बगल के नीचे होकर कमर की तरफ जता था (चित्र ४)। इस वरणन में 
बुः इलीकृव, योगपदट ओर ब्रेकद्यक तीनों शब्द पारिभापिक हैं। वेकक्ष्यक वाण के ग्रंथों में 
वाई बार आता ५ै। माला, हार या वस्त्र बॉय कन्बे से दाहिनी कॉँख ( कक्ष ) की ओर जब 
पहना जाता था तो उसे वेकक्यक बाहते थे। योगपटट वह वस्त्र था जिसे योगी शरीर का 
ऊपरी भाग दवान के लिये रखते थे । साहित्य में श्रनेक स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग 
हुआ है। अपम्रश भापा के यशोधस्चरित कार्य में इसका रूप जोगवटद आया है 
( गल जोगघटटु सज्षिउ विचित्तु )। पुरानी अवधी में इसी का रूप जोगबाट जायसी ने प्रयुक्त 
किया ९. । बाण का बह छिखना कि योगपट्ट कु'डली करके या मोडकर पहना गया था, गुप्त- 
बालीन गतियों को दग्बन स ही समझ में 


पे हर | 


आञा सकता है जिनमें बाँयें कंधे पर से उतरता हुआ 
' चोगरटट दोहण करके डाला जाता है। सावित्री के दाँयें हाथ में रफटिकि का कमंडलु था 
जिसका दमा पे डत्वक सुदुल्ल से द गई हट । गणलकालीन अमृतघद जो चाधिसत्त्व आदि मूर्तियों 
के बा दाप ने रखता है टीक इसी प्रकार का लम्दोतग नुशीली पेंदीकाहोता है । (चित्र ५) 


साविनी दाहिने हघ में शंस की बनी हुई अंगृदियाँ ( कम्दुनिमितऊर्मिका ) पहने और अन्ञमाला 


अ 


# पसिए गेंग छेव कह्पदक्ष, बलापरिपद कलकत्ता का जल ६९४३ प्रृू० ६-८ । 


] 7 जस्क झा 7 ०३ ० दर 
घास शउस सं नययापदन्ष राद शादछ्त 
मा ] शो बडे हर बा 


ग प्रदोपससय्र [ उच्च वास 


लिए थी। सावित्री के साथ ब्रह्मचारियों का वेश रखे हुए मूर्तिमान चारों वेद भी थे। 
शिल्पकल्ला में मूर्तिमान्‌ चारों वेदों का ग्रंकन अभी तक देखने में नहीं आया | ह 

सावित्री बीच में पड़कर दुर्वासा से क्षमा माँगना चाहती ही थी कि क्रोधी दुर्वासा ने चट 
शाप दे दिया कि सरस्वती मच्येलोक मं जन्म ले । शाप सुनकर ब्रह्माजी ने पहले धीर त्वर 
से दुर्वाता को समझाया और पुनः सरस्वती से कह - पुत्री, विपाद मत करो | यह सावित्री 
भी तुम्हारे साथ रहेगी ओर पुत्रजन्म पयन्त तुम वहाँ निवास करोगी ।” ब्रह्मा के शरीर को 
घवलयशोपवीरी कहा गया है। गुप्तकालीन ब्राह्मणप्रम-संत्रंबी मूर्तियों में यज्ञोपत्रीत का 
अंकन आरंभ हो गया था। कुषाणकालीन मूर्तियों मं इसका अंकन नहीं पाया जाता | 
ब्रह्माजी के उपदेशवाक्यों में बाण के समकालीन बोद्धों के धार्मिक प्रतचन की झलक पाई 
जाती है। जिन्होंने इन्द्रियों को वश में नहीं किया, उनके इन्द्रियरूपी उद्दाम घोड़ों से उठी 
हुई धूल दृष्टि को मलीन कर देती है । चमेचक्षु कितनी दूर देख सकते हैं ? ज्ञानी लोग भूत 
ओर भव्रिष्य के सब भावों को विशुद्ध बुद्धि से देखते हैं # |? बुद्ध की यज्ञा के संत्रंध में 
बौद्ध लोग यही बात कहते थे । बिश्व की सत्र वस्तुओं का ज्ञान बुद्ध को करतलगत था। 
इसे बुद्ध का “चक्तु” कहा जाता था। इसी का विवेचन करने के शिये र॒त्नकरतल चक्तु- 
विंशोधन-विद्या (धर्मरक्षकृत, २६६-३१३ ६०) आरि ग्रंथ रचे गण । कालिदास ने भी वसिष्ठ 
के सम्बन्ध में इस प्रकार के निष्प्रतिषर चकछ्तु का उल्लेख किया है 

इसके बाद संध्या हो गई । यहाँ बाण ने प्रदोषसमय का साहित्यिक दृष्टि से बड़ा भव्य 
वर्णन किया है --तरुण कपि के मुख की माँति लाल सूथ अस्ताचल को चले गए। आकाश 
ऐसे लाल हो गया मानों विद्याघरी अमिसारिकाओं के चरणों में लगे मद्दावर से पुत गया हो । 
संब्या की कुछ भी लाली रिशाओ्ों को रँगती हुई रक्तचनदन के द्रव को भाँति आकाश में ब्रिखर 
गई। हंस तालों में कमलों का मधु पीकर छुके हुए. ऊँचने लगे । रात की साँस की तरह 
वायु मन्द-मन्द बहने लगी। पके तालफल की त्वचा की कल्लोंस मिली लल्ाई की भाँति 
संध्या की लाली के साथ पहला अधेरा घरती पर फेल गया। कुटज के जंगली फूलों की 
तरह तारे नम में छिंग्क गए। निशालक्ष्मी के कान में खोंसी हुईं चग्पा की कल्ी-जेसे दीपक 
बढ़ते हुए, अंधेरे को हटाने लगे । चन्द्रमा के हलके ओर पीले उजाले से अंधकार के हटने 
पर पूर्वी रिशा का मुख ऐसे निकला मानों सूखते हुए नीले जल के घटने से जमना का बालू: 
भरा किनारा निकला हो । चढ़े के पंख के रंग-सा अंधेरा घटता हुआ आकाश छोड़कर 
धरती पर खिले नीले कमलों के सरोबरों में छा गया। रात्रिवधू के अधरराग की भाँति 
लाल चन्द्रमा उग ञ्राया, मानों वद उदयाचल की खोह में रहनेवाले सिंद् के पंजों से भारे 
गए अपनी ही गोर के दिरन के रुधिर से रँग गया था। उदयाचल पर फेली चन्द्रकान्तमणि से 








# उददामप्रसतेन्द्रियाश्वससुस्था पितं हि रजः क्छुप्यति दृष्टिम्‌ श्नक्षजिताम्‌ | कियद्दूर 
वा चक्ष रीक्षते ! विशुद्धथा हि घिया पश्यन्ति कृततुछूयः सवानथॉनसत: सतो वा (१२)। 
|. पुरुपस्य परदेध्यजन्मनः स्मतीत च भवज्च भाव च | 

स्‌ हि निष्प्रतिवेन चक्ष पा ज्रितयं ज्ञानमयेव पश्यति ॥ 


( रघुब शा, ८-७८ ) 


[ प्रथम सरस्वती का मत्य लोक से आना १७ 


हि हक. 

यही जलधाराओं ने अँवेरे को घोकर बहा दिया। पूर्णचन्द्र आकाश में उठकर सन्नोद 
चोँदनी से समुद्र को ऐसे भश्ने लगा जैसे हाथीराँत का बना मकरमुखी पनाला गोलोक सै दूध 
वी पार बहा रद्य हो । इस प्रकार प्रदोष समय स्पष्ट हो उठा ।' 

बला की दृष्टि से इस वर्णन में कई शब्द ध्यान देने योग्य हैं जैसे, हत्तोद्द तधूजविजयय्वी 
(१५) । इससे ज्ञात होता है कि तांडव करते हुए नट्राज शिव की मूते कल्पना उस समय लोक 
में व्याप्त हो रही थी ।  दल्तमय मकरसुख महाप्रणाल से ताथय हाथीदाँत के बने मकरमुखी उन 
पनालों से है जो मच्दिरों या महलों की वास्तुकला में लगाए जाते थे । पत्थर में उनके बे 
झनेक उदाहरण भारतीय वास्तु में मिलते हैं। | चित्र ६ | 


ध् कप हे कक श्‌ः तर 
साहिदिक दृष्टि से इतना कहना उचिव होगा कि बाण को संध्या का बणुन बहुत प्रिय था। 
बार 


दर्षचरित में चार बार संध्या का बणन थ्रावा है ६ १४-१६, ८०-८१, २१८-२१६,२५४७-२४८ ) 
बाग ने हर बार मिन्न-मिन्न चित्र खींचने का प्रयत्त किया है। खुली प्रकृति में और शहर 
के अन्दर बन्द बातजरणा में संध्या के दृश्य प्रभाव श्र प्रतिक्रिया विभिन्न होती हु । बाण की 
साहित्यिक तृत्िका ने दोनों के ही चित्र लिखे हैं । 
प्रातःकाल होने पर सावित्री के साथ सरस्वती ब्रह्मलोक से निकली ओर मन्दाकिनी का शअ्रनु- 
तर्ण करती हुई मत्येल्ोक में उतरी । इस प्रसंग में ब्रह्मा के हंसविमान का उल्लेख है | हँसवाही 
देव-विमान मथुरा की शिल्पकला में अंकित पाया गया है [ चित्र ७ ]।१ मंदाकिनी के वर्णन मेँ 
बला दी दृष्टि से कई शब्द उपयोगी हैं, जैसे मौलिमालतीमालिका, मस्तक पर पहनी जाने वाली 
मालती-माला जिसका गुमकला में चित्रण पाया जाजा है [ चित्र ८ |; दूसरी अंशुकोष्णीषपश्चिका 
अर्थात्‌ अंशुक नामक महीन वस्र की उप्णीष पर बँंधी हुई पड्ि का [ चित्र ६ ); तीसरी विठ के मस्तक 
वी लीलाललायिय । विट और बिदूषकों के वेश कुछ मसखरापन लिए होते थे । जान पड़ता 
६, विय लोग माथे पर बोल, बेंदी या िकुछी जैसा कोई आभूषण ( ललायिका ) पहन लेते थे। 
विदूपकों के लिए तीन चोंचबाली ( तिशिखंडक ) टोपी गुतकला में प्रसिद्ध थीः। बाण 
ने संदाक्िनी के लिये सप्ततागर राजमहिप्री की कल्पना की है। वस्तुत: शुप्युग और उत्तर- 
गुततदुग मे होवान्तरों के साथ भारतीय सम्पकों में वृद्धि होने से सप्तसागरों का अमिप्राय 
साहित्य में थ्रनि लगा था। पुराणों में इसी युग में सप्तसमुद्र महादान की कल्पना की गई 
( मह्यपुराण, पोडशमहादानप्रकरण ) । विदेशों के साथ व्यापार करके घर लौटमे पर घनी 
व्यावाने सदा पाव से लेकर सदा मन तक सोने के बने हुए, सप्त-समृद्ररूपी सात कुडों का 
पेन दस्दे ४ । सशुण, प्रवाग, काशी-जैसे बड़े केन्द्रों म॑ं जहाँ इस प्रकार के दान दिए जाते 
रे ाय समसमुद्रदूप या समुद्रकूप बहलाते थे। इस नाम के कूप अभीतक इन तीनों 
स्पानो नें वियमान ६ै। मंदाकिनी के लिये सतसमुद्रों की पथ्रानी की कल्पना भारत के 


ज 
& के ० जा 
पे जता यदा एक ७०३ कट कु 
55 एच दा डा 


शक सुन्दर समकालीन प्रतीक है | 


तर हब का 
मत्व॑द्वोक में शोर नदी के किनारे आरम्म होती है। शोण 


५ र् » छा 5७5. 
१७ ध्य्च््- छा 
हा 9 स््द्‌ च न, है 


हे कि कक ः >> * कम्ना, थ्न्ध्याचउल का चन्द्रकान्त मणियों का निचोड़ 
[६ घटणचरद दा 35 पा चुद्या ह्द्मा प्रवाद कह हद । 


श्रीयुत बागची ने एक 


श्ष प्यवनाश्रम की पहचान [ उच्छवास 
कं न 


चन्द्रद्वीप को पहिचान दक्षिणी बंगाल के बारीसाल जिले के समुद्र तट से की है" । किन्तु शोश 
से संबंधित चन्द्रपबत विव्ध्याचल का वह भाग होना चाहिए जहाँ अमरकंटक के पश्चिमी दलान 
से सोन नदी का उद्गम हुआ है । भवसूति ने उत्तर-रामचरित ( श्रद्ढु ४ ) में सीता-बनवास 
से खिन्न राजा जनक के वेखानसबृत्ति धारण करके चन्द्रद्वीप के तपोवन में कुछ वर्ष बिताने का 
उल्लेख किया है। संभव है, भवभूति का यह चन्द्रद्वीप विन्ध्याचल के भूगोल का ही मांग 
हो जो कि उत्तररामचरित की भौगोलिक प्रृष्ठभूमि के अन्तर्गत है। बाण के समय शोण 
का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी प्रसिद्ध था ( हिस्ण्यवाहानामानं महानदं य॑ जना। शोण इहित 
कथयन्ति, १६ )। अमरकोश में भी शोण का पर्याव हिरण्यवाह दिया है जिससे गुमकाल 
तक इस नाम की ख्याति सिद्ध होती है। सोन के पश्चिमी तीर अर्थात्‌ बाएँ तट पर सरस्वती 
ने अपना आश्रम बनाया और दाहिने किनारे पर सोन की उपकंठ भूमि या कछार में कुछ 
दूर हटकर कहीं च्यवनाश्रम था। बाण के अनुसार सोन के उस पार एक गव्यूति या दो 
कोस पर च्यवन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध च्यावन नामक वन था", जहाँ सरस्वती के भावी पति 
दधीच ने अपना स्थान बनाया । दधीच की सखी मालती घोड़े पर सवार होकर सोन पार 
करके सरस्वती से मिलने आती है ( प्रजविना तुस्गेण ततार शोणं, ३६ )। अवश्य ही इस 
स्थान पर सोन कहीं पैदल पार की जा सकती होगी। यहीं दधीच और सरस्वती के पुत्र 
सारस्वत ने अपने चचेरे भाई वत्स के लिए प्रीतिकूट नाम का गाँव च्यवनाश्रम की सीमा में 
बसाया ( ३८ ) ब्राह्मणों की बस्ती प्रधान होने के कारण बाण ने इसे ब्राह्मणाधिवास भी 
कहा है। यही प्रीतिकूट बाण का जन्मस्थान था &8। 

$ श्रीप्रवोधचन्द्रवागची, इंडियन हिस्टारिकल् क्वाटरली भाग २२, प्ू० 4२९, बंगला 
के संस्क्ृत-साहित्य पर नया प्रकाश ; थौर भो देखिए, विश्वभारतां क्वा््रली, अगस्त 
१९४६, पृष्ठ ११६-१२१, अर प्रवोधचन्द्र सेन, प्राचीन बंगाल का भगोल। और भी, 
श्रीवागची द्वारा संपादित कौलजश्ञाननिणय ( कलकत्ता संस्कृत सीरीज ) की भूमिका में चन्द्र 
परव॑त-संबंधी अ्रन्य सामग्री । 

२ इतश्च गव्यूतिसान्रमिव पारेशोण तस्यथ भगवतश्व्यवनस्थ स्वतामना निर्मित- 
व्यपेदर्श च्यावन नास कानने ( २७ )। 

& च्यवना श्रम की पहचान के सम्बन्ध में श्रीपरमेश्वरप्रसाद शर्मा ने महाकवि बाण के 
चंशन तथा वास-स्थानः नामक छेख में ( माधुरी, वर्ष 4, सं० १९८७, पूर्ण संख्या ९६, 
पृ० ७२२- ७२७ ) विचार किया है। उतका कहना है--शोखनद के किनारे खोज 
करने से च्यवनक्रिप का आश्रम आजकल भी 'देवकुए! ( देवकुड ) के नाम से एक सुविस्तृत 
जंगल-फा डियों के बीच गया जिले में शोय नहर के आस पास, शोंण की वत्त सान धार 
से पूर्व की ओर, गया से पश्चिम रफीयंज से १४ मील उत्तर-पश्चिम में बता हुआ है 
बाण का जन्म्रस्थान इसी के ध्यस-पास कहीं होगा । और भी खोज करने पर इस च्यवना- 
ध्रम के आस-पास चारों ओर बच्छुगोतियों की कई एक बड़ी-वड़ी बस्तियों का पता क्गता 
है, जैसे सोनभदर, परभे, वधवाँ वगैरह । इन सबमें सोनभदूृदर आदिस्थान साना 
जाता है। मालूम होता है कि शोण के किनारे होने के कारण ही इस गाँव का नाम 
शोणभद्र॒ पढ़ा। यहाँ के रहनेवाले सोनभद्रिया विख्यात हुए जो अपने को बच्चगोतिया 





प्रथम ) सरस्वती की शिवपूजा १६ 


शोणतव्वर्ती आश्रम में सरत्वती की दिनचर्या का वन करते हुए. शिवपूजा के संत्रंघ में 
कई महत्वपरग सूचनाएँ दी गई हैं। सस्स्वती नदी के किनारे सैकत शिवलिंग बनाती और शिव 
५ पंचब्रद्मार्म दी पूजा करती थी ( पंचब्रह्मपुरुसरां, २० )। शिव के ये पाँच रूप सद्योजात 
बामदेव, अथोर, तत्पुरूण और ईशान नामक थे। इनके अनुसार पंचसुखी शिवलिंग कुषाणकाल 
से ही बनने लगे थे और गुप्तकाल में मी उनका पिशेष प्रचार था [ चित्र १० ]। पाँच तत्व 
आर पाँच चक्रों के अनुसार यह शिव के पंचात्मक रूप की कल्पना थी। बोौड़ों में भी योग 
और तांत्रिक प्रभावों के सम्मिश्रण से पंचात्मक बुद्"ों की उपासना व कलात्मक अभिव्यक्ति 
कुपाण और गुप्तकाल में विकसित हो चुकी थी । बाण ने यहाँ शिव की अश्मूर्तियों का भी 
उल्लेख किया है। इतका ध्यान करके शिवपूजा में शिवलिंग पर अ्रष्टपुष्पिका चढ़ाई जाती 
थी। कालिदास ने अमिज्ञानशाकुन्तल के मंगलश्लोक में शिव की इन अश्टमूर्तियों का 
अत्यन्त सरस बगन किया है। बाण ने उनके नाम इस प्रकार गिवाए है --१, अवबरनि 
९. पवन; ३. बन (जल), ४. गगन, ४. दहन (अग्नि), ६. तपन (सूर्य), ७. तुहिनकिरण 
चन्द्रणा) और ८, यजमान (आत्मा २०)। अश्पुष्षिक्रा पूजा के इस प्रसंग से भ्रुवागीति का 
मह्खपूृर्ण उल्लेख हे जिसका तालये ध्रुपद गान से ही ज्ञात होता है। अपदगान ओर कुछ 
गगों का विकास बाण से पहले हो चुका था। बाण के पृवकालीन सुबस्धु ने वासवदत्ता में 
सर वा रपष्ठ नामाल्लेल किया हूं |१ 
एव दिन प्राठःकाल के समय एक सहस्त पदाविन्सेना श्र घुड़सयारों की एक टुकडी 
उस आशम के समीप आती हुई दिखाए पढ़ी । शजुत्तकाल मे बहुत यत्न के बाद पदाति-सेना 
का जे निखरा रुप बना था उसका एव उभरा छुआ जिन्न बाण ने यहाँ प्रलुत किया है 


दाल हैं। इच्हुपोतिया शप्द पत्तयोत्रीय शब्द वा दिगढ़ा हुआ रूप है। च्यवनाश्रम 
बन एसीएएा, शाणभद्र व परद्धा, तथा साउभदरर छा प्रायानता श्रार बच हुगो;तया नाम के 


ऊ 


ही चे /-. 
साप्तेत्व थे; उपर पदिदार करने से यह धारणा हुए दिना नहीं रह सकती कि यह सोनभद्र 


कप शो 
गोद सातववबीे१८ दाण के राहपयदाल वा 


जज 
९ १| 
2/) 
के । 
के 
8 
| 
4 
4 
या 
5 
£) 
हि 
शव 
न । 
ब्न्न्पी 
| 


ने श्रपने कादम्बरी- 


2 हिल तप 
द्ंद शादचाबदए उएनपइास शफएप्दथारत-ऊस शारतर्प् ट्ट््त दास दा रचना की थी | ड़ 
0) 


कि अर २ दें; जनन्‍्स-स्थान दे विपय में भी ् डे, डे 
दचाशणख बा साल सयूर दें उच्सनझस्धाद दा दपय से ना इस लख मे ल्खिा हक गया 
का शो 
25 ए्‌ _+ का 5 ३ 55 बन २१०. ट्र््ज 
हिल मे रामरंत स्ेशद से दृछ्तिण-श्दिस ६४ मल हटकर च्यवनाभ्रम से टीक बीस 
प्‌ होल कक बञ [आल हि 
१2| डक जब ० + जा सकस ऊझार एए दा दरार 23ककल “्आा इंच जा रा टय च््च्+। 
46 एछणनपाश्द्रर फीद एरए एड, 'दद' सासक प्रॉस्स स्थान टू जज सूय का एक वाल 
दिल इस प् सपे ६ए। उ>लवच७रिक -०+ ->०००७०-क ग्हट <> के कक ०५ 
8्क २ साच्नरकूट मा तपासास दा काग्ण बदला सहा है। यहा प्रतदप कातिक कोर च्चत्र्‌ 
43) | ब्क हर दा न्न्क्ज्ड दर 33 >> रे ०५ कल हे के 
दे का हर दर बार सूदला < दा यह लाधपप 
पु द] १ छा छा ४ घार रण 5५६३ ४५३०७ ५७२६ हु- एस घ्व्दु गरा पांत क्र 
5 ढ़ न्‌छ् चलन जे अं ब्रर दाचतत्ा-जू ब्क दटीन +>> 2 स्क 
हिल दस ९३॥ रए शपससर हे च्ययदाधय बंप सह पाएइम सुह का ६। इसके आस 
३ श्ज पु /, | १० 
एल शर्धार मात दे गाय क्ञातताशड ८६ ससन्‍्नाषा सामरिक हे ये गप 
है ५ ए४७(६५ हे पर ३ हज »0भ४ ७४०३ ट्ट ज्लना छ्रफ्त् क्र सयूर का च्‌ शज़ 
5उऊाजऊझ 8४ (शाएटतव, प्ण्ट छजछ ) 
है. प्रशंसक धए 6 जल ३ 682 ख्प्क्णरर नव्यागय खद्ासद रत । 
पे 2४ ध ५४६७ ७-० ६ स'ु ५ यु ॥ दासबट्ता, जावानन्यर 
क्‍ हर हा पे ८ कर # ९ है| काश पाक लक कल के कपिओ अभी कनकाक न त छाष्ट्ज नशा अत 208 अं बी 
# 75 कल ही ढ़ है स्प्र डर र 
हल । ] ५४५५ थतगा-गाकर 
& ७४५४६ ६& सूाए हि 


२० पदातिसैना [ उच्छवास 


पदाति-सेना की भर्ती में प्रायः जवान लोग थे (झरुवप्रायेण)। बाण के समय लम्बे वाल रखने 
का रिवाज था; लेकिन फीजी जवान लम्बे घुँत्वराले वालों को इकट्ठा करके माये पर जूड़ा बाँवते 
थे १ [चित्र ११]। वे कानों में हाथीदाँत के बने पत्ते पहनते थे जो ऋषके की तरह कपोल के 
पास लटकते थे *। प्रत्येक सैनिक लाल रंग का कंचुक या कसा हआ्ा छोटा कोट पहने था 
जिसपर काले अगुरु की बुंदकियाँ छिटकी हुईं थीं 3 | सिर पर उत्तरीय की छोटी पगड़ी जँबी हई 
थी ४| बाएँ हाथ की कलाई में सोने का कड़ा पड़ा हुआ था। गुप्तकाल में इसका शाम 
रिवाज था। कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया है ५ । यह कड़ा कुछ निकलता हुथा 
या दीला होता था, जो सम्मवतः छैलपन की निशानी थी। इस विशेषता के कारण बाण 
ने उसे स्पष्टनहाटक-कटक कहा है! । कमर में कपड़े की दोदरी पेटी की मजबूत गाँठ लगी 
थी ओर उसी में छुरी खोंसी हुई थी ९ | छुरी के लिए प्रायः असिवेनु या असिपुत्रिका 
शब्द चलते थे। निरन्तर व्यायाम से शरीर पतला किन्तु तारकशी की तरह खिंचा हुआा 
था <। गठे हुए लम्बे शरीर पर पतली कमर में कसी हुई पेटी ओर उसमें खोंसी हुई कयारी, 
इस रूप में सैनिकों की मिट्टी की मूर्तियाँ अहिच्छ॒त्रा की खुदाई में मिली हैं जो लगमग छुठी- 
सातवीं ईसबी की हैं * [चित्र १२ ]। पदाति-सैनिकों में कुछ लोग मुँगरी या डंडे लिये हुए थे 
( कोणधारी ) और कुछ के हाथ में तलवार थी। यह पदावि-सेना आगे-श्रागे तेज चाल से 
चली जाती थी और इनके पीछे अश्वद्न्द या घुड़सवारों की टुकड़ी आ रही थी । 


घोड़ों की टुकड़ी के बीच में अद्वारह वर्ष का एक अश्वारोही युवक था। द्धीच 
नामक इस युवक के बणन में बाण ने अपने समकालीन सम्भ्रान्‍न्त और नवयुवक सेनानायक का 
चित्र खींचा है। वह बड़े नोले घोड़े पर सवार था। साथ में चंबर डुलाते हुए दो 
परिचारक दाएँ बाएँ चल रहे थे। आगे-आगे सुभाषित कहता हुआ एक बन्दी या चारण 
चल रहा था| सेनानायक के सिर पर छुत्र था। बाण ने छातों का कई जगह वर्णन 
किया है (५६, २१६ )। इस छाते की तीन विशेषताएँ थीं। उसके सिरे पर ग्धचन्र 
की ञ्राकृतियोंवाली एक गोल किनारी बनी हुई थी। बंगड़ीदार या चूड़ीरार सजावट की 
यह किनारी ( 800)]0/०१ ७०/४७० ) प्रभामंडल के साथ कुपाणकाल से ही मिलने लगती 





$ प्रलम्वकुटिलकचपदलवघटितललाटजूटक, २१ । इस शकार के माथे पर बंधे जूड़े 
(ललाटजूटक ) के साथ सथुरा-संग्रहालय में जी २३ संख्यक पुरुषमस्तक देखिए । 

२ धवलपत्रिकाय तिहसितकपोलभिति, २१ । 
कृष्ण शवल्कपायकंचुक, २१ । 
उत्तरीयकृतशिरोचेब्टन, २१ । 
कनकवलयभ्र शरिक्तप्रकोष्ठः, मेघदूत, ११ | 
बामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटकेन, २१ । 
हद्विगुणपट्टपट्टिकागाठग्र'थिग्धितासिधेनुना, २१ । 
अनवरतव्यायामकृशककशशरीरेण , २१ | 
वासुदेवशरण श्रग्मवाल, टेराकोटा किगरीन्स श्राँव अहिच्छत्रा, एश्येट इंडिया, 
अंक ४, एप्ठ १४९, त्तत्र० सं० १८८, | 


७ 6 &» ५» ०० ० 


नए 


प्रथम ] युवक दूधीच र१ 


है। किन्तु गुत्तकाल के छावा-मंडलों में इस किनारी के साथ और भी अलंकरण जैसे 
कमल की पेंखड़ी और मोर या गरड़ मिलने लगते हैं। ये छाया-मंडल हूबहू छ्रों के 
ढंग पर अलंझत किए. जाते थे। ऐसा कालिदास ने लिखा है ।। छत्र के किनारे पर 
मोतियों की कालर लगो हुई थी ( सुक्ताकलजालमालिना २१ ) ओर बीच-बीच में तरह- 
तरह के रन जड़े थे । दधीच कटि तक लम्बी मालती की माला पहने हुए था और उसके सिर 
पर तीन प्रकार के अलंकरण थरे। एक तो केशान्त में मौलसिरी की मुंडमाला थी, दूसरे 
सामने की ओर पद्मरागमणि का जड़ाऊ छोटा गहना या करलेंगी ( शिखंडखंडिका २१ ) 
लगी हुई थी, ओर तीसरे उसके पीछे की ओर मौलिधाररा किये हुए. था। उसकी नाक 
लम्बी और ऊँची थी ( द्रावीयस घोणावंश )। सुख में विशेष प्रकार का सुगंधित मसाला 
था जो सहकार, कपूर, कक्‍क्रोल, लवंग, और पारिजात इन पाँच सुगंधित द्वव्यों से बना था | 
ज्ञात होता है कि उस समय इस मुखशोधक सुगंधि ( मुखामोद ) का अ्रधिक रिवाज था| 
बाग (मा लग इसका डल्लेख किया है और ऊपर लिखे द्रव्यों के अतिरिक्त चंपक और 
लब्ली भी मुखशोधक मसाले में मिलाने की वात लिखी है (६६ )। युवक के कान में 
त्रिकंट्या नाम का गहना था। यह आभूषण दो मोतियों के बीच में पन्ने का जड़ाव करके 
बनाया गया था (कदम्बमुकुलस्थृूलम॒क्ताफलयुगलमध्याध्यासितमरकतस्य त्रिकंट्ककर्णामररास्य, 
२२ )। उस समय त्रिकंदक कर्णामर्ण का व्यापक रिवाज था। ख्री और पुरुष दोनों 
इसे पहनते थे। हुए के जन्ममहोत्सव के समय राजकुल में नृत्य करती हुई राजमहिषियाँ 
त्रिकटक पहने हुए थीं ( उड् यमानधवलचामरसदालमत्रिकंटकवलितविकट्कटाक्षा:, १३३ )। 
हपे का ममेर भाई मंडि जब्र पहली बार दरबार में आया, वह कान में मोतियों से बना त्रिकंटक 
पहने था ( जिकंटयमुक्तापलालोकथवलित, १३५ )। सौभाग्य से बाण के वर्णन से मिलता 
हुआ : सोवियों के बीच में जड़ाऊ पन्ने सहित सोने का कान में पहनने का एक गहन 
वाली के झाकार का है, सुझे प्राम हुथ्या था; वह अब राष्ट्रीय संग्रहालय 
%॥ उसको पहचान त्रिकंट्द से की जा सकती है | [ चित्र १३ ] 


द्यीच को न; 
| 


हना जो 
) गई दिल्ली में सुरक्षित 


+ 


पर ले एक हरे रंग का कसकर बाँधा हुआ ( निब्रिडनिपीडित ) छोय 
ण ट इसके दॉँघने के प्रकार क यथा थे 85 [अप चर ४गे 
बाण थे इसका अधिन रे प्रकार का य चत्रश किया हं। सामने की ऋोर 


भाव हे कुल नीचे उसका एक बोना रहता था ( ईपदधोनामिनिहितेककोशकमनीय 


थे स्श कब हि कप 5 (का ० »++ के ० सर 2) 
लद इसका ऊाए हा ।हसण नीणो या हंठी मे देंधा थी चेका छवय 
विस ये डाप ॥ हिंद नी ) या इंदे में बंधा और नीचे के डुग रहता था। शरीर 
8 खोएत थे डाहिनी जोब का वाह भाग टिखाई दे जाता 5 व ्ि 
हे हिची जब का कुछ नाग दिखाई दे जाता था ( संवलनगप्रकयितोरुत्रिभाग, 
न िप य ्डनर गण तमः का व्त््त्ा: भा 05 न जे 2 ०5 ० ब52 
| इस गसहाहुमा झ्धोदद का कच्छमाय पीडे की ओर पन्ना खॉसने के बाद भी 
पुल जाओ ओेधरातओं रचा, 5 दक्ष्याधिकत्तिमयल्लच, २० अधोगम्त्र 
था पे । (६ “फ्वावकक्षेमपल्लच, २२ )। थोवन्र पहनने का 
हड ५६ आर है पही॥ 8 (“9 आकर 3 +-लतण अजीत हक 2. 
० 30 00 27 2 0 ककया प्रत्य्क्त लय हि प्ज् चना छू इसने द्य गण जप बज 
४ 2 पी 7 38 मल बगल लगाने की खाए 
0 5 508 0 077 के 
अंक तल न 2. . ०४>म> 5 झ् 
के 37 कर मा एफॉे करर पर दा जि कफल+ से ले ए्‌ 
ष्< +१३०४५२५ ०३३० अत चा उसर ज्ञिक भी वगान कि 
लक न कक मत जाति का सी वेगात किया जगा 
के. 8 बा 3 पी आर 2 फ्ॉहचभ्र >_2जचफल 2 अक्िज > 
श्णई क वात लूयाम था। सीद घोड़ों को साग लगाम श्रौ 
पा जा ई:जजल --+ 3 ० बन हे २ ४ हि सि र्‌ तेज- 
पक आमजन पद 7 बट फोर एज शर्त: पक ता असकफे फिर वाग ने > 
हक हे ५ वो हैं। उसके लिये बाण ने पवरखलीन 
६. दापयामंस्ललजथर: पदुसातपत्रर, रछुवंश, 9. ५। 


२ 
है 


कि १/- 


द्धीच का अंगरक्षक [ डउच्छुचास 


नाम दिया है। खलीन शब्द संस्कृत में यूनानी भाषा से किसी समय लिया गया था जो 
बाण के समय में खूब चल गया था । घोड़े की नाक पर सामने की ओर लगाम का कमानीदार 
हिस्सा ( दीघब्राणलीनलालिक ) और मरे पर सोते का पदक कूल रहा था ( ललाय्लुलित- 
चामीकरचक्रक ))। गले में सोने की कनकन बजनेवाली मालाएँ पड़ी थीं जिन्हें जयन 
कहते थे ( शिजानशातकौम्मजयन, २३ )। जहाँ सवार के पैर लथ्कते थे वहाँ कया के 
समीप पत्चान से भूलती हुई छोटी-छोटी चंवरियों की पंक्ति घोड़ों की शोभा के लिये लगाई 
जाती थी ( अश्वमंडनचामरमाला, २३ ) | 

इस प्रकार वह नवयुवक नायक अश्वबृन्द के मध्य में चल रह था, मानो वह नेत्रों का 
आकषणांजन, मान का वशीकरण मंत्र, सोभाग्य का सिद्धियोग, रूप का कीर्तित्तम्म और 
लावण्य का मूत्र कोष हो। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। वाग्मय्ट के अशंगसंग्रद में जो 
लगभग बाण की समकालीत स्चना थी, सर्वाथसिद्ध अ्ंजन के बनाने की विधि विस्तार से दी 
गई है। बाण ने लिखा है कि चंडिका के मंदिर का बुड् दक्खिनी पुजारी किसी ठग के 
द्वारा दिए हुए सिद्धांजन से अपनी एक आँख ही गया बैठा था ( का० २२६ ) । उस समय की 
जनता देवी-देवताओं की मनौती मानकर इस प्रकार के सिद्ध अंजन और ओउवियों का 
प्रयोग करती थी, यह भी वाग्मद्ठ से ज्ञात होता है। सातवीं शी में कीर्तिस्तम्म शब्द 
का प्रथोग उनके निर्माण की प्राचीन परम्परा का सूचक है। 

उसके पाश्व॑ सें घोड़े पर सवार एक अंगरक्षक चल रहा था। लम्बा, तपे सोने के 
से रंगवाला, अधेड़ अवस्था का, जिसके दाढ़ी मूँछ ओर नाखून साफ-सुथरे कटे हुए थे 
( नीचनखश्मश्रुकच ), छिले कसेरू-सी घुओे खोपड़ीवाला ( शुक्तिब॒ल्षितः ), कुछ त॒न्दिल, 
रोमश उरस्थल वाला, दिखावटी न होने पर भी भव्य वेश का, आकृति से महानुभाव शिष्टा 
चार ( तहज़ीवसलीका ) की सीख-सी देता हुआ ( आचारत्य आचायकम्‌ इव कुर्वाणं ), 
सफेद कंचुक पहने हुए और प्िर पर घुली दुकूलपटिट्का बाँधे हुए--इस प्रकार का वह पाश्व- 
पुरुष था। यहाँ स्पष्ट रूप से उसकी जातीयता न बताकर भी वाण ने बारीक हुलिया से 
उसके विदेशी होने का इशारा किया है। संभवत: इस वर्णन के पीछे पारसीक सैनिक का 
चित्र है। बाण ने स्वयं उसके लिए. साधु? पद का प्रयोग किया है। संभवतः यह शाह 
का संस्कृत रूप तत्कालीन बोलचाल में प्रयुक्त होता हो | 

वे दोनों घोड़े से उतरकर सरस्वती ओर साविन्नी के पास लतामंडप में बिनीत भात्र से 

आए। शिष्यचार के उपरान्त सावित्री के प्रश्न के उत्तर में पाश्वंचर ने अपने साथी का 
परिचय देते हुए कहा -- यह च्यवन से सुकन्या में उत्नन्न पुत्र दधीच है । इसका जन्म अपने 


ञ5 


नाना के यहाँ हुआ । अच यह अपने पिता के समीय जा रहा है। में इसके मातामह-कुल 
का आज्ञाकारी भ्रत्य विकुत्ति हूँ। शोण के उस पार च्यावन वन तक हमें जाना है। आप 
भी अपने गोत्र-नाम से अनुण्हीत करें !! साविन्नी ने इठना ही कह -- आय, समय पर सत्र 
जानेगें?। इसके बाद संब्या हो गई किन्तु सावित्री को उस युवक में मन लग जाने के कारण 
ींद न आई। कुछ दिन बाद यही विकुत्नि छुत्रधार के साथ पुनः वाँ आया। कुशल- 
प्रश्न के उपरान्त उसने सूचना दी कि कुमार दधीच की मालती नामक सखी उसका सन्देश 
लेकर शीघ्र ही आएगी। अगले दिन प्रात:काल शोण पार करके माज्ञती उस स्थान पर 


हा 
ह 


दधीच की सख्ती साल; का वेष १३ 
[प्रथम घीच की सखी सा 


झाई)। वह बड़े तुरंगम पर सवार थी। उसके पैर रकात्र में पड़े हुए थे ( 22008 
चरणयुगल, ३१ )। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारतवध में रकाल हे वशन हे रे 
सवारी के लिए ही आता है और कला में भी स्त्रियों के लिये ही उसका अंकन किया गया है। 
[ चित्र १५ | 
मालती का वेश विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह घोए हुए सफेद रेशम का 
पैरों तक लब्कता हुआ सीना कंथुक पहने थी* जो साँप की केंचुली को तरह हल्का ओर 
बारीक था । इस प्रकार का लम्ब्रा कंचुक अजन्ता की पहली गुफा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर 
के पीछे खड़ी हुई स्त्री के शरीर पर स्पष्ट है। वस्त्र के लिए यहाँ नेत्र शब्द का प्रयोग किया 
गया है । बाण के ग्रंथों में वह शब्द कितनी ही बार आता है। नेत्र एक प्रकार का महीन रेशमी 
कपड़ा जान पड़ता है। झौने ऊंचुक के नीचे कुसुम्मी रंग का लाल लंदगा ( कुसुम्मरंगपाटल॑ 
चंडातक ) भलक रहा था (अन्तम्फुर्ट ) जिस पर रंग-विरंगी बरकरियाँ पड़ी हुईं थीं 
( पुलकबंधवित्रम्‌ ) | शात द्ोता है कि बांवनू की रंगाई से ये वंदकियाँ उत्पन्न को जाती थीं | 
दस तरद की रंगाई के लिये पुलक बन्ध पारिभाषिक शब्द ज्ञात होता है। उसका मुख मानो 
नीले अ्रंशुक की जाली से दँका था ( नीलांशुकजालिकयेव निरुद्धाधवदना ) | माथे पर दमकता 
हुआ पद्मराग का चढ़ला ऐसा फबत्रता था मानो वह रक्तांशुक का घूंघन डाले हुण थी। बाण 


के दर्गनों में देहाती स्त्रियों के वेश में ही शिरोवगुंठडन का उल्लेख आया है। 


मालती के शरीर पर कई प्रकार के आभूषणों का वर्णन किया गया है। कटिप्रदेश 
में बजती हुई करवनी थी । गले में आँवले जैसे बड़े गोल मोतियों का हार था ( ग्रामलकी- 
पालनिसतलम॒क्तापलद्वार ) । इस हार की उपमा स्थूल अश्गण या नवग्रहों से दी गई है| ज्ञात 
होता है कि यह ने बड़े मोतियों का कंठा था जो ग्रीवा से कुछ सदर हुआ पहना जाता था | मथुरा 
कला में इस प्रकार का कंठा शुंय कालीन मूत्तियों पर ही मिलने लगता है? | छाती पर रत्नों की 
प्रालग्यमाल्या बच्चों तक लटबाती थी ( कुचपर्णकल्शयोस्परिरत्नप्रालंवमालिकां ) ४) इस माला 
मे बाल और हरे रतन श्र्भधात्‌ू माणिक ओर पन्ने जडहे थे। एक हाथ की कलाई में सोने का 


जिसे हे सिर जे श्र प्र क 
कहा था ( शध्वकट्क ) जिसके गाह्ममुददी सिरों पर पन्ने जड़े हुए थे ( मरकतमकरखेदिका- 
६. कमारपामा, ऐोप्टन स्यूजियस छुटेटिन, रं० ६४४, अगस्त १९२६, ए० ७, चित्र ४ 
में मधरा ये; एक सृचीपट्ट पर झशदशागेहिणा स्त्री रकाद सें पैर डाले हुए दिखाई गई 


॥ 
कृधारदामी के शबुतार +रतंय दाह हरग संसार में सबसे प्राचीन 


837" ४2१४ 


+ बे 
चल कियर कक इापरत) 8४४४५ सथर र्क बोडप2 जा निपय य्स श । > पृः कई 
अर ते, छाज्या, राणा छार सधुरग का शिष््म्स्क्ा से ट्वित.यतप्रव्त शता टृ० पृव की 
बा त्क ब्ल्क न धर 46775 दे द० उटातसश सिल्ते हम 0. 2 हे 
ध्वारा, खातेया मे भदाद के इश्ट सदात्ग्ण सल्ते हैं! प्रायः स्व्रियाँ रकाव के साथ और 
कृपा | मनन ब्ब्क ० 3 १५०८ कहर शक 5 कर्क सी अर करके रू &5 |. हब ले 
एप उप दे पिया छटार करत स्खाए रए €ू | ऊूद रह्ाद दिखाई जाता है ता सी हट 
गा ् ०] 5 न 
3 0 05) 3 02072 2 पा बथ य 25 255 ४०४ को ल्‍ 
तप थाई ये पे: ले सच नहीं लागबा-ती , छोर जब रकाव नहीं होठी तब टॉगें री और पैर 
सं जज एद चले रु पाए जख्जए ऊन च्ट घ्पः ख््प्ि दत्त हे इअफरात 2:22 मी कक “५ | ७ 
हि + वि 9 पिएं इय ए टूल लिया अदा हऊ द्वार३र ने सालन: पा का घोड़े 
घर 5३ + लिप लक व डे 
के पपई पे पा एुए वश्य था त्य दे पात्त रह हुए का हू । 
$६ आन कि ०८४ पनफ्ितित सिभो शिजान एे रा शगप्ात व फिर >> 5+-+ £ ५ 5 ८. 
2 ली पति पड कार मय है आिजपरनतप केचइु इन दगा]हततनलता, ३९६ ॥ 
ब् 2 
६ २४7७ अ॑चक 5च्छक कोन ही. ही... 5 ४ हि 
रा आ घट या पटादाडइनत सादेया, शाह ६१७, ए ६, ले ७ । 
है हीएिलूबुरजन्त रत घरात , शसरद ग । 


२४ वात्स्यायनवंश [ उच्छुवास 


सनाथ )। गाह्ममुखी (ग्राहमुखी या मकरमुखी ) और नादसममुत्री कहों का स्वाज भारतीय 
गहनों में अभी तक पाया जाता है । कानों में एक-एक वाली थी जिसमें मौलसिरी के फ़ल की 
तरह लम्बोतरे तीन-तीन मोती थे! इसके अतिरिक्त बांये कान में नीली कजक का दन्तपत्र 
और दाहिने कान में केतकी का हरा श्रवतंस नुकरीला टौँसा ) सशोमित था। मधि पर कल्तूरी 
का तिलक बिन्दु लगा था। लल्लाद पर सामने मांग से लग्कती हुई चदुला तिलक नामक मणि 
थी ( ललाव्लासकसीमन्तचुम्बी चढुला तिल्कमणि: )। इस प्रकार का चटुला तिल्षक गुप्कालीन 
स्त्रीमूत्तियों में प्रायः देखा जाता हे* | [ चित्र १६ ] पीठ पर बालों का जूड़ा ढीला लग्का 
हुआ था और सामने केशों में चूड़ामणि मकरिका झआ्राभूषण लगा हुआ था। दोनों ओर 
निकले हुए दो मकरमुखों को मिलाकर सोने का मकरिका नामक, आभूषण बनता था जो 
सामने बालों में या सिर पर पहना जाता था । इस प्रकार मात्नमी के वेश और आ।भूष यों के 
ब्यौरेचार बणन में उस काल की एक सम्ध्रान्त स्त्री का स्पष्ट चित्र बाण ने खींचा है | 
मालती के साथ उसकी ताम्बूलकरंकवाहिनी भी थी | लतामंडय में आकर वह सात्री 
ओर सरस्वती के साथ आल्ाप में संलग्न हो गई | मध्याह के समय सावित्री के शोणतद 
पर स्नान के लिए, चले जाने पर मालती ने सरस्वती से दवीच का प्र म-संदेश कह सुनाया । 
यह संदेश समासरहित सरल शैली में कहा गया है | उत्तर में सरस्वती के प्र म का आश्वासन 
पाकर माल्षती पुनः व्यवनाश्रम में आई ओर अगले दिन दधीच को साथ लेकर लौटी । वहाँ 
एक वर्ष से कुछु अधिक समय तक दधीच ओर सरस्वती साथ-साथ रहे | तत्र सरस्वती ने 
सारस्वत नाम के पुत्र को जन्म दिया, और पुनः शापावधि समाप्त होने पर ब्रह्मलोक को लौट 
गई। भागव वंश में उत्पन्न अपने भाई ब्राह्मण की पत्नी अक्षमात्ता को दधीच ने सारस्वत 
की धात्री बनाया । सारस्वत और अक्षमाला का पुत्र वत्स दोनों साथ बढ़ने लगे । सारस्चत 
ने वत्स के प्र म से प्रीतिकू"८ नामक निवास की स्थापना की ओर स्वयं आपाढ़ी कृष्णजिनी 
बल्कल्ली अच्ुवल्लयी जटी” बनकर तप करता हुआश्रा व्यवन के लोक को दी चला गया। यहाँ तक 
बाणभट्ट ने अपने पूर्वजों का पौराणिक वर्णन किया है जिसमें लगभग पूरा पहला उच्छत्रास 
समाप्त हो जाता है । 
वत्स से वात्स्यायन वंश का प्रादुर्भाव हुआ । उत्ती वंश में बात्स्यायन नामक एदसुनि 
अर्थात्‌ ग़हस्थ होते हुए भी मुनिद्वत्ति रखनेवाले ब्राह्मण उत्पन्न हुए। इन मुनियों का जो 
उदात्त वर्णन बाण ने दिया है उसे पढ़कर ताम्रपत्रों में वर्णित उस समय के वेदाध्यायी, 
कर्मकांडनिरत ब्राह्मण-कुठम्तों का स्मरण हो आता है | इन लोगों के विपय में विशेष उल्लेखनीय 
बात यह कहीं गई है कि उन्होंने पंक्तिमोजन छोड़ रखा था ( विवजितजनपंक्तयः )। ऐसे 
लोग जनसमुद्यय के साथ सामूदिक जेवनारों में सम्मिलित न होकर अपनी विरादरी के साथ 
ही भोजन का व्यवहार रखते थे। दूसरे प्रकार के वे लोग़ थे जिन्होंने ब्राह्म ग, क्षत्रिय और वेश्य 
इन तीनों वर्णों का भी भोजन त्याग रिया था ( वरणत्रयव्यावृत्तिविशुद्धांससः, ३६ )। संम्भत्रतः 
ऐसे लोग स्वयं पाकी रहना पसन्द करते थे | सामाजिक इतिहास की दृष्टि से इतना निश्चित ज्ञात 








१ बकुलफलानुकारिणीमिः: तिसूमिः सुक्तामिः कहिपतेन वालिकायुगलेन, शे२ । 
२ वासुदेवशरण, श्रहिच्चुत्रा देशाकोदाज, एंश्येंट इंडिया अंक ४, एष्ठ १४४, चित्र 
१६४ से १६७ तक । 


[कु . ८ ३ 
प्रथम ] तत्कालीन सुसंरक्षत पॉरवार श्ज 


होता है कि इस प्रकार भोजन की छुो्नाक्वूत के विषय सें ब्राह्मण-परिवारों में विशेष प्रकार 
की रोकथाम और मर्यादाएँ सातवीं शी में प्रचलित हो चुकी थीं । 


से समय एक सुसंस्क्ृत परिवार में विद्या और आचार का जो आइश था 
अपनी बिरादरी के सम्बन्ध में बाण के निम्नलिखित बन से ज्ञात होता हर 
औरत आचारों का उन्होंने आश्रय लिया था। क्ूठ और दम्म को वे पासन 
श्राने देते थे । कपठ, कु-व्लता और शेखी बघारने की आदत उनमें न थी। पापों से 
वे बचते थे । शठता को दूर करके अपने स्वभाव को प्रसन्न रखते थे। हीनता की 
कोई बात नहीं आने देते थे। दूसरे की निन्‍्दा से अपने चित्त को विमुख रखते 
3। वड्धि की धीरता के कारण माँगने की दृत्ति से पराइ्मुख थे | स्वभाव के स्थिर, प्रणयिजनों 
में अनुकूल, कवि, वास्मी, सरस भाषण से प्रीति रखनेवाले, विदग्घों के अनुरूप हास- 
परिद्यास में चतुर, मिलने-जुलने में कुशल, दत्य-गीत-बादित्र को अपने जीवन में स्थान 
देनेवाले, इतिहास में अतृप्त रुचि रखनेवाले, दयावान्‌, सत्य से निखरे हुए, साधुझोों को 
हृप्ट, सब्र स्तों के प्रति सोहाई श्रौर करुणा से द्रव्नित, रजे|गुण से अस्पष्ड, ज्षमावन्त, कलाश्ों 
म॑ वित्र, दक्ष एवं अन्य सब' गुणों से युक्त द्विजातियों के वे कुल असाधारण थे ।? बाण ने 
तत्कालीन शानसाथन वी दो विशेषताओं की ओर भी यहाँ इशारा किया है। अपने दशन 
के अतिश्लि अन्य इशनों में भी जो शंकाएँ उठाई जाती थीं उनका समाधान भी वे जानते थे 
( शमितसमस्तशाखान्तस्संशीति, ३६ )। गुप्तकाल से बाण के समय तक के युग में बौद्ध, 
द्राहमण तथा जन दाशनिक अनेक दृश्टिकोशों से तत्तचिन्तन करते रहे थे। उस समय के 
दाशनिक मंथन हद शंद्यी थी कि वे विद्वान्‌ एक दूसरे से उद्भावित नई-नई युक्तियों ह 
कार कोटियों से अपने-श्ापकी परिचित रखते ओर अपने ग्रंथों में उनका विचार ओर समा- 
धान करते थ। प्रमुख आचाये अन्य मतों में परदुद्ध रुचि रखते थे, उपेक्षा का भाव न 
था। इस प्रकार की जागरूकता के वातावरण में ही वसुत्न्धु, धर्मकीति, सिद्धसेन दिवाकर, 
उद्योतकः, कुमास्लि ओर शंवर-जसे थ्रनेक प्रचंड मस्तिप्कों ने एक दूसरे से ट्करा-टकरा कर 
दाशनिक क्षेत्र मं असृतपृव तेज उत्पन्न किया। इस प्र॒प्ठनृमि में बाण का 


द्च 


हल न्‍ |] 


शिमितसमस्त- 
शालानप्तंशीविं विशेषण सामिप्राय है और ज्ञान-ताधन की तत्कालीन प्रद्दत्ति का परिचय देता 
९। एस पतंग में दूसरी बात यह कही गई है कि वे दिद्वान्‌ समग्र ग्रथों में जो अर्थ की 
शंमियां थी उसकी डदवाब्ति करते थे ( उदवादि 


तसमग्रग्नंधाथग्रंथय:, २९ )। इसमें भी 
८ कत्ल दवियाताधनव की भजक है। समग्र बंथों से ताल मिन्न-मिन्न दशनों, जैसे न्याय, 
“दिव, खांख्ययोग, पेदान्व, शीमांसा, परशुयत, शोड, झाहत आऱि के मंथों से है। उस 
मद ५ गटक-पाइन में ऐसी एप थी कि ढोग केदह अपने ही दाशनिद ग्रंथों के अध्ययन 
ते शाउण मे रुका दसरे स्यादारों के पंशों का नी अध्ययन करते थे और उसमें जो अर्थ 
४4 5 हि वारण ४ इसे समर करदे मे । दर्ल: पएही के वाग्ए नालन्य के वीड-दिश्वदिद्यालय 
0 वाशख ह३ गहरा दे गंदों दा परदन-गवन भी खूद चहल था, जैसा कि श्युआन 
४ नया है हि हैं। ददपक-पयापद शोर इंध-प्ररयन, दोनो कद्ों में दी महज शास्त्रों 
+ एप इर रस हे। शिषानों थी डिश?ेयपारा थी ! रबई दबाए ने पिदाइर मित्र के आश्रम का 
4 2 32347 0 


२६ बाय का बाल-जीवन [( उच्छचास 


>् 


उस वात्त्यायनवंश में क्रम से कुबेर नामक एक ब्राह्मण ने जन्म लिया । बेर के 
अच्युत, ईशान, हर ओर पाशुपत ये चार पुत्र हुए। उनमें पाशुपत का पुत्र अथंपति था | 
अथपति के ग्यारह पुत्र हुए भगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदस चित्रभानु, 
ज्यक्ष, अहिदतत ओर विश्वरूप। इनमें से आठव चित्रभानु की पत्नी राजदेवी से बाण का 
जन्म हुआ । बालपन में ही उसे माता का वियोग सहना पड़ा ओर पिता ने ही मावृस्नेह 
के साथ उसका पालन किया। पिता की देख-रेख में दिन-दिन जीवट लाभ करता हुआ वह 
बढ़ने लगा। पिता ने उपनयन आदि श्र ति-स्मृति-विहित सब्र संस्कार यथासमय किए | 
बाण की आयु चौदह वर्ष की भी पूरी न होने पाई थी कि उसके पिता भी बिना बृद्धावस्था 
को प्राप्त हुए ही गत हो गए। उस समय तक बाण का समावतंन-संस्कार हो चुका था। 
विवाह के साथ-साथ दो-एक दिन पहले ही समावतन-संस्कार कर लेने का जो रिवाज है, 
उसके अनुसार ज्ञात होता है कि बाण का विवाह भी पिता के सामने ही हो गया था। 
समाइत्त पद में ही विवाह का भी अन्‍्तर्भाव है। हप के साथ पहली भेंट में उसने 
अत्मसम्मान के साथ कहा था-स्त्री का पाणिग्रहण करने के बाद से ही में नियमित 
गहस्थ रहा हूँ ( दारपरिग्रह्मदम्यागारिकोइस्मि, ७६ )। 


)७०० & 


पिता की मृत्यु से बाण का कुछ दिन तक दुःखी ओर शोकसंतप्त रहना स्वाभाविक 
था। उसने वह समय घर पर ही काठ । जब शनः-शनें: शोक कम हुआ तब बाण की 
स्वतंत्र प्रकृति ने जोर मारा। वह उसके यौवनारम्भ का समय था, घुद्धि परिपक्व न हुई 
थी ( धैयप्रतिपक्षतया यौवनारम्मस्थ, ४१ ), अल्हड़पन के कारण स्वभाव में चपलता थी 
और मन में नई-नई बातें जानने का कुतूहल्ल था| पिता के न रहने से एकाएक जो छूट मिलो 
उससे नियमित जीवन में कमी आई ओर अविनय या अनुशासनहीनता बढ़ गईं। फल यह 
हुआ कि वह 'इत्वरः (आवारा ) हो गया। इत्वर का अ्र्थ शंकर ने गमनशील किया है। 
मूल में यह वैदिक शब्द था जो 'इण गतौ? धातु से बनाया गया था। क्रमशः इसका अथ 
गमनशील से चंचल और ऊधमी हो गया। हिन्दी की इतराना धातु इसी से बनी है । 
लोक में ईतरे बालक और ईतरी गाय ये प्रयोग दंगई, ऊघमी, उताती के अ्रथ में चलते हैं। 
बाण का अभिप्राय यहाँ इत्वर से अपने आवारापन की ओर इशारा करने का है। बाण के 
घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ब्राह्मणों के यहाँ जेसा चाहिए. बेसा पिता-पितामह का 
उपार्जित घन घर में था ।१ उसकी पढ़ाई का सिलसिल्ला भी जारी था ( सति च अ्विष्छिन्ने 
विद्याप्रसंगे ) | ज्ञात होता है कि बाण के गाँव प्रीतिकूट में संस्कृत के विविध विषयों की पढ़ाई 
का उसके सगे-सम्बन्धियों के कुल्ों में दो श्रच्छा प्रतचन्थ था। जब वह हृ॒प के यहाँ से लोटकर 
अपने गाँव आ्राया तो उसने अ्ध्ययन-अध्यापन और छात्रसमूह के विषय में स्वयं विशेष रूप से 
प्रश्न पूछे | व्याकरण, न्याय, मीमांसा, काज्य,:कर्मकांड औरवे दपाठ, इतने विषयों की पढ़ाई तो 
नियमित रूप से प्रीतिकूद गाँव में ही होती है (८४) । किन्ठु उसके तूफानी स्वभाव के कारण 
ये सत्र सुविधाएँ भी बाण को घर में रोककर न रख सकी | बह लिखता है--जेसे किसी पर 
ग्रहों की बाघा सवार हो वेसे ही स्वच्छुन्द मन और नवयौवन के कारण स्वतंत्र होकर में घर से 


१. सत्सु अ्रपि पितृपितामह्दोपात्त पु ब्ाह्मणजनोचितेषु विभवेषु, ४२ | 


प्रधम ] देशान्तर-प्रवास और स्वर्साव २७ 


निकल पड़ा। मेरे मन को तो देशान्तर देखने की इच्छा ने जकड़ लिया था।१ इसपर 
सबने मेरी बड़ी खिलली उड़ाई ।* किन्तु उसका यह प्रयास ही उसके लिए बहुमूल्य अनुभव 
उपाजित करने का कारण हुआ्आरा। देशान्तर देखने की जो उत्तट लालसा मन में थी वह 
हलका झुनूइल न रहकर ज्ञानवृद्धि का कारण बन गई । 


अपने इस प्रवास में बाण ने चार प्रकार के सामाजिक स्तरों के अनुभव लिए । एक 
तो बड़े-बड़े राजकुलों का हाल-चाल लिया जहाँ अ्रनेक तरह के उदार व्यवहार देखने को मिले। 
दूसरे प्रसिद्ध युरुकुल् या शिक्षा-केन्द्रों म॑ उसने समय बिताया ( गुरुकुलानि सेवमान: )। 
वद्मपि शण ने नाम नहीं दिया, तो भो संभावना यही है कि श्रेष्ठ विद्या से प्रकाशित ( मिर- 
वद्यविद्याविद्रोतित ) अपने प्रान्त के ही विश्वविश्र॒ त महान्‌ गुरुकुल नालन्दा में भी वह गया 
हो ओर वहाँ के विद्याक्रम की व्यवस्था का अनुभव किया हो । रिवाकर मित्र के आश्रम में 
गानन्साथन के जो प्रकार उसने बताए हैं उन्हें नालन्दा-जैसे विद्याकेन्द्र में ही चरिता्थ होते 
हुए देखा होगा ( २२७ )। तीसरे गुणवानों और कल्लावन्तों की गोष्ठियों में उपस्थित होकर 
( उपतिष्टमान: ) उनकी मूल्यवान्‌, गहरे पेठनेवाली और बुद्धि पर धार रलनेवालो चोखी 
चर्चाश्रों से लाभ उठाया ( महाहलापगम्भीरगुण वद्‌गोष्ठो: )॥ जैसा कहा जा चुका है, 
श्न गोष्टियों में विद्या-्गोप्टी, काव्य-गोप्ठी, बीणा-गोप्ठी वाद्र-गोप्ठी, उत्य-गोष्ठी आदि 
रही होंगी। चोब उसने उन विद्ग्धमंडलों का भी हृत्रकर ( गाहमानः ) रस लिया जिनमें 
रसिद; लोग सम्मिलित होकर बुद्धि को नोक-क्ोंक करते थे | 


बाण का व्यक्तित्व चार प्रकार की प्रवृत्तियों से मिलकर चना था। एक तो उसके 
मात मे रबी का पुट था; दूसरे वंशोचित विद्या की प्रवृत्ति थी 3 ; तीसरे साहित्य और 
विविष बलाओं से अनुराग था ; और चौथे मन में वेदर््य या छेलपन का पुट था। उसका 
उमाव अत्न्त सरल, सजीब और स्नेहीं था। भारतीय साहित्यिकों के लम्बे इतिहास में 
सता वा साथ बाण के रभाव वी पररी बैठती है तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साथ | वह लिखता 
६ % अपनी चाहमिन्रमंडली में फिर लौटकर आने पर मुझे जैसे मोक्ष का सुख मिल्रा (बाल- 
धनमत्हर्व मेच्यगत: भोजुमुखमिवान्यभवत्‌ , ४२ )। अपने मित्रमंडल का उसने वर्णन 
गा किया है जिससे उन लोगों के प्रति उसके कोमल भाव सर ४; ह 
््् प्र इक पापा 5 पिन 3५ 5 रे जद ; हु शमल हाचत होते हर | वह लिखता है क्कि 
5 आज यमन तथा कुंड और भी लोगः उसके साथ थे। उसने अपनी 


जैन मित्रों के ऊपर पूर्ण रीति से छोड़ रखा था 


(तहव प्रदयगि थे वार्ता सास छापब 
पतन प्रद्गत के कारण अपन आापव। 


2 है 5 कक के 3 अत 
६ छिपा नरम तगत: ४२ )] 


न पे। दरंनेंह्ल बाती रह ध्‌! 252 व्यक्तियों 3 ' <्‌ 
2५5 5 दो रु दे "4.4 ४ ड़ 4 4 | चदालापम च्याक्तया का नाम उसने गिनाए हे । 
जल आर शाप वा पकार के कहें दर 


5 कि हि 
>+ 24 
४८३६६ ९५६ 5. ६ ६ ३ 
स्क ये 4 


8 3 ; 4 समाना: सुहृदः सहायाश्च ) | इस 
। । दाएुके पमित्रों की यह सूची उस समय के 





४ के हक 5 के, 7 ३ लव न. एक मतंस्कत 
६४5 + जाई सास्दतिक साधनों का परिचय देती उत्तस्कृ- 
च्ट ३-५ है] » च्यद ता हे नमक कः रे 

आकर __] इती है। उसके कुछ मित्रो 

१ प्शान्ट्राहदराधिहहदद:, ४३ ; 

मू हा ++ 5०5 हज क हु चर + ३ 
भय | झरदाउहद रहयौदनेन रह ेल्‍ 

8 ३७ दे; ४२ दा दर णश 

६ इछएछर टी 2 5 पररणा सनवा भहताम उप्हास्यवाम्‌ रा 

जि 4 33% | 


कि 
पच्छे। पडृ:तमनजन, ४३ | 


का संबंध कविता ओर विद्या से था, कुछ का संगीत और दृत्य से, और कछ मनोरंजन के 
सहायमात्र ये | साथ हो कुछ प्रतिष्ठित परिचारकों के रूप में थे । इस मित्रमंडली की सूची 


इस प्रकार है-- 
(अर ) कवि ओर विद्वान 

१. भाषा-कवि ईशान जो कि बाण का परम मित्र था। भापा-कत्रि से तातय लोक- 
भाषा में गीतों के रचना करनेवाले से है | ज्ञात होता है कि वाण के समय में मापा पट अ्रपश्र'श 
के लिये प्रयुक्त होता था। दंडी के अनुसार शअ्रदीर थ्रादि जातियों में कविता के लिये 
अपभ्रश भाषा का प्रचार था" | महाकवि पुण्दन्त ने अपश्र शमहापुराण की भमिका: में 
ईशान कवि का उल्लेख किया है" 

२. वर्णकवि वेणीभारत । वर्णकबरि शब्द का तातये स्पष्ट नहीं | शंकर के अनुसार 
गाथा छुन्द में गीत रचनेवाले कवि से तात्य है। संभवतः आल्द्ा-जैसी लोककविताएँ 
रचनेवाले से तात्पय हो | 

३. प्राकृत भाषा में रचना करनेवाले कुलपुत्र वायुविकार । 

४-५, अनंगबाण ओर सूचीबाण नामक दो बंदीजन। बन्दियों का काम सुभाषितों 
का पाठ करना था। घोड़े पर सवार दधीच के आगे-आझागे उसका बन्दी सुमाषित पढ़ता हुआ 
चल रहा था ( २३ ) 

६-७, वास्तराण और वासबाण नामक दो विद्वान | संभवतः दशन-शास्त्र आदि विषयों 
के ज्ञाता विद्वान पद से अमिप्रेत हैं । 

८, पुस्तकवाचक सुदृष्टि जिसका कंठ बहुत मधुर था। हे के यहाँ से लौटने पर 
बाण को इसने वायुपुराण की कथा सुनाई थी ( ८५ ) 

६. लेखक गोविन्दक । 

१०, कथक जयसेन | पेशेवर कहानी सुनानेवाल्रों का उस समय अध्तित्व इससे 
सूचित होता है । 

( आ ) कला 

११, चित्रकृत्‌ वीखवर्मा । 

१२, स्वणंकार ( कल्ाद ) चामीकर | 

१३. हैरिक सिन्ध॒ुषरेण । शंकर ने सुनारों के अध्यक्ष को हैरिक कह्य है, किन्तु हमारी 
सम्मति में हैरिक से तात्पय हीरा काय्ने वाले या वेगड़ी से है । 

१४. पुश्षक्षत्‌ कुमारदत । उस समय में पुल्तकर्म का अर्थ था मिद्दी के खिलौने 
बनाना, जेसा अन्यत्र बाण ने कहा भी है ( पुस्तकमंणां पार्थिवविग्रहा।, ७८ ) । 








4, आभीरादितिरः काव्येप्चपत्न शतया स्छवाः, काव्यादर | 
२. चौमुह सयम्धु सिरिहरिस दोण | णालोइड कइ ईसाणु बाणु | 


पुष्पदन्त अपनी नम्नतावश लिखते हँ-“चतुसु ख स्वयम्भ, श्रोदष, द्वोण, इंशान और बाय 
इनकी कविताओं को मैंने ध्यानपूवक नहीं पढ़ा? । देखिए नाथूराम प्रेसी-कृत जैन-साहित्य 


ओर इतिहास, छ० ३२५, ३७१ | 


प्रथम ] 


१५. 


का 
है 


हरा ॑ 
] 
द्रा 
4 हर 4 
> ७ ४ 
(्छ 


नि 
री कछ 


ल््ठ 

2 

>> 
2 


ल्‍्था ०) 
न्ध्छण >ी नल 


हर 


(4 
<्‌ 
5 


न च 
ट्री 


खा 
धो 
न 


ल्‍्याँ 
्छ 


किया £ ॥ 


बाण के मित्र १९ 


( इ ) संगीत और छत्य 
मार्ईगिक जीमूत । मार्ईगिक-सृदंगिया या पखावजी । राजघाद से प्राप्त खिलौनों 


ने कई मूर्तियाँ मिल्ली 


वांशिक या वंशी बजानेवाले मधुकर ओर पारावत | 
दादु रिक्र : दहु रनामक घ्रय्वाद्य बजनिवाला दामोरर । 
गयवये सोमिल ओर ग्रह्मद्ित्य । 

गास्थबोपाध्याव दढु रक । 

लासक यु ( नतेक ) तांडविक | 

नतेकी हरिणिका | 

शल्षालि छुवा ( भग्ननास्थ करनेवाला ) शिखंडक" | 


( ड ) साधु-सन्यासी 
रे स्थि 
शव बक्रघोग ! 
ज्षरगाक ( जैनसाथ्ु ) दोरदेव 


पाशशरी स॒मति । बाण ने कई स्थलों पर पागशरी भिक्षुश्रों का उल्लेख 


पाराशव व्यास के विरचित भिक्षुसत्र या वेदान्तरशन का अभ्यास करनेवाले 


मिल्ञु पागशरी कहलात थे । 


| 


ष्प, 
ग्ह्‌, 


मसररी ( परिव्राजक ) ताम्चूट । 
कायायनिका ( बोद्वमिन्नुणी ) चकयाडकिका । 


(ए) वंद्य आर मंत्रसाधक 


का संबंध कविता ओर विद्या से था, कुछ का संगीत और दृत्य से, और कुछ मनोर॑जन के 
सहायमात्र थे | साथ हो कुछ प्रतिष्ठित परिचारकों के रूप में थे । इस मित्रमंडली की सूची 
इस प्रकार है-- 
( अर ) कवि ओर विद्वान 

भाषा-कवि इशान जो कि बाण का परम मित्र था। मापा-कवि से तालय लोक- 
भाषा में गीतों के रचना करनेवाले से है | ज्ञात द्ोता है कि वाण के समय में मापा पद अपश्र श 
के लिये प्रयुक्त होता था। दंडी के अनुसार अदीर थादि जातियों में कविता के लिये 
अपभ्रश भागा का प्रचार था) | महाकवि पुप्पद्त ने अ्पश्न शमहापुराण की भृमिका में 
ईशान कवि का उल्लेख किया है? | है 

२. वर्णकबि वेशीभारत । वर्णकबरि शब्द का तात्यये स्पष्ट नहीं | शंकर के अनुसार 
गाथा छुन्द में गीत रचनेवाले कवि से तालय है। संमवतः आल्द्ा-जैसी लोककव्रिताएँ 
रचनेवाले से तात्पये हो | 

३, प्राकृत भाभा में रचना करनेवाले कुल्पुत्र वायुविकार । 

४-५. अनंगबाण ओर सूचीबाण नामक दो बंदीजन | बन्दियों का काम सुभाषितों 
का पाठ करना था। घोड़े पर सवार दधीच के श्रागे-आगे उसका बन्दी सुमाषरित पढ़ता हुआ 
चल रहा था ( २३ ) 

६-७, वाखाण और वासबाण नामक दो विद्वान | संभवत: दरशन-शात्त्र आरि विषयों 
के ज्ञाता बिद्वानू पद से अमिग्रेत हैं। 

८. पुस्तकवाचक सुदृष्टि जिसका कंठ बहुत मधुर था। हे के यहाँ से लौटने पर 
बाण को इसने वायुपुराण की कथा सुनाई थी ( ८५ ) 

६, लेखक गोविन्दक । 

१०, कथक जयसेन। पेशेवर कहानी सुनानेवाल्ञों का उस समय अ्रत्तित्व इससे 
सूचित होता है | 

( आ ) कला 

११, चित्रकृत्‌ वीरवर्मा | 

१२, स्वर्शकार ( कल्ाद ) चामीकर | 

१३. हैरिक सिन्धुषेण | शंकर ने सुनारों के अ्रध्यक्ष को हैरिक कह्य है, किन्तु हमारी 
सम्मति में हैरिक से तात्यय हीरा काटने वाले या बेगड़ी से है | 

१४, पुश्तकृत्‌ कुमारदत्त। उस समय में पुस्‍्तकर्म का अ्रथ था मिट्टी के खिलौने 
बनाना, जेसा अन्यत्र बाण ने कहा भी है ( पुस्तकमंणां पार्थिवविग्रह, ७८ ) | 








प्यार शा सा जातक पाला पाए आत ९ 
१, आभीरादिविरः काज्येप्वपश्न शतया स्खताः, काव्यादश | 
२. चौसुहु सयम्भु सिरिहरिस दोण | णांलोइठ कई ईसाणु बाणु | 


पुष्पदन्त श्रपनी नम्नतावश लिखते हैं-“चतुसु ख स्वयम्भ, श्रोहप, द्रोण, ईशान और बाण 
इनकी कविताश्रों को मेंने ध्यानपूथक नहीं पढ़ाः। देखिए नाथूराम प्रेसी-कृत जेन-साहित्य 


और इतिहास, ए० इर५, ३०१ । , 


प्रथम ] बाण के मित्र ३५९ 


(इ ) संगीत ओर छत्य 


१५. मार्ईगिक जीमूत | सागिक-सदंगिया या पखावजी | राजघाट से प्रात खिलौनों 
यों की कई मूर्तियाँ मिली हूँ 

१६-१७, वचांशिक या वंशी बजानेवाले मधुकर और पारावत | 

दु रिकि : दहु स्नामक घट्वाद्य अजानेवाला दामोदर | 

४६-२०, गयेये सोसिल ओर बद्दद्धित्व । 

५, गास्वबोपाध्याव दढ़ रक्र । 

२. लासक युवा ( नतक ) तांडविक | 

३, नतनेकी दृरिणिका | 

४, शलालि युवा € सरननास्य करनेवाला ) शिखंडक" | 


भंग 


4.» 
4 
3 

न 


> 

( 
द। 
कर या: 


ट् 
र्‌ 


२्‌ 


( उ ) साधु-सन्यासी 

६५, शेब वक्कघोग 

२६. ज्ञगगाकर ( जेनसाथु ) दोरदेः 

२७. पाशशरी समति । बाण ने कई स्थलों पर पागशरी भिक्षुशों का उल्लेख 
किया है। पाशशवे व्यास के विरचित मिक्षुसत्र या वेंदास्तदर्शन का अ्रश्यास करनेवाले 
मिन्नु पाशशरी कहलाते थे | 

श्८.. मरी ( पर्लिजक ) नताम्नचूड़ । 

२६, कात्यायचिता ( बाद्षमिक्षुणी ) चठयाडिका । 


(ए) वद्य ओर मंत्रसाथक 
४०, भिष्य्पुत्र मंदारदा 
२५, का ( विषय या गारडी ) सपयूरझ । 


न, ग़्स पंरल | 
3 ० बन विशिि:त चनानेदात्त फित्नि मर 
४२, पत सावन था दामदा अइंनानदाला )वद्गम | 
न हम 5 अप नल फिनस न +म> सादिद ० दाग ने कटे 
४४, झमगडिस्व्यतदी लोरिताज । धनुर्विदर-सावन का बाण ने कई बार उल्तेग्त 
व] हर हा हिट त्त्ज ही थ्र्ल्ल्च्क्र व २:५०:-६ ०25 कं सर 
किया ६ ( ६६६ )। दिन, वा है दशा नान पातलाहाददर था हिसका उल्तेब प्रगातन- 
505 तन पर फि-पकक्तरा कर 2 ड् ्् 4 रा 
प्र दि विदाधिकिपपनत्व से है। झइस प्रकार दी कहानियों का हुख्य अभिप्राव पाताल 
थे गे उस कि न टिक 52 मक 
के ४५ 4:55 ५७ ५४। *।ए्‌ ते द। तद् दरका धन आंति इतना था | 
छ 5 
(ए) धघृते 
8] अल ल के कट ध््क न स्ज्ल्फा क्लिक 
न ० ध्ण्फ पाता 33 ७ 020:2... ) आस स्य। 
९ जजक 2 5८3 दा 
के ॥ हट ) न््य्य 
4 कद हा हु -. 
२७, श्ावादिणि अकाल | 
अर ८ “मर >> दर बज ५4 5 
क्र छे रादाए सदमए के धदठक थे। परशिन में उनका इम्टेग इपयां 
बे है हु हि 
है ४ ४०३६८ । उनदोी रइन्ध ऋचर की गगखा मे था 


६० बांण के सित्र [ उच्चवांस 
( ओ ) परिचारक 
शे८, ताम्बूलदायक चंडक | 
३६, सेसम्री ( प्रसाधिका ) कुरंगिका | 
४०- संवाहिका केरलिका | 
(आओ ) प्रणयी ( सनेही आश्रित ) 
४१-४२, रुद्र और नारायण | 
( अं) पारशव बन्घु-युगल 
४३-४४. चन्द्रसेन थौर माठ्येण । पारशव श्रर्थात्‌ शद्रा माता से उत्पन्न ह्विजपुत्र 


. इनमें चन्द्रसेन बाण का अत्यन्त प्रिय और विश्वासपात्र था। कृष्ण के दूत मेखलक को 


ठहराने ओर उसकी भोजनादि की व्यवस्था का सार बाण ने चद्धसेन को ही सौंपा था । 

ये सब लोग बाण की मिन्नरमंडली के अंग थे । उनके नाम भी वास्तविक जान पड़ते 
हैं। उनमें से कई का उल्लेख बाण ने झ्रगे चलकर किया भी है। जैसे, जब पुस्तक- 
वाचक सुदृष्टि वायुपुराण की कथा सुनाने के लिये अपने पोथी-पत्र ठीक कर रहा था तो वंशी 
बजानेवाले मधुकर और पारावत उसके पीछे कुछ खिसककर बैठे हुए मंडली में विद्यमान थे | 


दूसरा उच्छुबास 


लम्बे समय के बाद वस्धु-बरास्थवों के मध्य में लोयने पर बाण की बहुत आवभगत 
हुई और वह अत्वन्त स्नेहपूर्वक्क चिरदट् वान्धवों के यहाँ जाकर मिलता रहा ( महतश्र 
कालातामेतब भूय आत्मनों जन्मभुव ब्राह्मणाधिवासमगमत्‌ , ४२; चिरदृशानां बान्धवानां 
प्रीयमाणी अ्रमन्‌ भवनानि, ४४ )) इस प्रसंग में उस समय के ब्राह्मणों के घरों का एक 
अच्छा जित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो अनेक शिष्यों 
का समुदाय वहों पढ़ने आता था। ये ब्रह्मण-भवन उस काल में पाठशालाओों का काम 
( श्रनवस्ाध्ययनध्यनिमुखर, ४४ ) देते थे। दूसरे बजीय कुमंकांड का इस समय पुनः 
प्रचार बहुन का हुआ जात होता है। कुमारिल मटठ ने मीमांसाशाल्र के पुनरुद्धार का जो 
आंदोलन किया था उसकी प्रृष्ठभूमि बाण के इस बणन में कलकती है --उन घरों में सोमयज्ञों 
वो। देखने के लोभी बढ़ जिनके मध्तक पर त्रिपुड्र भत्म लगी हुई थी इकट्ठा थे, उनके सामने 
सोम वी हरी क्यारियों लगी हुई थीं, बिछे हुए कृष्णाजिन पर पुरोडाश बनाने के लिये सांवा 
सूख रहा था, कुमारी कनन्‍्याएँ अद्ृष्य्पच्य नीवार की बलि से पृजा कर रहो थीं, शिष्य कुशा 
आर पलाश की समिधार इबद्ी कर रह में, जलाने के लिये गोबर के कंडों का ढेर लगा था, 
दोमार्थ दूध देनेवाली गठाँ श्ॉगन में त्रठी थीं, मेतान अग्नियों को बेदी में लगाए जानेवाले 
शंबुद्ओों वेः लिये गूलर की शाखाएँ किनारे रखी थीं विश्वेदेवों के पिंड स्थास-स्थान पर रखे 
गए थे, दविधू मे से श्रांगन देः विटय धू मिल हो रटे थे, पशुदुन्य यद्नों के लिये लाए. गए छाग- 
शावक किल्लोल वर रहे थे ( ४४.४४ ) | 
श्ष्ययन-अध्यापन के संबंध में शुक्सारिकाश्रों का वदर्गन बाण ने कई जगह किया है । 
कासस्बरी वी भूमिका में लिखा है कि पिजड़ों में इंठी हुई शुकसारिकाएँ अशुद्ध पढ़ने पर विद्या- 
भियों बे) रुपचती थीं। चहोँ करा हैक्ि शुकसारिदाएँ स्व दध्ययन कराकर गुमुशों को विश्राम 
देती थीं ( ४५ )। शदश्य ही यह एक साहिस्यिक झमिप्राय इन 


आफ; कं न्‍ 8. के. ड़ 
हन मिशे पे हु कामताव इन सवा था। शकादखिलय मे 
पंध्न भिछ ये पर की पहचान इतादे हुए दा रया है कि सं ८.0... 5 ८ 2205५ 28 
5 कक 2 न परचान त ड्ट पुरा रद हूं के संभाग निसन्‍्य हूं, संसार अनित्य है! 
एस उप कमल पद 443 शदसारिद बज 3 जल फपन० ली 224 मत. 4 हे कै 
से प्रबर प कौपय्झचादप शबसारकाए जत्ता वत्ता हा इहां मन निश्ठ का घर हृ। स्वयं कादम्वरी 
पी बशा सदह शाम्रों पे ऊझानमंदाले! बेशपपाइन नोने के $ 5 £ हक 
मु ६४५७०. »ैशशर):८।७७ ५८ £ 72 प्र दलाल द्रा 
न मन 
के व्‌ः बच श्ा > जा कक. कट 3 को 
रसेविह्ान के पश्चदा नाज कभी एइप्ेापए (३० ए६६८ ) के शिलालेग्च मे प्रचलित दाह] 
हे ४ श है हक व 5 5 ३७७ 4 चर ह+ 

ह। धात बरतें ह।े लिग्दा के रंडी कनयी कत्ाच ऋफिर ई> >> न 

ही हल दस्त हुाहुओा हूं गाहा-गशार छार मरकाद के मामले मं मना की गवाही 
० दल ३३ डक टी हापदर | क+ाअसतपिद्ात्नी मे 5 लक «७ 

७५३, ० क॥ पु $ न्‍ हे साएं कर 3037: 70% णट्र व्ल्ज्पज मनी हल के 

2 सेषणा वैशुदिक्फकाएह दा सुर बास्य-इशआरण करन दझार बने मे आम 

९५३ छा एनेि पे रिब्पक कई हा कथ 

६्त्तफ्ल जाये वा शापहसिक्न दा दाद का एइससाद क्जिकाय ने बी किया छू 

किम ४00८५ तल बे य लम ली 0 मय आय उप पका हू 5] 


३० बांण के मित्र [ अच्छुवांस 


( ओ ) परिचारक 

३८. ताम्बूलदायक चेंडक | 

३६, सेरन्प्री ( प्रसाधिका ) कुरंगिका | 

४०- संवाहिका केरलिका । 

( ओ ) प्रणयी (स्नेही आश्रित ) 
४१-४२, रुद्र ओर नारायण | 
( अं ) पारशव बवन्धु-युगल 

४३-४४, चन्द्रसेन और मातृबेण । पारशव थ्रर्थात्‌ श॒द्वा माता से उत्पन्न ह्विजपुत्र | 
इनमें चन्द्रसेन बाण का अत्यन्त प्रिय और विश्वासपात्र था। कृष्ण के दूत मेखलक को 
ठहराने और उसकी भोजनादि की व्यवस्था का भार बाण ने चन्द्रसेन को ही सौंपा था | 

ये सब लोग बाण की मित्रमंडली के अंग थे । उनके नाम भी वास्तविक जान पड़ते 
हैं। उनमें से कई का उल्लेख बाण ने ग्रागे चलकर किया भी है। जैसे, जत्र पुस्तक- 
वाचक सुद्ृष्टि वायुपुराण की कथा सुनाने के लिये अपने पोथी-पत्र ठीक कर रहा था तो वंशी 
बजानेवाले मधुकर और पारावत उसके पीछे कुछ खिसककर बैठे हुए मंडली में विद्यमान थे | 


दूसरा उच्छुवास 


लम्बे समय के बाद बस्धु-बास्धवों के मध्य में लौटने पर कण की बहुत श्रावभमगत 
हुई और वह अत्यन्त स्नेहपूर्क चिरहष्ट वान्धवों के यहाँ जाकर मिलता रद्द ( महतश्र 
कालातामेव भूय आत्मनो जन्ममुबं ब्राह्मणाधिवासमगमत्‌ , ४२; चिर्ानों वास्ववाता 
प्रीयमाणों श्रमन्‌ भवनानि, ४४ )। इस प्रसंग में उस समय के ब्राहणों के घरों का एक 
अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो अनेक शिफप्यों 
का समुद्राय वहाँ पढ़ने आता था। ये ब्राह्मण-मवन उस काल (मे पाठशालाओों का काम 
( श्रनवस्ताध्ययनध्वनिमुखर, ४४ ) देते थे । दूसरे यज्ञीय कर्मकोंड का इस समय उुनः 
प्रचार बहुत बढ़ा हुआ ज्ञात होता है। कुमारिल मदद ने मीमांसाशाख्र के पुनरुद्धार का जो 
आंदोलन किया था उसकी पृष्ठभूमि बाण के इस वन में कलकती है --उन घरों में सोमयज्ञों 
को देखने के लोभी बढु जिनके मध्तक पर त्रिपु डर भश्म लगी हुईं थी इकट्ठा थे, उनके सामने 
सोम की हरी क्यारियाँ लगी हुई थीं, जिछे हुए. कृष्णाजिन पर पुरोडाश बनाने के लिये सांवा 
सूख रहा था, कुमारी कन्याएँ अकृष्य्पच्य नीवार की वलि से पूजा कर रही थीं, शिष्य कुशा 
श्र पत्लाश की समिधाएँ. इकट्ठी कर रहे थे, जलाने के लिये गोबर के कंडों का ढेर लगा था, 
होमार्थ दूध देनेवाली गउएँ श्रागन में बेठी थीं, वैतान अग्नियों की वेदी में लगाए, जानेवाले 
शंकुओं के लिये गूलर की शाखाएँ किनारे रखी थीं विश्वेदेवों के पिंड स्थान-स्थान पर रखे 


गए थ्रे, हविधू म से आंगन के विटप धूमिल् हो रहे थे, पशुवन्ध यज्ञों के लिये लाए. गए छाग- 
शावक किलोल कर रहे थे ( ४८,४५४ ) | 


अध्ययन-अ्रध्यापन के संबंध में शुकसारिकाश्ों का वन बाण ने कई जगह किया है | 
कादम्बरी की भूमिका में लिखा है कि पिजड़ों में बेठी हुई शुकसारिकाएँ अशुद्ध पढ़ने पर विद्या- 
थिंयों की डपय्ती थीं। यहाँ कहा हैकि शुकसारिकाएँ स्वयं अध्ययन कराकर गुरुओ्नों को विश्राम 
देती थीं ( ४४ )। अवश्य ही यह एक साहित्यिक अमिप्राय बन गया था। शंकरदिग्विजय में 
मंदन मिश्र के धर की पहचान बताते हुए कहा गया है कि 'संसार नित्य है, संसार अनित्य है! 
इस प्रकार के कोटि-बाक्य शुकसारिकाएँ जहाँ कहती हों वही मंडन मिश्र का घर है। स्वयं कादम्बरी 
की कथा सकल शात्रों के जाननेवाले? वेशम्पायन तोते से कहलाई गई है | बाण के लगभग 
समकालीन ही पश्चिमी भारत के विष्णुपेण (ई० ४६२ ) के शित्ञालेख में प्रचलित पिवाजों 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि गाली-गलौज और भार-पीट के मामलों में मैना की गवाही 
अदालत में न मानी जायगी * | शुकसारिकाशों के स्फुट वाक्य-उचारण करने और घरों में आप 
तौर से पाले जाने के साहित्यिक अभिप्राय का उल्लेख कालिदास ने भी किया है *। 


अचिनानिज- 





3. वाकपारुष्यदंडपारुष्पयोः साक्षित्वे सारी न ग्राहया । श्रो दिनेशचन्द्र सरकार, 


एपिश्म फी एंड लेक्सिकोग्राफी इन इंडिया, पन्द्रहवीं आरियंदल कांफ्रेंस, बंबई 
का लेख-संग्रह, ए० २६४ । 
२. रघुबंद् ५७७,४; मेघदूत, २,३२२ । 


2 [ उच्चुवास 


इस प्रकार बाण के सुखपूर्वक घर में रहते हुए ग्रीष्प का समय आाया। यहाँ बाण 
ने कठोर निदाबकाल का इहुत ही ज्वलन्त चित्र खींचा है (४६-५२)। संस्कृत-साहित्य में इसकी 
जोड़ का दूसरा श्रीष्म-बर्णन नहीं मिलता । इससे बाण के सूक्ष्म प्रकृप्ि-निरीज्षण और 
वर्णन की अद्भुत शक्ति का परिचय मिलता है। 'फूली हुई चमेली ( मल्लिका) के अद्द्ास 
के साथ ग्रीष्म ने जंमाई ली। वसनन्‍्तरूपी सामन्‍त को जीतकर नवोदित उप्णकाल ने पृष्पों के 
बन्धन खोले जैसे राजा बन्दीणह से बन्दियों को छोड़ते हैं। नये खिले हुए. पाटल के पुष्पों 
से पीने का जल सुगन्धित किया गया। मिल्ली भंकारने लगीं। कपोत कूजने लगे | 
कूड़ा-ककट बटोरनेवाली हवाएँ चलने लगीं। धातकी के लाल-लाल गुच्छों को रुधिर के भ्रम से 
शेर के बच्चे चाटने लगे। मन्दार के सिंदूरिया फूलों से सीमाएँ लाल हो गईं । झुक्कुट 
आएरि पक्षी उड़ते हुए, तप्त रेत से व्याकुल हो गए। प्यासे भेंसे पानी की तलाश में स्कटिक 
की चट्टानों पर सींग मारने लगे। सेही बिल्न में घुसने लगी । किनारे के अजु न वृक्षों पर बैठे 
क्रोंच पत्ती कड़ा शब्द कर रहे थे, जिससे डरकर सूखते तालाबों की मछलियाँ तड़फड़ा उठती 
थीं। पक्के किंवाच के गुच्छों के साथ छेड़छाड़ करने की गुस्ताखी के कारण उठी हुई खाज 
की छुटपटाहट से भुइ्यांलोट हवा फेंकरीली धरती में मानों अपनी देह रगढ़ रही थी। मुचुकुन्द 
की कलियाँ खिल रही थीं। अधिक गर्मो से मृगतृष्णाओ्ं के मिलमिलाते जल में मानों निदाव- 
काल तैर रहा था | धूल के बबंडर जगह बदलते हुए. ऐसे लगते थे मानों आारमरी ऋृत्य में 
नट नाच रहे हों। शमी के सूखे पत्त मरुभूमि के मार्गों पर जिछे हुए थे जिनपर मममर 
करती हवा दौड़ रही थी। सूखी करंज की फलियों के बीज बज रहे थे। सेमल के डोडों के 
फटने से रुई त्रिखर रही थी | जंगलों में सूखे बाँस चटक रहे थे। साँप केचुलियाँ छोड़ रहे 
थे। चहे पत्नी अपने पंख गिरा रहे थे। गुंजाफल मानों किरणों की लुआठ से जलकर अंगारे 
उगल रहे थे। नीम के पेड़ों से फूलों के गुच्छे भर रहे थे । गर्म चट्टानों से शिल्ाजीत का 
रस बह रहा था। वन में लगी हुई आग की गर्मी से चिड़्ियों के अंडे फूय्कर पेड़ों के 
कोयरों में त्रिछ्ठ गए. थे:जिनमें कुलसे हुए कीड़ों के मिलकर पकने से पुट्पाक की उग्र गंध उठ 
रही ? | इस वर्णन में भारतवर्ष की भयंकर गर्मी ओर लूझों का चित्र बाण ने खींचा 
है। इसके आगे वन में लगी दावाग्नियों का भी वर्णन किया गया है । 


सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रसंग में कई उल्लेखनीय बातें हैं ( १ ) उस काल में यह प्रथा 

जान पड़ती है कि सीमाओं पर लालरंग के चिह्न वनाकर हदवंदी प्रकट करते थे ( सिन्दूरित सीमा )। 
(२ ) प्रयाण के समय वजाए जानेत्राले बाजे को गुंजा कहा गया है ( प्रयाणगुंजा )। शंकर 
ने इसे यहाँ ढक्का का एक भेद कहा है और अ्न्यत्र ( २०४ ) शंख का भेद माना है । (३) नये राजा 
सिंहासन पर बैठने के बाद वगधनमोज्ञ अर्थात्‌ वन्‍्दीण्द से बन्दियों को छोड़ने की घोषणा करते 
थे। (४ ) किसी संकट से बचने के लिये लोग देवी-देवता का कोष निवारण करने को इच्छा से 
लाल फूलों की माला पदनकर जात देने जाते थे? । जात के लिए प्राचीन शब्द यात्रा था। यहाँ जात 
देना! मुद्यवरा संस्कृत में प्रयुक्त हुआ है (यात्रामदात्‌ )। सम्भवतः वश उस समय 
की लोकभापा से इसका संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। (५) वाण ने यहाँ एक प्रकार 

. की विशेष घोषणा का उल्लेख किया है जिसमें राजा लोग शक्ल की जनता में विभीपिकरा 


१, हिमदग्धसकलकमलिनीकोपेनेव हिमालयाभिसु्खी यात्रामदादंशुमाली, ४६। 


दूसरा | आरनव-मृर ह 


उत्पन्न करने के लिये समस्त जलाशयों की बंद कर देने को डीड़ी लता दल हु ६ 
सलिलोच्छोगधर्मघोप णापरदेरि जिभुवनविर्भीषिकामुदुसादवस्त:, 89 
में रुधिर की आाहुतियाँ देने का भी उल्लेख है (५० ) | इस प्रकड के 5 
समय चल चुके पे । (७) निर्वाण की व्याख्या करते हुए 


जाते हैं। (८) सधूमोदगार मंदरचि पद में मंदायि के लिये धू्नगन कारन का सतत है। 
(६ ) ज्ञयरोग में शिलाजत के निरन्तर प्रयोग का भ॑ 20% 5 8 लि 


है कि सातवीं शत्ती में शिलाजीत की जानकारी हो चुकी थी। (१० ) ऊ ऊे मतों दाम 
गूगुल जलाने का उल्लेख बाण ने कई बार किया है, वहाँ तक कि मात्र के ऊपर पा 
बत्ती जलाकर भक्त श्रपना मांत और हड्ी तक जहा डालते थे (१०३, १ रे 9 
( दुघगुग्गुलवः रोहाः )। (११ ) इसी प्रसंग में वश ने दी कर कआरमओे द्त्य करनंदाने 
नटों का उल्लेख किया है। पहले उल्लेख से ज्ञान होता है कि आर्मटी शेली से नाननेगाने 
नट मंडलाकाररूप में रेचक अर्थात्‌ कमर, दाथ, ओवा को मब्काते हुए रासनत्य करते थे | 
( रेणवावरतमंडलीरेचकरासरसरभसाख्यनतनारभारभटीनटाः, ४८ ) | यहाँ इस सत्य नो 
पाँच विशेषताएँ कही गई हैं, १. मंडलीनत , २, रेचक्र, ३, रासरस, ४. रमसासूप- 
नतेन और ५. चटुलशिखानतेन। 

१, मंडलीतत--शंकर ने मंडलीदृत्त को हलीमक कहा है. जिसमें एक पुरम संत 
के रूप में स्त्री-मंडल के बीच में नाचता है* । इसे ही भोज के सस्यतीवंठागस्ण मे 
हल्लीसक नृत्य कह्य गया है । (चित्र १७) हल्लीसक शब्द का उदगम यूनानी 'इलीशियन सत्यों 
( इलीशियन मिस्ट्री डांस ) से ईसवी सन्‌ के आसपास हुआ जान पड़ता है।. कृष्ण के रास- 
दृत्य ओर हल्लीसकदत्य इन दोनों को परंपराएँ किसी समय एक दूसरे से संबन्बित हो गई | 


२. रचक-शकर के अनुसार यह तीन प्रकार का था कावरचक, दृत्तरचक और 


सअवारचक, भझथात्‌ कमर, हाथ ओर ग्रीवा इन तीनों को नृत्य करते हुए विशेष प्रकार से 
चलाना[--बही इसकी विशेषता थी | 


२. रास--अ्राठ, सोलह या वत्ीत व्यक्ति मंडल बनाकर जब नृत्य कर तब वह 
रासनत्य कहलाता ह१ | 


४. “मसाख्य नतेन-अलन्‍्त वेग के साथ रृत्य में हाथ-पेर का संचालन जिसमें 
उद्दाम भाव ओर चेप्ण परिलक्षित हे । 








हु 
है 


सडकोहूत्त हलीसकम ( शंकर )। शंकर ने इसपर जो प्रमाण 
सरस्रतोकता भरण का हल्लीसकवाला श्लोक ही है--- 
संडरन तु यन्तृत्त हर्ल-मझूमितिं स्टृतस | 
पकस्तन्र तु नेता स्थाद ग्ोपस्त्रीणां यथा हरि: ॥ 

दिद हत्लीसकमेव तालबन्धवि शपयुक्त रास एव्त्युच्यत । सरस्वती ० पू० ३०९ 
शर्ट पोढश हाविशद्‌ यत्र नृत्यन्धि नायका: | 
विडवन्धाजुसारेण तम्नृत्त' रासक स्ृतम ।| 


दिया हैँ वह 


१. 


| शंकर ) 


६४ आारभटी-नृत्य [ ड्च्छवास 


इस प्रकार इन चारों के एकत्र समवाय से दत्त की जो शैली बनती है उसका नांम 
आरभटी था अ्रथति दाथ-कमर-ग्रीवा को विभिन्न भाव-भंगियों में उद्दाम वेग से चलाते हुए. 
गोल चक्कर में सम्पन्न होनेवाला नत्त आरभटी कहलाता था | उछल-कूद, मार-काट, डॉट- 
पटकार, उखाइ-पछाड़, आग लगाने आदि का उपद्रव, माया या इन्द्रजाल थ्रादि के दृश्य 
जिस भरुंड में दृत्य के द्वारा प्रदर्शित किए जायें उसे आरमटी कद्दा गया है? । बूनान के 
इलीशियम स्थान में होनेवाले रृत्यों में भी अंधकार, विपत्ति, मृत्युव॒चक्त अनेक भयस्थान 
आदि उद्दाम ओर प्रचंड भाव तालबद् अंग-संचालन से प्रदर्शित किए जाते थे । और अंत 
में जब्र ये अंगवित्षेत . जिन्हें अपने यहाँ रेचक कहा गया है, भाव की पराकाष्ठा पर पहुँचते 
और नाश और बिपत्ति की सीमा हो जाती, तब अकस्मात्‌ एक दिव्य ज्योत्रि का आविर्भाव उन 
उत्यों में होता था*। इस प्रकार हल्लीसक और रास इन दोनों के संकर से आ्ारमरटी रुत्य- 
शेल्ी की उप्तत्ति ज्ञात होती है। 

नाव्यरात्र के अनुसार भारती, सात्वती, कैशिकी और आरमटी ये ऋुत्य की 
चार वृत्तियाँ या शैलियाँ थीं। इन नामों का आधार मौगोलिक ज्ञात होता है! 
भारती भरत जनपद या कुरुक्षेत्र की, सात्वती गुजरात और काठियाबाड़ के 
सावतों ( यादवों ) की, कैशिकी विदर्भ देश या बरार की जो क्रथकैशिक कहलाता था | 
इससे ज्ञात होता है कि आरभटी का संबंध भी देशविशेष से था। आरमभद की निश्चित 
पहचान अभी तक नहीं हुई। किख्तु यूतावी भूगोल्-लेखकों ने सित्धु के पश्चिम में 
बल्लोचिस्तान के दक्षिणी भाग में आरबियाई”? ( 00७)08० ) या आर्त्रिटी! ( 3०7४ ) 
नामक जाति का उल्लेशब किया है जो कि सोनमियानी के पश्चिम में थी । उनके देश में 
अर्तियस ( ॥&7७»09 ) नदी बहती थी । अरस्थिन और ख्ाबों दोनों इस प्रदेश को भारतवर्ष 
का अन्तिम भाग कहते हैं। लौय्ते हुए सिकन्दर की यूनानी सेना इस प्रदेश में से गुज़री 
थी। हमारा विचार है कि यही प्राचीन आरभठ देश था जहाँ की दृत्तपद्धति जिसमें 
भारतीय रास और यूनानी हल्लीसक का मेल हुआ्रा, आरभटी कदलाई | बाण ने यह भी लिखा 
है कि आरमरटी शैली से नाचते हुए, न खुले बालों को इधर-उधर फटकारते हुए नृत्य का 
आरम्म करते थे ( चटुलशिखानतेनारमारमटीनगाः, »१ )। इस प्रकार बाल खोलकर 
सिर को और शरीर को प्रचंड अंगसंचालन के द्वारा हिलाते हुए दत्त की पद्धति बलूची और 
कत्रायली लोगों की अमी तक विशेषता है । 





२,  प्छुष्टावपातप्छुतगर्जितानि च्छेयानि स्ायाकृतमिन्द्रजालस | 
चित्राणि यथानि च॒ यत्र नित्य ता वाद शीमारभटी चद॒न्ति ॥ 


( भरतकृत नादयशास्त्र, २०-२६, और शंफर ) 

4. ॥॥6 र्शल्गाणाए 0 डिडंशा ग्राएज/शाए एव5ते0फ्रा655 ताथगाववा९, पतरए९ एश८ 
79 बात छाथ्ा5, #90९णी९७ गाते रड्डीण405, ॥९एं(मॉड ० परजारई,. धरणतगाहुड 
लि. 6 055 0 ?एशइशएुजाणा९, प्रीाश 6 छाए तवाएए७ ए 7शातगयाटतं प0एशा।हा(5 2५ 
(॥6506 शाहु88९0 ग॥ ॥€ ट्टापशाणाए, ए|बिशांत॥ड ० ०/ए््रफपो5, हपतवतता साधा हुएड ता 
धुत (0 तंवादि९६७, जहर ग्राए फ़्वतेश॥8ु5 ता9्ते त07)8२6फ05 945508९5 70ए६॥ 
॥960 ट्वीटण भाव #ए>2गिरट ॥ल लाते थी द्ते5 छा लात, प्यीोताो हर्ततदा।[ए 9 
ए .त800055 8॥ ॥95॥05 [0॥ ६0 4॥९ 'एण्डा]!]श7', 


कौनिशकृत ए कन्साइज्‌ डिक्शनरी ऑफ झीक एंट रोमन एंटिविवर्ट.जू, ए० २७१ | 


दूसरा ] लेखहारक मेखलक का संदेशकथन ३५ 


इस प्रकार अत्यन्त उम्र गर्मो के सनय जब्र बाण खा-पीकर निश्चिन्तता से बैठे थे 
तो दोपहर के बाद पारशव ज्राता चख्धसेन ने चतुःसमुद्राधिपतति, सत्र चक्रवर्तियों में घुरूपर, 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्री हपदेव के भाई कृष्ण का संदेश लेकर दूत के थाने का समाचार 
दिया। बाण ने तुरन्त उसे अन्दर लाने के लिये कहा । इस दूत का नाम मेखल्क था। 
उसे लेखहारक ओर दीर्माश्बनणथ भी कहा गया है। मटियाले रंग की पेटी से उसका ऊँचा 
चंडातक ( लंहगेत॒ुमा अधोवस्त ) कसा हुथ्आा था ( कार्दमिकचेलचीरिकानियमितोश्वंड- 
चंडातक, ५२ ) | (चित्र १८) कपड़े के फीते की तरधी हुई गाँठ जिसके दोनों छोर उसकी पीठ 
पहर रहे थे कुछ दीली हो गई थी ( पृष्ठप्रखत्पट्चरकपंत्व्रव्तिगलितग्रंथि )। इस 
प्रकार सिर से बंधा हुआ और पीठ पर फहराता हुग्रा चीरा सासानी वेषभूषा की विशेषता थी। 
गुप्काल की भारतीय वेपभूषा में भी वह आ गया था ओर कला में उसका अंकन प्रायः मिलता 
है। (चित्र १६ ) लेखमालिका या विद्दी डोरे से बीचोंत्रीच लपेटकर वाँवी गई थी जिससे बढ 
दो भागों में बंटी हुई जान पड़ती थी । वह चिद्दी लेखद्ारक के सिर से बत्ी हुई थी । 
बाण ने उसे देखकर दूर से ही पूछा, 'सबके निष्फारण वन्धु कृष्ण तो कुशल से हैं? 
हाँ, कुशल से हैं'--यह कहकर प्रणाम करने के बाद मेखलक समीप ही बैठ गया और सिर से 
लेख खोलकर बाण को रिया । बाण ने सादर लेकर स्वयं पढ़ा । उसमें लिखा था--'मेखलक 
से संदेश समककर काम को विगाड़नेत्राल्वी देरी मत करना। श्राप बुद्धिमान है, पत्र में इतना 
ही लिखा जता है, शेप मौखिक संदेश से ज्ञात होगा ।! लेख का तात्पर्य समभकर बाण 
ने परिजनों को हया दिया ओर संदेश पूछा। मेखलक ने कृष्ण की ओर से कहा -- मैं 
तुमसे बिना कारण ही अपने वन्धु की तरह प्रेम करता हूँ। ठम्हारी अनुपस्थिति में दुर्जन 
लोगों ने सम्राट को तुम्हारे विषय में कुछ और सिखा दिया है, पर वह सत्य नहीं । सजनों 
में भी ऐसा कोई नहीं जिसके मित्र, उदासीन शरीर शत्र न हों । किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने तुम्हारी 
बाल-वपलताओं से चिढ़कर कुछ उल्य-पुल्टा कह दिया | अन्य लोगों ने भी बेसा ही ठीक 
समझा और कहने लगे | मूढ़बुद्धियों का चित्त अस्थिर और दूसरों के कह्टे पर चलता है । 
ऐसे बहुत-से मूखों से एक-सी वात सुनकर सम्राद ने अपना मत स्थिर कर लिया। और वे 
कर भी कया सकते थे किन्तु में सत्य की टोह में रहता हूँ, तुम्हारे दूर होने पर भी तुम्हें प्रत्यक्ष 
की तरह जानता हूँ। त॒म्दारे विषय में मैंने सम्राट से निवेदन किया कि सबकी आयु का 
प्रथम भाग ऐसी चपलताओं से युक्त होता है। सम्राट ने मेरी बात मान ली । इसलिये अन्न 
बिना समय गँवाए थ्राप राजकुल में आये | सम्राद से बिना मिले आपका बंधुओं के बीच 
में निवास करते रहना निष्फल इच्च की तरह मुझे अच्छा नहीं लगता | आपको सप्राद के पास 
आने में डरना न चाहिए ओर सेवा में कंकट सोचकर उदासीन न होना चाहिए।” इसके 
वाद कृष्ण ने हप॑ के कुछ अनन्यसामान्य गुण संदेश में कहल्लाए। उन्हें सुनकर बाण ने 
अपने पारशवमित्र चन्द्रसेन से कहा--मेंखलक को भोजन कराग्रो और आराम से ठहराश्रो ।” 
रात्रि में संध्योपासन के बाद जब बाण शय्या पर लेय तो अकेले में सोचने लगा--'अब 
मुझे क्या करना चाहिए! अवश्य ही सम्राद को मेरे विषय में भ्रान्ति हो गई है । मेरे 
अकास्ण-्तेही वंन्चु क्प्ण ने आने का सन्देश भेजा है। पर सेवा कष्ठप्रद है। हाज़िरी 
बजाना और मी टेढ़ा है। राजदरवार में बड़े खबरे हैं। मेरे पुरुषों को उस तरफ कभी 


है और पु र< ; 
३६ यात्रा के लिये बाण का निश्चय ओर प्रस्थान [ उच्छर्वास 


रुचि नहीं हुई ओर न मेरा दरबार से पुश्तैनी सम्बन्ध रहा है। न पहले राजकुल के द्वारा किए 
हुए उपकार का स्मरण मुझे आता है; न बचपन में राजकुल से ऐसी मदद मिली जिसका 
स्नेह मानकर चला जाय; न अपने कुल का ही ऐसा गौरव-मान रहा है कि हाज्ञिरी जरूरी 
हो; न पहली मेल-मुलाकात की ही अनूकूलता है; न यह प्रलोमन हे ढि बुद्धि-संत्धी विपयों में 
वहा से कुछ आदान-दान किया जाए; न यह चाह है कि जान-पहचान बढ़ाऊँ; न सुन्दर रूप 
से मिलनेवाले आदर की इच्छा है; न सेवकों-जैसी चापलूसी मुझे आ्राती है; न मुझमें वेसी 
विल्नक्षण चतुराई है कि विद्वानों की गोष्ठियों में भाग लूँ ; न पेसा खच करके दूसरों को मुद्ठी 
में करने की आदत है; न दरबार जिन्हें चाहते हों उनके साथ ही साठ-गाँठ है । पर चलना 
भी अवश्य चाहिए । जिमुवनगुरु भगवान्‌ शंकर वहाँ जाने पर सत्र भला करेंगे।” यह सोचकर 
जाने का इरादा पक्का कर लिया। 

दूसरे दिन सबेरे ही स्नान करके चलने की तेयारी की । श्वेत हुकूल बल्न॒ पहनकर 
हाथ में माला ली और प्रास्थानिक सूत्र और मंत्रों का पाठ किया । शिव को दूध से स्नान 
कराकर पुष्प, धूप, गन्ध, ध्वज, भोग, विलेपन, प्रदीप आदि से पूजा की ओर परम भक्ति 
से अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों को दक्षिणा बाँटी; प्राब्मुखी नैचिकी) गऊ की प्रदक्षिणा 
की; श्वेत चन्दन, श्वेत माला और श्वेत वस्न धारण किए; गोरोचना लगाकर दूबनाल में गुये 
हुए श्वेत अपराजिता* के फूलों का कर्णपूर कान में लगाया; शिखा में पीली सरसों रखी और 
यात्रा के लिये तैयार हुआ | बाण के पिता की छोटी बहन उसकी बुआ मालती ने पस्थान- 
समय के लिये उचित मंगलाचार करके आशिर्वाद दिया ; सगी बड़ी बूढ़ियों ने उत्साह-बचन 
कहे ; अभिवादित गुरुजनों ने मस्तक सूंघा । फिर ज्योतिषी के कथनानुसार नक्ञत्र-देवताओों को 
प्रसन्न किया | इस प्रकार शुभ म॒हूत में हरित गोबर से लिपे हुए आँगन के चौतरे पर स्थापित 
पूर्ण कल्लश के दशन करके, कुलदेवताश्रों को प्रणाम करके, दाहिना पेर उठाकर बाण प्रीतिकूठ 
से निकला | अ्रप्रतिस्थयूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए और हाथ में पुष्प और फूल लिए 
हुए ब्राह्मण उसके पीछे-पीछे चलें ( ५६-४७ )। ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि पूजा-पाठ और 
मंगल-मनौती के विषय में उस समय जनता की मनःस्थिति कैसी थी। पूर्ण कल्षश के 
विपय में इतना और कहा है कि उसके गले में सफेद फूलों की माला बंधी थी । उसके पियर 
पर चावल के ञ्रांटे का पंचांगुल थापा लगा हुआ था ओर मुँह पर आम्रपल्‍्लव रखे 
हुए थे (५७ ) । 

पहले दिन चंडिकावन पार करके मल्लकूय नामक गाँव में पड़ाव किया । चंडिकावन 
में देवी के स्थान के पास बृक्षों पर कात्यायनी की मूर्तियाँ खुदी हुई थीं जिन्हें आते-जाते पथ्िक 
नमस्कार करते थे। चंडिकाबन की पहचान श्रत्र भी शाहाबाद जिले में सोन ओर गंगा के बीच 
में मिलनी चाहिए। मल्लकूट गाँव में बाण के परमपग्रिय मित्र जगत्पति ने उसकी आवभगत 
की। दूसरे दिन गंगा पार करके यप्ट्य्रिहक नाम के बनगाँव में रात बिताई । फिर राप्ती 





4. नैचिको--सदा दूध देनेवाली, बरस-बरप् पर ब्यानेवाली गऊ जिसके थनों के नीचे 
बछुड़ा सदा चूँखता रहे । श्रथवंवेद में इसे नित्यवत्सा कहा है | उतका ही प्राकृत 
रूप नंचिकी है। निचिकी वृत्तमा गोप!, हेमचन्द्र ४३३६ । 
श ःा टच न श्र 5 ८ 8० 
२. मूल दाव्द गिरिकर्णिका ८ अश्वखुरी ( शंकर ); हिंदी कौवाठठी । 


दूसरा | बांण का राजसवन में पहुँचना . नम 


( अजिरवती ) के किनारे मणितारा नामक गाँव के पास हष॑ के स्कन्घावार या छावनी में 
पहुँचा | वहाँ राजभवन के पास ही ठहराया गया । 

मेखलक के साथ स्नान-भोजन आदि से निश्चत्त हो कुछ आराम करके जब एक पहर दिन 
रहा और हु भी भोजन आदि से निद्वत्त हो चुके थे तब बाण उनसे मिलने के लिये चला। 
जैसे ही वह राजद्वार पर पहुँचा द्वारपाल लोगों ने मेखलक को दूर से ही पहचान लिया-। 
मेखलक बाण से यह कहकर कि आप क्षण मर यहाँ ठहर, स्वयं त्रिना रोकटोक भीतर गया। 
लगभग एक मुहूर्त ( २४ मिनिट ) में मेखलक महाप्रतीहारों के प्रधान, दौवारिक पारियात्र के 
साथ वापस आया ओर पारियात्र का आण से परिचय कराया । दौवारिक ने बाण को प्रणाम 
करके व्रिनययूबंक कहा - आइए, भीतर पधारिण। सम्राद मिलने के लिये प्रस्तुत हैं 
( दशनाय इतप्रसादों देवः ) | बाण ने कहा--'मैं धन्य हूँ जो मुझार देव की इतनी कृपा है |! 
और यह कहकर पारियात्र के बताए हुए मार्ग से अन्दर गया । यहाँ प्रसार शब्द पारिभाषिक 
है। इसका अर्थ था सम्राट की निजी इच्छा या प्रसन्नता के अनुसार प्राप्त होनेवाला सम्मान । 
कालिदास ने लिखा है क्रि जिन लोगों को सम्राद का प्रसाद प्राप्त होता था वे ही उनके चरणों 
के समीय तक पहुँच सकते थे ( सम्राजश्ररणयुगं प्रसाइत्म्यं, ४, ८८ ) । बाकी लोगों को दरबार 
में दूर से ही दशन करने पड़ते थे । बाण ने हर्ष को दुरुपसप कहा है। सम्राद्‌ के चारों 
ओर अवकाश का एक पेरा-जैसा रहता था जिसके भीतर कोई नहीं ञ्रा सकता था ( समुत्सा- 
रणबद्धययन्तमंडल, ७१ )। यह पयन्त-मंडल लोगों को दूर रखने या हटाने से ( समुत्सारण ) 
बनता था। दोवारिक पारियांत्र को सिर पर फूलों की मात्रा पहनने का अधिकार सम्राद के विशेष 
प्रसाद से प्राप्त हुआ था ( प्रसादलब्बया विकचपु डरीकमुण्डमालिकया, ६१ )। वह माला 
सम्राद के प्रसाद की पहचान थी । 

राजभवन में भीतर जाते हुए पहले मंदुरा या राजकीय अश्वशाल्रा दिखाई पढ़ी। फिर 
सड़क के बाई ओर कुछ हस्कर गजशाला या हाथियों का लम्बा-चौड़ा बाड़ा ( इसधिष्ण्यागार ) 
मिला। वहाँ सम्राट के मुख्य हाथी द्षशात को पहले देखकर और फिर तीन चौक पार 
करके ( समतिक्रम्य चीणि कच्बान्तराणि, ६६ ) बाण ने थभुक्तास्थानमंडप के सामनेवाले 
आँगन में हप के दशन किए । 

इस य्रसंग में वाणुने सकन्‍्बावार के अन्तर्गत राजमवन, दौवारिक, मन्दुरा, गजशाला और 
सम्राट हप इन पॉनों के वशनात्मक चित्र दिए हैं जो सांस्दृतिक सामग्री की दृष्टि से मूल्यवान्‌ 
है और कितनी ही नई बातों पर प्रकाश डालते हैं। हम क्रमशः उन्हें यहाँ देखेंगे | 

. सन्‍्वावार के दो भाग थे। एक बाहरी सन्निविश और दूसरा राजद्वार जहाँ से राजा की 

इ्यादी लगती थी। बाहरी सन्निवेश वस्तुतः स्कन्वाबार था। वहाँ आने-जाने पर कोई रोक- 
टोंक न थी, लेकिन राजद्वार था ब्योढ़ी के भीतर प्रवेश आज्ञा से ही हो सकदा था। बाण भी 
मेखलक के साथ ड्यौढ़ी तक आया और वहाँ से आगे महाप्रतीद्वर की सहायता से प्रवि्ठ 
हुआ। बाहरी सन्निवेश में ये पड़ाव अलग-अलग थे--- 

१, राजाओं के शिक्षिर 
हाथियों की सेना 
घोड़े 


न अच 


३८ कर ब हे । ५ 
स्कन्धार का वणन [ उच्दूवास 
४, ऊँट 
- $« शत्रुमहसामन्त, जो जीते जा चुके थे ओर सम्राट के दर्शन और अपने भाग्य के 
फैसले के लिये लाए गए थे | 
ए कप + देशं 
६. हष के प्रताप से दवकर स्वयं अनुगत बने हुए नाना देशों के राजा लोग ( प्रतापा- 
नुरागागतमहीपाल )। 
७. मभिक्तु, संन्‍्यासी, दाशनिक लोग | 
५ शि पटे' 
सर्वेसाधारण जनता ( स्वदेशजन्ममिः जनपदे: ) ह 
६. समुद्र पार के देशों के निवासी म्लेच्छ जावि के लोग, जिनमें संमवतः शक, 
यवन, पहव, पारसीक, हूण एवं दवीपान्तर श्र्थात्‌ पूर्वी द्वीपसमूह के लोग मी थे 
( सर्वाम्भोधिवेल्ावनवलयवासिमिश्र म्लेच्छुजातिमि:, ६० ) 
१०, सब देशान्तरों से आए हुए दूतमंडल (सर्वदेशान्तरागतः दूतमंडलैः 
उपास्यमान;, ६० )। 
स्कन्धावार के इस सन्निवेश का स्पष्टीकरणश्रन्त के परिशि८्ट में एवं चित्र द्वारा किया गया है। 


राजद्वार या ब्योढ़ो के अन्दर राजवल्लम तुरंगों की मंदुरा अर्थात्‌ खासा धोड़ों की घुड़साल 
थी। वहीं राजा के अपने वारणुन्द्र या खासा हाथी का बाड़ा था। उसके बाद तीन चौक 
( त्रीणि कक्ष्यान्तराणि ) थे । इन्हीं में से दूसरी कद्या में वाहरी कचदरी या बाह्य आत्थान- 
मंडप था। इसे ही बाह्य कक्ष्य मी कहा जाता था (६० )। राजकुल के तीसरे चौक में 
धवलगण्ह या राजा के अपने रहने का स्थान था। उससे सथ हुआ चौथे चोर में मुक्तात्थान- 
मंडप था (६०, ६६ ) जहाँ भोजन के बाद सम्राद खास आदमियों से मिलते-जुलते थे । 
मध्यकालीन परिभाषा के अनुसार वाह्म कक्षा या बाह्य आध्यानमंडप दीवानेश्राम और 
मुक्तात्थानमंडप दीवानेखास कहलाता था । 


हाथियों का वर्णन करते हुए. बाण ने कई रोचक सूचनाएँ दी हैं। एक तो यद्द कि हर्ष 
की सेना में अनेक अयथुत हाथियों की संख्या थी। ( अनेकनागायुतत्रलम्‌ , ७६ )। एक 
अयुत्र दस हजार के बरात्रर होता है। इस प्रकार तीस हजार से ऊपर हाथी श्रवश्य ह्प को 
सेना में थे। चीनी यात्री श्यु्रान चुआइझ के अनुसार हप॑ की सेना, में हाथियों की संख्या 
साठ दृजार और घुड़सवारों की एक लांख थी जिसके कारण तीम वप तक उसने शास्ति से 
राज्य किया। इसका श्र यह हुआ कि छः सो अद्दारद से पदले सम्रार बड़ी सेना का निर्माण 
कर चुके थे। उसी से कुछ पू्वे बाण दरबार में गए होंगे । बाण के अनेक अयुत नागबल 
झोर श्युआन चुश्राइ के साठ हज़ार हाथियों की सेना का एक दूसरे से समथन होवा है । 
बाण ने हपे को 'महावाहिनी-पति) कहा है ( ७६ )। यह विशेषण भी श्युआन चुआड्‌ 
द्वारा निर्दिष्ट महती सेना को देखते हुए. सत्य है। सेना में इतने अधिक हाथियों की संख्या 
प्रकट करती है. कि हर्प का अपने गजबल पर सबसे अधिक ध्यान था। बाग ने भी इस बात 
को दूसरे ढंग से सूचित किया है --दानवत्सु कर्मसु साथनश्रद्धा, न करिकीटेउ', जिसका व्यंगाथ 
यही निकलता है कि हपे की साधनश्रद्धा या सेना-विपयक्र आध्या हाथियों पर विशेष थी 
(५४ )। जब हाथियों की इतनी विशाल सेना का निर्माण किया गया तो उन्हें पकदने ओर 


दूसरा हप की गज-सेना ३९ 


प्राम करने के सब्र संभव उपायों पर ध्यान देना आवश्यक था । इसपर भी करण ने प्रकाश 
डाला है। हाथियों की भर्ती के खोत ये थे-- 


नए पकड़कर लाए हुए. ( अभिनव बद्ध ) 

कररूप में प्राप्त ( विज्ञेपोपार्जित, विक्षेप +कर ) 

मेंठ में प्राप्त ( कौशलिकागत ) 

नागवीथी या नागवन के अधिपतियों द्वारा भेजे गए, ( नागवीभरीपालप्रेपित ) 


ट् न्क 


० 5 


ध््‌ ५ रः 
पहली बार ही मेंट के लिये प्रानेवाले लोगों द्वारा दिए गए ( प्रथमदरश नकुवू: 
हलोपनीत )। जान पड़ता है क्लि सम्राट से पहली मुलाकात करनेवाले राजा, 
सामनन्‍्त आदि के लिये हाथी भेंट में लाना आवश्यक कर दिया गया था । 


2 


६. दूतमंडलों के साथ भेजे हुए । 
शबर-बस्तियों के सरदारों द्वारा भेजे हुए ( पह्लीपरिइवदठौकित ) | 

८, गजयुद्ध की क्रीड़ाओं और खेल-तमाशों के लिये बुल्वाए गए या 
स्वेच्छा से दिये गए. । 

६, बलपूर्वक छीने गए. ( श्राज्छिद्यमान ) | 


हाथियों की इतनी भारी सेना बनाने के ऐतिहासिक कारण कुछ इस प्रकार जान 
पड़ते हैं। गुप्तकाल में सेना का संगठन-मुख्यतः घुड़सवारों पर आश्रित था जैसा कि 
कालिदास के वर्णनों में भी आया है। गुप्तों ने यह पाठ संभवतः पृर्वेवर्ती शकों से अहण 
किया होगा। -शकों का अश्वप्र म॒ संसार-प्रसिद्ध था। गुप्तकाल में अश्वक्ल की वृद्धि 
पराकाप्ठा को पहुँच गई थी; उसकी प्रतिक्रिया होना आवश्यक था। घुड्सवार सेना की 
मार को सामने से तोइने के लिए हाथियों का प्रयोग सफल ज्ञात हुआ। दूसरा कारण यह 
मी हो सकता है कि गुप्त-साम्राज्य के त्रिखरने पर देश में सामन्‍त महासामन्त, मांडलिक 
राजाओं को संख्या बहुत बढ़ गई ओर प्रत्येक ने अपने-अपने लिये दुर्गों का निर्माण किया। 
दुर्गो' के तोड़ने में धोड़े उतने कारगर नहीं हो सकते जितने हाथी । वस्त॒तः कोट्टपाल संस्था 
का श्राविर्भाव लगभग इसी समय हुआआ। द्ाथियों के इस द्विविध प्रयोग का संकेत स्वयं 
बाण ने भी किया है। उसने हाथियों को फ़ौलादी दीवार कहा है जो दुश्मन की फौज से 
होनेवाली वाणव॒ट्टि को केल सकती थी ( झृतानेकताणविवस्सहस्त्र लोहप्राकारं, ६८ )। 
तत्कालीन सेनापतियों के ध्यान में यह बात आई कि घुड़सवारों के बाणशों की मार का कारगर 
जवाब हाथियों से बनी लोहे की प्राचीर ही हो सकती हैं। हाथियों का दूसरा उपयोग था 
कोट या गद तोड़ना। हाथी मानों चलते-फिरते गिरिदुर्ग थे। जैसे दुर्ग के अय्टल या 
बुरे में धिधाही भरे रहते हैं जो वहाँ से वाण चलाते हैं, उसी प्रकार हाथियों पर भी लकड़ी 
के उँचे-ऊँचे अद्यल या बु्ज रखे जाते थे जिनमें सैनिक बैठकर पहाड़ी किलों को तोइते थे | 
बाण ने इस प्रकार के बुजों कोकूटाद्यलक कह्दा है ( उचकूटाट्शलकविकर्ट संचारिमिरिदुर्गम्‌ )। 
गुपकालीन युद्धनीति में भी हाथियों का प्रयोग लगमंग इसी प्रकार से होता था और भारतीय 


४० हेस्ति सेना के युद्ध-प्रयोग [ उच्दवास 


हाथी ईरान तक ले जाए जाते थे* | संचारी अट्यलकों से कमर फेंक्र हमला करने 
वाले शत्रुओं के बुर्जो' या विताहियों को खींचकर गिरा लेना सासानी युद्धकला की 
विशेषता थी। ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में भी इस कल्ला का या तो स्वतंत्र विकास हा 
या अन्य बातों की तरह सासानी ईरान के संपक से यहाँ ली गई । सेना के हाथियों का इन्हीं 
कामों के लिये प्रयोग किया जाता था | इसके लिये हृश्तपाशाकृशि ओर वागुरा द्वारा अराति- 
संवे्न पदों का प्रयोग किया है। हस्तपाशाकृष्टि! से शद्ध के चलते-फिरते कृूट्यंत्र फेंसाए, जाते थे 
और वागुरा से घोड़े या हाथी पर सवार सैनिकों को खींच लिया जाता था (८) (चित्र २०)। 
बाण ने गज-बत्न को शब्ु की सेना मथने का (वाहिनीज्ञोभ) ओर पथ  स्मात्‌ छापा मारने या हमला 
करने (अवस्कन्द, ६८) का साधन कहा है। हाथियों की शिक्ष की अनेक युक्तियों में 
मंडलाकार घूमना ( मंडलश्रांति ) और टेढ़ी चाल ( वक्रचार, ६८ ) मुख्य थीं। सेना में 
पहरे के लिये भी हाथी काम में लाए जाते थे ( यामस्थापित, ५८ )। कुमकी हाथियों की 
द से नए हाथियों को पकड़ा जाता था (नागोद् ति, ६७ )। राजकीय जुलूस में भी 
हाथियों का उपयोग होता था। सबसे आगे कोतल घोड़ों की तरह सजे हुए त्रिना सत्रारी के 
हाथी चलते थे । उनके मध्त्क पर पटटबन्ध रहता था ( पट्टबन्धाथ्थमुपस्थापित, ५८ )। 
कुछ हथियों पर धोंसे रखकर ले जाए जाते थे ( डिंडिमाधिरोहण, ५८ ), जिस प्रकार 
मध्यकाल्ीन उँटों पर धौंसे रखकर उन्हें जुलूस में निकालते थे । ध्वज, चँवर, शह्ल, घंथ, 
अंगराग, नक्षत्रमाला* आदि (५४८) से हाथियों की सजावट ( श्गारामरण ) की जाती 
थी। दोनों कानों के पास लग्कते शद्धों के आभूषण ( करिकर्ण शद्ध या अवतंस 
शुद्ध, ६५ ) का कई बार उल्लेख हुआ है( ३७, ५६ )। दथियों के दाँतों पर सोने के 
चूड़े मढ़े जाते थे ।३ 
हाथियों के लिये नियुक्त परिचारकों में घ्तियारे ( लेशिक, ६५ ) और महावत 
( आरोह, ६७; आधोरण , ६५ ) का उल्लेख है । हाथियों की अवस्था, जाति और शरीर- 
स्‍्वना के बारे में भी हर्पचरित से काफी जानकारी मिलती है । तीस और चालीत व के 
बीच की चतुर्थी दशा में हाथियों की त्वचा पर लाल बुंदकियाँ-जैसी फूटती हे४। भद्र॒जाति 
,.. ॥#6 76567ए७ 0 6 5455क्वा|शा शाग्रए 5 णि60 0 ९0९णाशाए5 गा 
[709, शांणी गर5॥०व 406 रिग्राध्य5 जाति 9 टशाधों]! गाा0 पा 0 शत, 
69 €शाए९त इार्व एज३0०१तशा [0एश३5 पि 0 50व१6०७, ((जैशाला। पक्का, 
4॥टालशाई अीशाउांडह बागदे उ#बाांहा (7ए/288700,... ]957, 9. 5] ) 4॥0 
58559 क्वा5 वैदारए (6 पर5९ ० फिह/वा, 6 >जीं5ड9, धयाते ॥70ए४०|०९ 
70ए07/5 क्‍0 &905978 5000277)85, ( वही ) 
इन्हीं चलते-फिते घुर्जों के लिये बाण ने 'संचारि श्रद्यालक' शठ्द दिया है। अमःए 
कोश में 'उन्माथ कटयंत्र! शब्द आया है जो वर्टाग रंस! का सरकृत नाम जान पदुता हैं । 


२. नक्तन्रमाला लहार्थी के मस्तक के चारों ओर मोतियों की माला ; संभवतः इसम 
सत्ताइस मोती होते थे । 

३. सकांचनप्रतिमं सोने से जड़ाऊ द्राथीदाँत की श्ूगारमंजपा या आभरणपेटिका, 
६८ $ प्रतिमा > दंतकोप ( शंकर ), हाथी दाँत की पेटी । 

४. पिंगलयदूमजाल, ६५; तुलना कीजिए 'कुजरविन्दुशोणः ( कुमारसम्भव, १,७ )। 


दूसरा ] हर्प का खासा हाथी-दर्षशात ४१ 
के हाथी सर्वोत्तम समझे जाते थे ( वल्भद्र, ६७ ) अच्छे हाथी के शरीर के नाखून मे 
रॉये कड़े, मुँह भारी, सिर कोमल, ग्रीवायूल छोटा, उदर पतला हनी लोहिए मे ४5 
सिखाया या निकाला जाय तो उसे सद्‌ शिष्य की तरह सीखना चाहिए झौर सीखी हुई बात पर 
जमना चाहिए ( सब्छ्िष्यं विनये, धृढ॑ परिचये, ६७ ) | हाथी को पानी पिलाते समय मुख पर 
कपड़े का पर्स डालते थे। इसका उल्लेख बाण और कालिदास दोनों ने किया है 
( इुकूलमुखपटट, ६६ )।” 


हर्ष के अपने हाथी ( देवस्य ्रौपवाह्मः, ६४ ) दर्पशात के लिये राजद्वार या ड्योढ़ी के 
अन्दर महान अवस्थानमंडप बना हुआ था। ऊपर लिखी हुई अधिकांश विशेषताएँ उसमें 
भी थीं। उसके मस्तक पर पट्ट्यंघ बँधा था (६६ )॥ ज्ञात होता है, हाथियों के 
समरविजय की अर्थात्‌ कौनसा हाथी कितनी बार संग्राम में चढ़ा है इसकी गणना रखी जाती 
थी ( अनेकसमरविजयगणनालेखाभिः वलिवल्लयराजिमि:, ६५ ) | दपशात के वर्शन-प्रसंग 
में बाय ने राजकीय दानपटटकों के बारे में कुछ रोचक बातें कही हैं। दानपद्ठों पर अक्षर 
खोदे जाते थे ( कंड्रयनलिखित )। उनपर सम्राट के हस्ताक्षर सजावट के साथ बनाए जाते 
थे ( विभ्रमकझृतहस्तस्थिति )* ( चित्र २१ ), और अन्त में वे दान लेनेवालों को पढ़कर सुनाए 
जाते थे ( अलिकुलवाचालितै:, ६६ ) | 


हाथियों के अलावा घोड़े भी स्कन्धावार का विशेष अंग थे। बॉसखेड़ा के ताम्रपट्ट 
में हस्त्यश्वविजयस्कन्धावारं पद आया है। र्न्धावार में राजकुल से बाहर साधारण घोड़ों 
का पड़ाव था, लेकिन हु के अपने घोड़ों की मन्दुरा राजद्वार के भीतर थी जिसका विशेष 
चित्र वाण ने खींचा है। ये खासा घोड़े भूपालवल्लभतुरंग, राजवल्लभ या केवल्न वल्लम कहलाते 
थे। हर्ष की मन्दुरा में राजवल्लमतुरंग अनेक देशों से लाए गए थे। वे बनायु३ 
( वानाथाटी, वजीरिस्तान ) आरटट ( वाहीक या पंजाब ), कम्बोज ( मध्य एशिया में वंत्तु 
नदी का पामीरप्रदेश )४, भारद्वाज ( उत्तरी गढ़वाल जहाँ के टाँधन घोड़े प्रसिद्ध हैं ), सिंधुदेश 
(सिंघसागर या थत्न दोश्माव ) और पारसीक ( सासानी ईरान )" से उस काल में बढ़िया 





घोड़े का ग्रायात होता था। रंगों के हिसाव से राजकीय घुड़साल में शोश ( लालकुम्मैत ), 
१. सेघदूत, $॥६२-- हर 
कुचन काम क्षणमुखपटगम्रीतिमरावतस्य । 
शर्थात्‌ है सेघ, तुम जल पीते समय ऐरावत के सुख पर पट की भाँति फेल जाना। 
२. हस्तस्थितिः - स्वहस्तेन अक्षरकरणां, अपने हाथ के दस्तख़त, शंकर । हर्ष के बॉाँस- 
खेड़ा ताम्रपट्ट पर सबसे अन्त की पंक्ति सें 'स्वहस्तो सम सहाराजधिराजश्रीहर्पस्य” 
खुदा हुआ है । उसके अक्त्रों की आकृति विश्वस या शोभन ढंग से कलम के 
पुद्ुल्ले फंलाकर बनाई गई ह । 
देखिए रघुवंश, ५ ।७३, वनायुदेश्या: वाहाः । 


तर. श० 


कालिदास ने कम्बोजों के देश को बढ़िया धोड़ों से भरा हुआ लिखा है ( सदश्व- 
भूचिप्ठ, ९, ७० )। 


हद 
* 


छह + हो बे 
दाखए रघुबशा, ४ ६०, ६२, पाश्चात्य: अश्वसाधनः । 


४२ घोड़ों का बणन [ उच्छवास 


श्याम ( मुश्की ), श्वेत ( सब्जा ), पिंजर ( समन्द )", दरित ( नीलासव्जा )*, तित्तिर 
कल्पाष ( तीतरपंखी ,३ इन घोड़ों का उल्लेख किया गया है: | 

शुभ लक्षणुवाले घोड़ों में पंचभद्र ( पंचकल्याण )", मल्लिकाज्ञ ( शुक्ल अ्रवांगवाला ) 
और कृत्तिकापिंजर: का उल्लेख है | अच्छे घोड़ों की बनावट के विपय में 4;ण ने लिखा है-- 
'मुँह लम्बा और पतला, कान छोटे, घाँदी ( सिर और गर्दन का जोड़ ) गोल, चिकनी और 
सुडौल, गर्दन ऊपर उठी हुई और यूप के अग्रभाग की तरद लम्बी और टेढ़ी, कन्बों के जोड़ 
मांस से फूले हुए, छाती निकली हुई, ठाँगें पतली ओर सीधी, खुर लोढदे की तरह कढ़े, 
पेट गोल, पुद्ठ चौड़े और मांतल होने से उठे हुए, पूँछ के बाल प्रथ्वरी को छूते हुए 
होते थे! (६२-६३ )। ; 

घोड़ों को बाँधने के लिए अ्रगाड़ी ओर पिछाड़ी दो रत्तियाँ होती थीं। बहुत तेज 
मिजाज घोड़ों की गर्ईन में आगे दो रह्सियाँ दो तरफ खींचकर दो खूटों में बाँवी जाती थीं। 
विछाड़ी ( पश्चासाशबंध , के तानने से एक पेर अधिक खिंचा हुआ हो गया था जिससे 
लम्बे घोड़े और लम्बे जान पड़ते थे। गईन में बहुत-सी डोरियों से अथित गंडे बँघे थे | 
इस प्रकार के गंडे लगभग इसी काल की सूयपूर्तियों के घोड़ों में पाए जाते हैं ( चित्र २२) । 
खुरों के नीचे की धरती लकड़ी से मेंढी हुई थी जिसपर घोड़े खुर पटककर धरती खरोच रहे 
थे। घास चारा सामने डाला जाता देखकर वे चंचल हो उठते थे ओर कठिन साईसों 
( चंड्चंडाल ) की डपटान सुनकर मारे डर के उनकी पुतत्नियाँ दीनभाव से किर रही थीं | 
राजम<टुरा में बँघे हुए घोड़ों के समीप सदा नीराजन अग्नि जलती रहती थी औरए उनके 
ऊपर *चंदोवे तने हुए थे । कालिदास ने भी घोड़ों के लिये लम्बे तम्जुड्नों का उल्लेख किया है ।४ 


9. पिंजर 5 ईपत्कपिल ( शंकर ); अंग्रेजी वे ( 889 )। 

२. हरित >शुकनिभ ( शंकर ); अंग्रेजी चेस्टनट ( (॥९5॥प६ )। 

३. आऔं० ( /080/00 )। संस्कृत रंगों के आधुनिक पर्यायों के लिग्रे में श्रीरायकृष्णदासजी 
का शअनुगृहीत हूँ । 

४. बाण से लगभग सौ वर्ष पीछे घोड़ों का व्यापार शरव सोदागरों के हाथ चला गया । 
संस्कृत नामों की जगह रंगों के फारसी मिश्रित अरबी नाम, जैसे वोद्जाह, सेराह, कोकाह, 
खोंगाह, आदि भारतीय बाजारों में चल पड़े । हरिभद्वसूरि ( ७००-७७० ) कृत समराइचकहा 
में वोल्लाह किशोरक पद में सबसे पहले वोल्लाह इस अरबी नाम का उढ्लेख मिलता है। 
पीछे संस्कृत नामों का चलन बिल्कुल मिट गया। हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि में घोड़ों 
के करीब बीस अरबी नामों को संस्कृत शब्द मानकर उनकी व्युत्पत्ति दी है ( ४॥ ३०३-३०९ )। 
केवल नकुल की अश्वचिकित्सा में पुराने संस्कृत के नाम चालू रहे । 

७५, हृदय, एप्ठ मुख ओर दोनों पाश्वाँ में पुष्पित या भोरीवाला ( अभिधान- 
चितामणि, ४ । ३०२ )। ॥॒ 

६. कृत्तिकापिंजर > किसी भी रंग का घोड़ा जिस की जिल्‍्द पर सफेद चित्तियाँ हों, जसे 
सफेद तारे बिखरे हुए हों ( तारकाकद॒म्बकल्पानेकबिन्दुकल्मापितत्वचः, शंकर )। ऐसा घोड़ा 
अत्यन्त श्रेप्ठ जाति का होता है और कम मिलता है। इस सूचना के लिये में अपने सुहृत्‌ 
श्रीरायक्ृप्णदासजी का कृतज्ञ हूँ । 

रघुवंश >, ७३, द॑।घेंष्वमी नियमिताः पटसंडपेप । 


दूसरा ] निजित सामन्तों के प्रति हप की नीति ४३ 

स्कम्वावार में ऊँटों का भी जमबट था, लेकिन भोड़े-हापियों के समान महत्वपूर्ण नहीं। 
ऊँगें से अधिकतर डाक का काम लिया जाता था, (प्रेषित, प्रे प्यमाण, प्रतीपनिनत्त, बहुयो- 
जनगमन, ५८ ) । ऊँटों को रुचि के साथ सजाते थे । घु द पर कोड़ियों की पट्टियाँ१, गले में 
सोने के बजनेवाले घुंघुरुओों की माला*, कानों के पास पचरंगी ऊन के लग्कते हुए फ दने 
ये उनकी सजावट के अंग थे । 


अनेक छुत्र भर चँवर भी स्कन्धावार की शोभा बढ़ा रहे थे (५६ )। श्वेत आतपत्र 
या छत्रों में मोतियों की भालरें लगी थीं. ( मुक्ताफलजालक )। गरुड के खुले पंख ओर 
राजहंस की श्राकृतियाँ उनपर कढ़ी हुई थीं। उनमें माशिक्य-खंड ज्ञगे हुए थे और उनके 
दंड विद्म के बने थे (५६ ) । वराहमिहिर ने राजा के आतपत्र वर्णन में उसे मुक्ताफलों 
से उपचित, हंस ओर कृकवाकु के पक्षों से निचित, रत्नों से विभूषित, स्फण्िकि-बद्धमूल और 
नौ पोरियों से बने हुए दंडवाला लिखा है। वह छः हाथ लम्बा होता था 5। इसी के 
साथ मायूर आतपत्र ओर हजारों भंडियाँ मी थीं जो जलूस के काम में ञ्राती रही होंगी । 
मायूर आतपत्र नाचते हुए. मोर के बहमंडल की आकृति के होते थे । बाई में भी आफतावे 
के रूप में वे जलूस के लिये काम में आते थे। अनेक प्रकार के वस्त्र जैसे अंशुक और 
च्ञीम, एवं रन जैसे मरकत, पद्मराग, इन्द्रनील, महानील, गरुडमणि, पुष्पराग आदि भी 
राजकीय सब्निवेश में थे (६० )। 

दखार में अनेक महासामन्त और राजा उपस्थित थे । इनकी तीन कोटियाँ थीं। एक 
शत्रुमहासामन्त जो जीत लिए गए थे और निर्जित होने के बाद दरबार में अनेक प्रकार की 
सेवाएँ करते थे । इनके साथ कुछ सम्मान का व्यवहार किया जाता था ( निर्जितैरपि सम्मा- 
निते:)। दूसरी कोटि में वे राजा थे जो सम्राट के प्रताप से अनुगत होकर वहाँ आए थे, 
ओर तीसरी कोटि में वे थे जो उसके प्रति अनुराग से श्राकृष्ट हुए थे। राजाश्रों के प्रति 
हप॑ की तीन प्रकार की यह नीति समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में उल्लिखित नीति से बहुत 
मिलती है। समुद्रगुप्त के द्वारा भ्रष्ट्राज्य ओर उत्सरन्नाज्यवाले दंशों का पुनः प्रतिष्ठापन 
वेसा ही व्यवहार था जैसा निर्जित शत्रुमहासामन्तों के प्रति हर्ष का । स्वेकरदान, आज्ाकरण 
और प्रणामागमन के द्वारा प्रचंडशासन सम्राट को तुष्ट करने की नीति का भी इसीमें 
समवेश हो जाता है। समुद्रग॒ुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं के ग्रति जो ग्रहणमोत्ष और 
अनुग्रह के द्वारा ग्रतापोन्मिश्रित नीति बरती थी, वह हपे-नीति की दूसरी कोटि से मिलती है। 
हे के प्रति अनुराग से वश में आए हुए राजाबं का तीसरा समूह समुद्रगुप्त के शासन में 
उन राजाओं से मिलता है जो अ्र.त्मनिवेदन करके कन्याश्रों का उपायन भेजकर, अ्रथवा 
अपने विषय ओर मुक्ति पर अधिकारारूढ़ रहने के लिये गरुडांकित शासन-पत्र प्राप्त करके 


६. घराटिकावलीजिः घटितमसुखमंडनकेः | 
२, चामीकरघुधरुक्सा लिकेः । 

० 
च्र्‌५ 


प्रदणोपान्तभ्न खतपंचरागवर्णों णा चित्रसू अजूड नटा जा ले: | 
४. वचृहत्संदिता, श्रध्यायथ ७३, छतच्॒लक्षण | 


४४ प्रतीहार और दौवारिक [ उच्च 
सम्राट को प्रसन्न कर लेते थे। समुद्रगुप्त ने जिस प्रसभोद्वस्ण (जड़ से उखाड़ फेंकने ) 
को नीति का अतिरिक्त उल्लेख किया है, उस तरह के राजाश्ों के लिये दरबार में कोई स्थान 
न था, अ्रतएव बाण ने यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया । 


जो भुजनिर्जित शत्र, महासामन्त दस्रार में ग्राते थे उनके साथ होनेवाले विविध 
व्यवहारों का भी बाण ने उल्लेख किया है। सम्राद के पास आने पर उनपर जो बीतती थी 
वह कुछ शोमनीय व्यवहार नहीं कह जा सकता | किंतु युद्वस्थल्ष में एक बार हार जाने पर प्राण- 
भिक्षा के लिये लाचार शत्रुओं के साथ किए गए, वे व्यवहार उस युग में अनुग्रह या सम्मान 
ही समझे जाते थे। सभी देणों में इस प्रकार की रणनीति व्यवह्मत थी। कुछ लोग 
स्वामी के कोप का प्रशमन करने के लिये कंठ में कृपाण बाँध लेते थे ( कंठबरद्धक पाणपड़े:१); 
कुछ दाढ़ी, मूँछ और बाल वढ़ाए रहते थे; कुछ सिर पर से मुकुट उतारे हुए थे; कुछ सेवा में 
उपस्थित हो चेंवर डुल्लाते थे ( सेवाचामराणीवापेयद्मिः )। अनन्यशरणभाव से वे लोग 
सम्राट के दशनों की आशा में दिन बिताते और मीतर से बाहर आनेवाले अ्रभ्यन्तरप्रतीहारों 
के अनुयायी पुरुषों से बार-बार पूछते रहते थे--भाई, क्या सजाए जाते हुए भुक्तात्थानमंडप 
में सम्राट आज दशन देंगे, या वे वाह्मास्थानमंडप में निकलकर आएँगे ( ६० )। 


इस प्रकार स्कन्धावार का चित्र खींचने के बाद बाण ने सम्राट हपे का बड़ा विशद वर्णन 
किया है। महाप्रतीहारों के प्रधान परियात्र का भी एक सुन्दर चित्र दिया गया है। प्रतीहार 
लोग राजसी ठाटबाट ओर. दरबारी प्रबन्ध की रीढ़ थे | प्रतीद्वारों के ऊपर महाप्रतीह्वर होते 
थे, और उन महाप्रतीह्यरों में भी जो मुखिया था उसका पद दौवारिक का था (६२ )। जो 
लोग राजद्वार या ड्योढ़ी के भीतर जाने के अधिकारी थे वे “अन्तरप्रतीद्वर! कहलाते थे | केवल 
बाह्यकक्ष्या या दीवानेश्राम तक आने जानेवाले नौकर-चाकर बाह्य परिजन कहलाते थे । ये प्रती- 
हार लोग राजकुल्न के नियमों और द्रत्रार के शिष्टाचार में निष्णात होते थे। वस्व॒ुतः उस थुग 
में सामन्‍्त, महासामन्त, मांडलिक, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सम्राट , आदि 
विभिन्‍न कोटि के राजाओं के लिये मिन्‍न-मिन्न प्रकार के मुकुट और पद्द होते थे जिन्हें पहचा- 
नकर प्रतीहार लोग दरवारियों को यथायोग्य सम्मान देते थे ।* महाप्रतीहार दौवारिक परियात्र 
पर हर्ष की विशेष कृपा थी । वह निर्मेल कंचुक पहने हुए था। पतली कमर में पेटी करी 
हुई थी जिसमें माणिक्य का पदक लगा हुआ था। चौड़ी छाती पर हार और कानों में मणि- 
कुडल थे। सम्राट की विशेष कृपा से प्राप्त खिले कमल्ों की मुडमाला मस्तक पर थी। 
मौलि पर सर्फद पगड़ी ( पांडर उष्णीप ) थी। बॉए हाथ में मोतियों की जडाऊ मूठवाली 
तलवार थी और दाहिने में सोने की वेत्रयष्टि | अधिकारगौरव से लोग उसके लिये मार्ग छोड 
देते थे। अत्यन्त निष्ठुर पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी वह स्वभाव से नम्न था। 





4. धरहु दशन तृण कंठ कुठारी--ठुलसीदास । 

२. इस प्रकार के भिन्न पद्द ( पत्नपद्ट, रनपद्ट, पुष्पपद्ध ) और मुकु्दों के आकार आदि 
का विवेचन मानसार ( श्र० ४९ ) में है जो युप्तकाल का अंथ हैं। भर भी देखिए, 
शुक्रनीति १ | ६८३-१८४ । 


दूसरों दीवानै-आस और दीवाने-खास 


दीवारिक ने भुक्तास्थान मंडप में पहुँचकर बाण से कहा--दिव के दर्शन करो' । बाण ने 
वहाँ मंडप के सामने के आँगन में संगममेर की चौकी पर हप को जैंठे हुए देखा | 
इस प्रकार का आसन प्रीष्म ऋत के अनुकूल था। शबन के सिरे पर टिकी हुई शुजा पर 
सम्राट अपने शरीर का भार डले थे। सम्राद्‌ की दरार में बैठने की यही मुद्रा थी। उनके 
चारों ओर शस्त्र लिए हुए; लम्बे गठीले शरीरवाले गोरे और पुश्तैनी $ अंगरल्ुक ( शरीर- 
परिचारकज्नोक ) पंक्ति में खड़े थे। पास में विशिष्ट प्रियजन बेठे थे। वस्तुतः भुक्तास्थान- 
मंडप या दीवानेखास में वें हो लोग सम्राद से मिल पाते थे जो उनके विशेष क्रपा-भांजन 
होते थे। काइम्बरी में राजा शूद्रक के वर्णन में भी दो आध्थानमंडपों का उल्लेख है। एक 
बाहरी जहाँ आम दरार में चांडाल-कन्या वेशम्पायन को लेकर आई थी। सभा विसजित 
करने के बाद स्नान-मोजन से निदृत्त हो, कुछ चुने हुए राजकुमार, अमात्य और प्रियजनों 
के साथ शूद्रक ने भीतर के आस्थानमंडप में वैशम्पायन से कथा सुनी । उसी के लिये यहाँ 
भुक्तास्थानमंडप पद प्रयुक्त हुआ हैं। हप को बाण ने जिस समय देखा, वह ब्रह्मचयंत्रत की 
प्रति ले चुक् था ( गहीतब्रह्मचयमालिंगितं राजलक्ष््या, ७० )। हर्ष ने राज्यवद्ध न की 
मृत्यु के बाद यह प्रतिज्ञा की थी कि जबतक मैं संपूर्ण भूमि की दिग्विजय न कर लूँगा तब- 
तक विवाह न करूँगा । बाण के शब्दों में 'उसने यह असिधारात्रत लिया था? ( प्रतिपन्‍नासि- 
धाराधारणवतम्‌ ) । बाण ने हे की भीष्म से तुलना की है (भीष्मातूजितकाशिनम्‌ ) | दिवाकर 
मित्र के सामने हप के मुख से बाण ने यह कंहत्लाया हे--भाई का बंध करनेवाले अपकारी 
रिपुकुल का मूलोच्छेद करने के लिये उद्यत मैंने अपनी मुजाओं का मरोसा करके सत्र लोगों 
के सामने प्रतिज्ञा की थी ( सक्ञलोकप्रत्यक्षुं प्रतिशञा कृता, २५६ )। 


हु के समीप में एक वारविल्ञासिनी चामर-आ्राहिणी खड़ी थी ( ७०, ७४ )। काव्यकथाएँ 
हो रही थीं। विल्लम्भ आल्ाप का सुख मित्र रहा था । प्रसाद के द्वार शासनपत्र बाँटे जा रहे थे 
( प्रसादेषु श्रियं स्थाने स्थाने स्थापयन्त )। स्निग्ध दृष्टि अपने इष्ट कृपाण पर इस तरह पड़ 
रही थी जैसे फोलाद की रक्ला के लिये चिकनाई लगाते हैं ( स्नेहबृशिमिव दृष्टिमिऐं कृपाणे 
पातयन्त )। उसके रुप-सौन्‍्दर्य में मानो सत्र देवों के अतिशय रूप का निवास था ( सर्व- 
देवतावतारम्‌ , ७२)। इस प्रसंग में वाण ने श्ररुण, सुगत, बुद्ध, इन्द्र, धर्म, सूये, अवलोकितेश्वर, 
चन्द्रमा, कृष्ण इन देवताश्रों का उल्लेख किया है जिनकी उस समय मान्यता थी। हप 
का वॉया पर महानीलमणि के पादपीठ पर रखा हुआ था। पादपीठ के चारों ओर माणि- 
क्यमाला की मेखला बेबी थी। 
यहाँ बाण ने सम्राद्‌ और राजाओं के वीच में पाँच प्रकार के संबंधों का पुनः उल्लेख किया 
हे। पहले अग्रणत लोकपाल अर्थात्‌ जिन्होंने अधीनता- न मानी थी; वुसरे जो अनुराग से अनुगत 
हुए ये; तीसरे उसके तेज से अस्त हुए. मंडलवर्ती या मांडलिक राजा; चौथे अन्य अवशिष्ट 
शजयपह आर पॉँचच समस्त सामनन्‍्त लोग ( ७२ )। हप दो बस्तर पहने हुए था, एक अधपर- 


है 





मोल, झतक, श्रणि, मित्र, अमित्र और आटविक, ये छुः प्रकार के सैनिक सहायक 
होते हैं। जो पुश्त-दरपुश्त से चले थआते हैं ये सौल कहलाते हैं । 


घर कक म लि ५ के हाय ९ ! का श् तप 
२, यावन्पया न सकला जिताभसेः तावन्से प्रह्मवयम्‌ , इति श्रीहपेः प्रात्तेजातवान, , रोक 


हो हप का चेष [ डच्चवांस 


वास ( घोती ) और दूसरा उत्तरीय | श्रधरवास वासुक्ति के निमोंक या केंचुल की तरह 
अत्यन्त महीन; नितम्बों से सया हुआ", श्वेत फेन की तरह था। अधोवस्त्र के ऊपर नेत्रसत्र 
या रेशम का पटका बचा हुआ था ( नेत्रसतानिवेशशोमिना अधरवाससा ) और उसके 
समीप मेखला बँघी हुईं थी। दूसरा वतन शरीर के ऊरश्बभाग में महीन उत्तरीय था जिसमें 
जामदानी की भांति छोटे-छोटे तारे या सूत्रविन्दु कढ़े हुए. थे (अपनेन सतारागणेन उपरिकृतेन 
ह्वितीयाम्बरेण ) | छाती पर शेप नामक हार सुशोमित था ( शेपेण हारदंदेन परिवलितकन्धरं) । 
शेष हार उस सम्रय के विशिष्ट पुरुषों का आभूपण था। इसे मोतियों का वलेवड़ा कहना 
चाहिए, जो ऊपर से पतला ओर नीचे से मोद होता था और सामने शरीर पर पढ़ा हुआ सॉप- 
सा लगता था। बाण ने कादम्बरी में भी शेष हार का विस्तार से उल्लेख किया है। 
चन्द्रापीड़ के लिये विशेष रूप से कादम्बरी ने इसे मैजा था । गुप्तकला की मूर्तियों में शेष 
हार के कई नमूने मिलते हैं (चित्र २२)। * बाण ने हप॑ के महादानों का भी उल्लेख किया है 
जिनमें प्रति पाँचवे वर्ष वह सब्र कुछ दे डालता था (जीवितावधिग्रहीवसव॑स्वमहादानदीज्ञा, ७३)। 
इस प्रकार के प्रति पाँच वर्ष पर किए, जानेवाले सर्व॑स्वदक्षिण दानों की गुप्तकाल में या उसके 
कुछ बाद भी प्रथा थी। दिव्यावदान में उनके लिये 'पंचवार्षिक' शब्द आया है | कालिदास 
ने भी रघु के सर्वेश्वदक्षिण यज्ञ का उल्लेख किया है। हे की बाहुओश्रों में जड़ाऊ केयूर 
थे; उनके रनों से फूयती हुई किरणशल्लाकाएँ ऐसी लगती थीं मानों विपणु की तरह सम्राट के दो 
छोटी मु॒जाएं और निकल रही हों ( अजजिगीषया बालमुजैरिवापरेः प्ररोहदिभः, ७३ )। यह उत्लेक्षा 
गुप्तकालीन विष्णु मूर्तियों से ली गई है, जिनमें विष्णु की दो अधिक भुजाएँ कोहनियों के पास 
से निकलती हुई दिखाई जाती हैं (चित्र २४)। इसीलिये पूरी भ्रुजाओों की अपेक्षा उन्हें बालभुज 
कहा गया है | 3 हष के सिर पर तीन गहने थे। प्रथम, ललाठ से ऊपर अ्ररुणचूड़ामणि थी जो 
पद्मराग की थी और जिससे छिंग्कनेवाली किरणें ललाट के ऊपरी किनारे को शोमित कर रही थीं* | 





३. इस श्रकार के श्रत्यन्त सूदम शरीर से चिपटे हुए वस्त्र युप्कताल और हपंयुग 
की विशेषता थी। अंग्नजी में इसे वंट डे परी कहते हैं । बाण ने इसके लिये 
'मग्नांशुक' ( १६६ ) पद का भी प्रयोग किया है। 

२. देखिए, अदहिच्कुत्रा से मिली हुई मिट्टी की [तियाँ, ऐश्येट इंडिया, 
अंक ४ चित्र २५९ | 

नंपध में इस तरह के हार या गजरे को दु डुभक अर्थात्‌ दुडुभ साँव की थाकृति 
का कहा गया है ( नपध, २१, ४३ )। नंपध के टीकाकार ईशान देव ने इसका 
पर्याय टोडर दिया है। नारायय के अजुप्ता। हुडुभस्प विफणत्या साम्यात्‌ 
स्थलघनतरे पुष्पदाम्नि हु डुमपद लाक्षणिकं?। संभव है कि शुरू में बाण के समय 
में शोप हार मोतियों से ग था जाता हो; पंछे फूलों के गजरे भी बनने कगे। मधुरा- 
कला की अ्रतिप्रसिद्ध ग़ुप्तकालं'न विष्णुम्तति सं ० ६ में भी मोतियों का मोटा 
बलेवड़ा हार शेपद्वार ही जान पड़ता था | 
३, मधुरा-कला की श्रत्यन्त सुन्दर गुग्वकाज्षीन विप्णुम॒ति ( संख्या ई० ६ ) में यह 
लक्षण स्पष्ट है। देखिए, मेरी लिखी हुई मथुरा म्युजियम गाइड बुक! चित्र ३८ । 
४ अरुणेन चूडामणिरोचिपा लोहितायत्तललाटतटम्‌, ७४ । 


दूसरा ) दरबार में वारविलासिनियां ४७ 


दूसरा आभूषण मालती पुष्प की मं डमाला थी जो ललाद की केशान्तरेला के चारों ओर ] 
थी *(चित्र २४)। सिर पर तीसरा अलंकरण शिखंडाभरण था अर्थात्‌ मुकुट पर कलगी की कक 
पदक था जिसमें मोती और मरकत दोनों लगे थे | ये तीनों आभूषण उत्तरगुप्तकालीन मूर्तियों के 
मुकुणभूषणों में पाए जाते हैं "(चित्र२६)। कानों में कु डल थे जिनकी घरूमी हुई कोर त्रालबी णान्सी 
लगती थी ( कु डलमशिकुट्लिकोथिवालबीणा, ७४ )। कीन में दूसरा गहना अन्ाावाय ता जे 
सम्मवतः कु डल से ऊपर के माग में पहना जाता था। इस मकार कॉसित, वेद वे, वयाका 
करुणा, कला, सौभाग्य, ध्मे आदि के निधान, गम्भीर ओर प्रसन्न, च्रप्तायक और स्मणीय, 
चक्रवर्ती सम्राट हर को बाण ने पहली बार देखा | 
बाण ने दरबार की वारविल्ञासिनियों क| एक अन्तर्गर्भित चित्र देकर इस लग्वे वणेन को और 
भी लंबा खींच दिया है। उस युग के राजसमाज की पूर्णता के लिये वारव्ि्ञासिनियाँ आवश्यक 
अंग थीं। यह शब्दचित्र उनका यथार्थ रूप खड्टा कर देता है। चित्र और शिल्प में इसी 
वर्णन से मिल्ते-जुलते रूप हमें प्राप्त होते हैं। ललाद पर अगर का तिलका था; चमचमाते 
हारों से वे ठउमकती थीं; नखरों से चंचल श्रूलताएँ चला रही थीं; इत्य के कारण लंब्री साँसों 
से वे हाँक रही थीं; स्तनकलश बकुलभाला से पर्विष्य्त थे; हार की मध्यमणि रह-रहकर 
इधर-उघर हिलती थी, मानों आलिंगन के लिये भ्र॒जाएँ फैली हों; कभी जम्भाई रोकने के लिये 
मुख पर उत्तान हाथ रख लेती थीं; कानों के फूजों का पराग पड़ने से नेत्रों की मिचमिचाती थीं; 
विरछी भौंहों के साथ चितवनें चला रही थीं; कभी एकगय्क बरीनीवाले नेत्रों से देखने लगती 
थीं; कभी स्वाभाविक मुस्कान इधर-उधर बिखेरती थीं, कभी शरीर की तोड़-मरोड़ के साथ हाथों 
की उंगलियाँ एक दूसरे में फैसाकर हथेली ऊपर उठाए हुए नाचती थीं; और कभी उंगलियाँ 
चथ्काकर उन्हें योल घुमाकर छोटी-छोटी धनुहियाँ-जेसी बनाती हुई नाचती थीं। इस प्रकार 
बाए ने चतुर चित्रकार की भाँति तूलिका के चौदह संकेतों से रृत्य करती हुईं वारबनिताशओरों 
का लीलाचित्र प्रस्तुत किया है। 
गुप्त-शिलालिखों में बारम्बार ध्यतुररधितलिलाध्वादितवशस:” विशेषण गुप्त-सम्राटों के 
लिये आता है। वह राजाओं के लिये वर्णनकी लीक बन गई थी। बाण ने ह को 
“चतुरदविकेदारकुड्मर ) (७७) कहा है, शअ्रर्थात्‌ ऐसा किसान जिसके लिये चार समुद्र 
चार क्यारियोँ हों। दृप के भुजदंडों को चार समुद्रों की परिखा के किनारे-किनारे बना हुआ 
शिला-प्राकार कहा गया है। 
हप को देखकर बाण के मन में कितने ही विचार एक साथ दौड़ गए। "ये ही सुग्हीत- 
नामा देव परमेश्वर हप हैं जो समस्त पूव के राजाओं के चरितों को जीतनेवाले ज्येष्ठ-मल्ल है। 
इन्हीं से प्रथ्वी राजन्वती हैः । विष्णु, पशुप्रति, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, इन देवताश्रों के 
उन-उन गुणों से भी हप॑ बढ़कर हैं। इनके त्याग, प्रज्ञा, कवित्व, सत्तव, उत्साह, कीर्ति, 
अनुराग, गुण, कौशल को इयत्ता नहीं है?। इस प्रकार के अनेक विचार मन में लाते हुए, 
१, 


बन 
ही 
हढ 


उत्कुइलमालतीमयेन सुखशशिपरिविपसंडलेन सुडपालागुणेन परिकनितकेशान्तम, ७9 | 
शिखंडाभरणभु॒वा सुक्ताफज्ञालोकेन सरकतमशणिकिरणकलापेन च, ७४ | 

तुलना कीजिए, रघुवंश ६, २२, काम नपाः सन्‍्तु सहख शो अस्ये रा .न्वतो माहुरनेन भमिस्‌ । 
पथवी पर चाहे जियने राजा और हों, धरती राजन्व॒तों तो इन्हीं मगधराज से बनी है |? 


नए 


हर ( न 
४८ बाण की हप से भेंट [ उच्छवास 


पास जाकर उसने स्तरत्तित शब्द का उच्चारण किया ) इस प्रसंग में शलेप के द्वारा वाण ने कई 
हत्वपूण शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका सांध्कृतिक मूल्य है। कृष्ण के चालचरितों में 
अष्ष्टिसुर या वत्सासुर के वध का उल्लेख है। 'नित्नरिंशम्राइसहन्र” पद में तलवार चलाने के उन 
हाथों का उल्लेख है जिनका अभ्यास क्रिया जाता था। 'जिनस्येवर्थवादशत्यानि दर्शनानि? वाक्य 
में बौद्धों के योगाचार और माध्यमिक दशनों की तरफ इशारा है जो उस युग के दाशनिक जगत्‌ में 
ऊंचाई पर थे। ये दशन क्षणिकत्व में विश्वास करते और यह मानते थे कि केव्रल विज्ञान 
( विचार ) ही तालिक है, अथ या भोतिक वस्तुएँ असत्य हैं। यही योगाचार दशन का विज्ञान- 
वाद था। आगे चलकर शंकराचाय ने वेदान्तसूज २। २। २८ के माप्य में विज्ञानवाद का खंडन 
किया । कारस्बरी में भी बाण ने “निरालम्बनां वौद्धयुद्धिम! पद से इसी दाशनिक पद का उल्लेख 
किया है। “अस्मिंश्च राजनि यतीनां योगपट्टका? इस उल्लेख में योगपट्ठक का दूसरा अर 
जाली बनाए हुए ताम्रपत्रों से है। इस प्रकार के कई जाली ताम्रपत्र मिले भी हैं, जैसे समुद्रगुम 
का गया से प्राप्त ताम्रयन्न। बाद के राजा पू्वेदत्त दानों का प्रतिपालन करते ये, अतएव इस 
प्रकार के जाल रचने का प्रत्लोमन कभी किसी के मन में आ जाता था। पुस्तकमणां पा्थिव- 
 विग्रह्म/ पद में मिद्दी की बनी हुईं मूर्तियों का उल्लेख है जिन्हे” बड़े आरक्रार में उस समय 
तैयार किया जाता था। “त्तीनां पादच्छेदा: उल्लेख से ज्ञात होता है कि पेर काट देना उस 
समय के दंडविधान का अंग था। 'षट्पदानां दानग्रहणकलहाः ? पृद में दान शब्द का 
वही अर्थ है जो कृष्ण की दानल्ीला पद में है अर्थात्‌ कर-ग्रहण | अ्रष्यपदानां चतुरंगकल्पनाः? 
के चतुरंगकल्पना शब्द से अपराधी के दोनों हाथ और दोनों पैर काटने के दंडविधान का 
उल्लेख है | इसी में श्लेष से शतरंज का भी उल्लेख किया गया है। जेसा ऊपर कहा जा 
चुका है, इस खेल में अ्रष्टादद या आठ घरों की आठ पंक्तियाँ होती थीं और मोहरे चतुरंग 
सेना के चार अंग हस्ती-अश्व-रथ-पदाति की रचना के श्रनुसार रखे जाते थे। अ्रष्टापदप्ट 
पर खाने या घर काले और सफेद होते थे, यह भी बाण ने पूव में सूचित किया है | 
“वाक्यविदामधिकरणविचारा:” पद महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकरण के दो अर्थ हैं, 
पहला अर्थ है मीमांसकों ( वाक्यविदां ) के शास्त्र में मिन्न-मिन्न प्रकरण ( शंकर टीकाकार 
के अनुसार विश्रान्तिस्थान )। अधिकरणों का विचार कुमारिल मद्ट के समय से एव ही 
शुरू हो गया था। कुमारिल को आठवीं शती के मध्यभाग में माना जाय तो बाण के इस 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि उनसे एक शती पूव ही मीमांसाशास््र में अधिकरणों की विवेचना 
होने लगी थी* । अधिकरण का दूसरा अर्थ धर्म-नेणय-स्थान ( फौजदारी और दीवानी की 





माधव के जेमिनीय न्‍्यायमालाविस्तार ( चौदहवीं शर्ती ) में अधिकरणों का विचार 
खब पहलवित हथ्रा है। विपय, संशय या पू्॑पक्ष, संगति, उत्तरपक्ष और निणय 
इन पाँच अंगों से अधिकरण बनता है। इस प्रकार के ९११५ अधिकरण साधव 
केआथ में हैं। शंकरभद्द ( सोलहवीं शी )-कृत मोमांसासारसंग्रह” में अधिकरणों 
की संख्या १००० है। मीमांधादशन करे २६५२ सूत्रों को ठीक-ठीक अधिकरणों में 
बॉटने के विपय में टीकाकारों में मतभेद था । अतएवं यह ज्ञात होता है कि अ्धि- 
करणविभाग सूत्रों का सौलिक अंग न था, वरन्‌ पीछे से विकसित हुआ | 


१. 


दूसरा ] हप॑ और बाण की तीखी बातचीत ४९ 


अदालतें ) भी गुप्तकाल में खूब चल गया था। इन अधिकरणों में प्रड्विवाक अधिकारी 
मुकदमों पर जिस तरह विचार करते थे उसका अच्छा चित्र “चर्भाणी-संग्र ह! के पादताडितक 
नामक भाण में खींचा गया है* । 
जब बाण ने हप के समीप जाकर स्वस्ति शब्द का उचारण किया, उसी समय उत्तर 
दिशा की ओर समीप में किसी गजपरिचारक के द्वारा पढ़ा जाता हुआ एक अपरवक्त्र श्लोक 
सुनाई पड़ा। उसे सुनकर हप ने बाण की ओर देखा ओर पूछा--थही वह बाण है ( एप 
स॒ वाणः ) ! दोवारिक ने कहा--'दिव का कथन सत्य है। यही वे हैं |! इसपर हप॑ ने कहय-- 
में इसे नहीं देखना चाहता जब्रतक यह मेरा प्रसाद" न प्राप्त कर ले ।! यह कहकर अपनी 
दृष्टि घुमा ली, और पीछे बेठे हुए मालवराज के पुत्र! ते कहा--यह भारी भुजंग४ है 
( महानय॑ भुजंगः ) । 
हप की वात सुनकर सत्र लोगों में सन्नाय छा गया । मालवराजकुमार ने ऐसी मुद्रा 
बनाई जैसे वह कुछ समझता ही न हो | वस्तुतः हप का बाण के साथ प्रथम दशन में यह व्यवहार 
उचित नहीं कह्य जा सकता । यह तीखा वचन सुनकर बाण तिलमिला उठा। बाण की 
जो स्वतन्त्र प्रति थी ओर जो ब्रह्मतेज था, वह जाग उठा। क्षण भर चुप रहकर उसने 
हप से काफी कड़े शवों में प्रतिवाद किया और अपने विषय की सच्ची स्थिति व्यौरेवार कही-- 
है देव, आप इस प्रकार की बात कैसे कहते हैं जैसे आपको मेरे विषय में सची बात का पता 
हो या मेरा विश्वास न हो, या आपको बुद्धि दूसरों पर निर रहती हो," अथवा आप स्वयं 
लोक के इत्तांत से अनमिज्ञ हों। लोगों के स्वभाव और बातचीत मनमानी और तरह-तरह 
की होती है। लेकिन बड़ों को तो यथार्थ दर्शन करना ाहिए.। आप मुझे साधारण व्यक्ति 
की तरह मत समक्तिए | मेंने सोमपायी वात्स्यायन ब्राह्मणों के कुल में जन्म लिया है| उचित 
समय पर उपनयन आदि सब संस्कार मेरे किए गए।। मेंने सांग वेद भली प्रकार पढ़ा है और 
शक्ति के अनुसार शात्र भी सुने हैं। विवाह के क्षण से लेकर में नियमित गशहस्थ रहा हूँ । 
मम क्या भुजंगपना है* ! थ्रवश्य ही मेरी नई आयु में कुछ चपत्नताएँ हुई, इस बात से में 
इनकार न करू गा; किस्तु वें ऐसी न थीं जिनका इस लोक या उस लोक से विरोध हो। 


- 


हि ७० 6 पु ए 4३ 
* पादतवाडतक पृष्ठ ९। गुघकाल से आंधकरण शब्द का तौसरा श्रथ सरकारी दफ्तर 
भीथा। 


३, प्रसाद,--राजा की श्रसन्‍नता, उनसे मिलने-जुलने की ग्रनुकल्ता । 


सालवराज का यह पुत्र संभवतः माधवगुप्त था । कुमारगुप्त और माधवगुप्त दो भाई 
मालवराजपुत्र थे जो राज्यवद्ध न और हप के पाश्ववर्ती बनाकर द्रबार में भेजे गए थे । 

४, अुजंग गु ढा, लग्पट । 

४. यहाँ बाण ने नियः छझब्द का प्रयोग किया है। कालिदास ने निय? का प्रयोग 
उसके लिये क्रिया है जिले अपने घर की समझ न हो और जो दूसरे के कहने पर 

( मद नये परप्रत्यवुद्धिः, मालविकार्निमित्र ) | 

चाण के शब्द थे का मे सुजंगवा', जिसके तीन श्रर्थ हैं, ।. मेरे जीवन में 

कौन-सी बात ऐसी है जिसे श्॒जंगता कहा जाय भ्रुजगता उस व्यक्ति में रहती हैं 

जो काम है, सुझमे नहीं; ३. मेने किस स्त्री का श्रपनी भुजाशों में श्रालिगन किया है ? 


& ह 
३६ बाण और हप का मेल [ उच्छवास 


इस विषय में मेरा हृदय पश्चात्ताप से भरा है, किन्तु अ्रत्र सुगत बुद्ध के समान शान्तचित्त 
मनु के समान वर्णाश्रममर्यादा के रक्षक, ओर यम के समान दंडधर आपके शासन में कौन 
मन से भी अविनय करने की सोच सकता है ! मनुष्यों की तो बात क्या, आपके भय से 
पशु-प्ती भी डरते हैं। समय आने पर आप स्वयं मेरे विषय में सब-कुछ जान लेंगे, क्योंकि 
बुद्धिमानों का यह स्वभाव होता है कि वे किसी बात में भी विपरीत हठ नहीं रखते |” इतना 

कहकर बाण चुप रह गए। बाण का एक-एक वाक्य विद्वान्‌ की अविशंक्रता, खरी वात कहने 
का साहस, आत्मसम्मान और सत्यपरायणता से भरा हुश्रा है। हप॑ ने इसके जवात्र में इतना 
ही कहा--इमने ऐसा ही सुना था।,' और यह कहकर चुप हो गए | लेकिन सम्मापण, 
आसन, दान आदि के प्रसाद से अनुग्रह नहीं दिखाया | बाण ने यहाँ एक संकेत ऐसा किया 
है कि यद्यपि हप ने ऊपरी व्यवहार में रूखापन दिखाया, किन्तु अपनी स्नेहमरी दृष्टि से अन्दर 
की प्रीति प्रकट की ! इस समय संध्या हो रही थी और हप॑ राजाओं को विसर्जित करके अन्दर 
चचे गए।। बाण भी अपने निवासस्थान को लौट आए | 

यह रात बाण ने स्कास्थावार में ही बिताई। रात को भी उसके मन में अनेक प्रकार 

के विचार आते रहे । कभी वह सोचता-हष सचमुच उदार है क्योंकि; यद्यपि उसने मेरी 
बालचपलता की अनेक निन्‍्दाएँ सुनी हैं फिर भी उसके मन में मेरे लिए स्नेह है। यदि 
मुझसे अप्रसन्न होता तो दशन ही क्यों देता | वह मुझे गुणी देखना चाहता है | बड़ों की यही 
रीति है कि वे छोटों को बिना मुख से कहे ही केवल व्यवहार से विनय सिखा देते हैं। मुझे 
पिक्‍्कार है यदि में अपने दोषों के प्रति अ्रन्धा होकर केवल अनादर की पीड़ा अनुभव करके 
इस गुणी सम्राद के प्रति कुछ और सोचने लगूँ। अवश्य ही अब्र मैं वह करूँगा जिससे यह 
कुछ समय बाद मुझे ठीक जान ले! (८१)। मन में इस प्रकार का संकल्प करके दूसरे दिन 
वह कटक से चला गया और अपने रिश्तेदारों के घर जाकर ठहर गया। कुछ दिनों में हर 
को स्वयं ही उसके स्वभाव का ठीक पता चल गया और वे उसके प्रति प्रसादवान्‌ बन गए । 
तब बाण किर राजभवन में रहने के लिये आ गया । स्वल्प दिनों में ही हप उससे पस्मप्रीति 
मानने लगे और उन्होंने प्रसाद-जनित मान, प्रेम, विश्वास, धन, विनोद और प्रभाव की 
पराकाष्ठा बाण को प्ररान की.। 


तीसरा उच्छुवास 


बाण हे के दरबार में गर्मी की ऋतु में गया था। जिस भीषण लू और गर्मी का 
उसने वर्णन किया है उससे अनुमान होता है कि वह जेठ का महीना था। शरद्‌ काल के 
शुरू में वह ह्॒ण के यहाँ से पुनः अपने गाँव लौट आया"। उच्छावास के झारंभ में वाल शरद्‌ 
का बहुत ही निखरा हुआ चित्र खींचा गया है। मेघ्र विरल हो गए, चातक डर गए, कादस्त 
बोलने लो, दहुर और मपूर दुःखी हुए, हंससमूह आए, सिकल किए हुए खज् के समान 
आकाश श्वेत हो गया, सूर्य, चन्द्र और तारे निखर गए, इन्द्रधनुष और विद्य॒त्‌ श्रदृश्य 
हो गई, जल पिघरले हुए बेदूय की तरह स्वच्छ हो गया, घूमते हुए रूई के गोलों-जैसे मेघ्रों में 
इन्द्र का बल घट गया, कदम्त्र, कुटज ओर कन्दल के पुष्प बीत गए, कमल, इन्दीवर ओर कह. 
लार के पुष्प प्रसन्न हो गए, शेफालिका से रात्रि शीतल हो गई, यूथिका की गन फैल गई, 
महमदते कुम॒दों से दसों दिशाएँ भर गई, सप्तच्छुद का पराग वायु में फेल गया, बन्धूक के 
लाल गुच्छों से लाल संध्या-सी रच गई, नदियाँ तटों पर बाल पुलिन छोड़ने लगीं, पका सावां 
कलौंस ले आया, प्रियंगु धान की मंजरी की धूल चारों ओर भर गई | (८३-८४ )। 


बाण के लौयने का समाचार सुनकर उसके भाई-बन्द सम्राट से प्राप्त सम्मान से प्रसन्न 
होकर मिलने आए | परस्पर अ्रमिवादन के वाद अपने-आपको बन्धु-बान्धवों के बीच में 
पाकर बाण परम प्रसन्न हुश्रा ( वहुवन्धुमध्यवर्ती पर मुमुदे )। ग़ुरुजनों के बेठने पर स्वयं 
भी बैठ । पूजादि सत्तार से प्रसन्न होकर बाण ने उनसे पूछा--आ्राप लोग इतने दिन सुख से 
तो रहे ! यज्ञक्रिया, अमिहोत्र श्रादि तो विधिवत्‌ होता रहा ! क्या विद्यार्थी समय पर पढ़ते रहे 
और वेदाभ्यास जारी रहा ! कर्मकाए्ड, व्याकरण, न्याय और मीमांसा में आपलोगों का 
शाख्त्राभ्यास क्या बेसा ही जारी रह्य ! नए-नए, सुभाषितों की अ्रमृतवर्षा करनेवाले काव्या- 
लाप तो चलते रहे १! ( ८४ ) इन प्रश्नों से ब्राह्मण-परिवारों में निरन्तर होनेवाले पठन-पाठन 
और शास्त्रविन्तन का वातावरण सूचित होता है। प्राचीन भारतीय शिक्षाप्रणात्री में ऐसे 
ब्राह्मणयरिवार विद्यालय वा कार्य करते थे। उन लोगों ने पारिवारिक कुशल का यथोचित समा- 
धान करके बाण के अभिनव सम्मान पर विशेष प्रसन्नता प्रकट की | आपके आलस्य छोड़कर 
सम्राट के पास वेत्रासन पर जाकर बेठने से हमलोग अपने को सब्र प्रकार सुखी मानते हैं? |९ 
“विमुक्तकीसीय! पद से वाण की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत है जिसके कारण थे अपने विपय 
में स्वयं निष्प्रयत्त रहते थे। उनकी जेंसी स्वाभिमानी और स्वतन्त्र प्रकृति थी, उसमें यह 
स्वाभाविक था कि वे अपने चारे में किसी के सामने हाथ न फैलाएँ । इस प्रकार स्कन्पावार- 
सम्बन्धी और भी बातें होती रहीं । 





६. शसत्समयासमे राज: समीपाद बाणो बन्धून्‌ दप्ट्म पुनरवि तम्‌ बाह्यगधिवासमगात ८७ | 
( श् रे कप का 8. हो का 775 है है 
६ सदंधा सुर्खिनः एवं व विशेषेण तुत्वयि विमुक्तकासीय परमेश्वरपाश्वैवर्ति नि चेन्नासन- 
सपितिष्डति, ८५ । 


७५२ पुस्तक शब्द पर तथा भरकांश | अच्छचांस 


मध्याह्-भोजन के बाद पुनः वे सत्र एकत्र हुए। इसी बीच में वहाँ बाण का पुत्तक- 
वाचक सुदृष्टि उपस्थित हुआ । वह पु'ड्र* देश के बने एक हुकूलपटट के यान में से तैयार 
किए दो खेत वस्त्र पहने था। माथे पर गोरोचना और गंगनौठी का तिलक लगा था, 
सिर पर आँवले के तेल की मालिश की गई थी, चोटी में फूलमाला गुँथी हुई थी, होठों पर 
पान की लाली थी, और आँखों में अंजन की बारीक रेखा खिंची हुई थी (८५)। 
सुदृष्टि का कंठ अत्यन्त मधुर था; वह नित्यप्रति दाण को वायुपुराण की कथा सुनाता था 
( पवमानप्रोक्त' पुराण पपाठ )। पीछे बैठे हुए मधुकर, पारावत नामक वंशी बजानेबाले 
बाण के दो मित्रों ने उसे त्रैठने के लिये स्थान दिया। इस प्रसंग में बाण ने प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रन्थ किस प्रकार रखे जाते थे इसका भी यूद्रम परिचय दिया है। पुस्तक के लिये 

ग्रन्थ शब्द प्राचीनकाल में प्रयुक्त होता था। समस्त वैदिक साहित्य में कहीं पुस्तक शब्द नहीं 

है। पाणिनि की अध्याध्यायी एवं पतंजलि के मह्यभाष्य में मी पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं 
हुआ। अश्वघोष और कालिदास के काब्यों में भी जहाँ तक हमें ज्ञात है, यह शब्द नहीं 
मिलता | अमरकोश में मी यह शब्द नहीं है । सम्भावना यह है कि बाण के युग के आस- 
पास ही पहली बार किताबों के लिये पुस्तक शब्द का प्रयोग होने लगा। मृच्छुकटिक में 
चारुद्त के घर में और वसन्तसेना के घर में अन्य सामग्री के वर्णन में पुस्तक (-प्रा० 
पोत्थश्र >पोथा ) का भी उल्लेख आया है जो सम्भवतः इस शब्द का प्रथम साहित्यिक 
प्रयोग है ( मच्छु, (० ७६, १०१ ) । असम के कुमार भास्कर वर्मा के उपायनों में 
अगर पेड़ की छाल पर लिखी हुईं पुस्तकों का उल्लेख आया है (२१७ )। असम की 
तरफ ताइपनच्र का प्रचार न था। उत्तरी मारत में लिखने के लिये भोजपत्र का प्रचार था 
जैसा कि कालिदास ने लिखा है ( कुमारसम्भव, १७) ।* किन्तु बाण के समय ताल्नतत्र पर 
काली और लाल स्याही से पुस्तिकाएँ लिखने की प्रथा चल चुकी थी। बूढ़े द्राविड़ के वर्णन 
में इस तरह की पोथियों का उल्लेख किया गया है ।१ बाण ने यह भी लिखा है कि हरे पत्तों 
के रस में कोयला घोटकर घटिया किस्म की स्याही बनती थी * । 

लगभग पाँचवीं शती के मध्य में पुस्तक शब्द ईरान से अपनी भाषा में लिया 
गया ऐसी सम्भावना है। पहलवी भाषा में पुस्त' का अर्थ खाल है। इ्रान में चमड़े 
(पार्चमेण्ट ) पर अन्थ लिखे जाते थे, इसी कारण पुस्तक का अर्थ गन्‍्थ हुआ्ना । धीरे-धीरे 
यह शब्द हमारे देश में चल गया और लगभग दो सौ वर्षो' के भीतर साहित्य में व्याप्त 
हो गया जैसा कि बाण के उल्लेखों से सूचित होता है । 

पुस्तकवाचक सुद्ृष्टि ने वायुपुराण की जो पोथी हाथ में ली उसपर डोरी का 
वेप्टन बेंधा हुआ था जिसे उसने खोला ( तत्कालापनीतसूत्रवेप्टनं पुस्तकम्‌ , ८५ ) | 
सम्मवत: पोथी के ऊपर नीचे लकड़ी की पटलियाँ रहती थीं, पर बाण ने उनका उल्लेख नहीं 
किया। पटलियों के बीच में पत्रों को रखकर उनपर डोरी लपेट दी जाती थी। पढ़ते समय 
१. पुड- उत्तरी बंगाल, सुम्ह या राढ ८ पश्चिमी बंगाल | 
२, धातुरस से भोजपत्र पर विदयाघर | सुन्दरियाँ अक्षर लिखकर अ्रनंगलेख भेजती हैं । 
ञ३३ घूमरक्तालक्तकाक्षरतालपत्रकुदकतन््रमंत्रपु स्तिका संग्रा हिएा ६ कादस्वरी, २९६ ) । 
४, दरितपन्नरसागारसपीसलिनशस्बूकबाहिना ( कादम्बरी, २२६ )। 


५ 5. २- ज |] 
तीसरा ) प्राचीन पोधियों का आकार-पूकार 


सूत्रजेप्ष्न खोल लिया जाता था। थ्रागे चलकर पुस्तकों के लिये शत ताड़पत्री का 
इस्तमाल होने लगा तत्र पस्ली और बीच के ताडपत्रों में आरपार छेर करके सूल्वेष्टन बाँधा 
जाता था। यही प्रथा लगभग बारहवीं-तेरहवीं शत्ती तक रहो, फिर चौदहवीं शी के शुरू 
में कागज का प्रयोग ग्रन्थ-लेखन के लिये चल गया । 


वायुपुराण की पोथी काफी मोटी और भारी रही होगी। पढ़ते समय कुछ पत्रे हाथ 
में ले लिये जाते थे और शेष पुस्तक सामने रक्खी रहती थी जैता आजतक कथावाचक 
खुले पत्रों की पोधियों के विषय में करते हैं। बाण के समय में इस कार्य के लिये शरशल्ाका 
यन्त्र शर्थात्‌ सरकंडों का चना पीढ़ा काम में लाते थे ( पुस्तक पुरोनिहितशरशलाकायन्त्रके 
निधाय, ८५ )। जैन-साहित्य में इसके लिये संपुटेका या साँवडी शब्द हे। इस ग्रकार 
की संपुटिकाएँ लकड़ी की चनने लगी थीं जिनपर बढ़िया कपड़ा वरिछा दिया जाता था। 
उनका चित्रण प्राचीन जैन चित्रों में मिलता है' | मृच्छकटिक में वसनन्‍्तसेवा के धर के 
तीसरे प्रश्नोष्ठ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहाँ पाशकपीठ पर आधी खुली पुत्तक 
खली थी और उस पीढे पर असली मणियों को गूं थकर बनाया हुआ कीमती वस्र बिछा था 
( स्वाधीनमणिमयश।रीसहित पाशकपीठ, ए० १०१ )। पाठ करने के लिये पुस्‍्ठक के 
तीन-चार पन्न हाथ में उठा लिये जाते थे। इनके रखने के लिये भी श्राजकल्ल जैन 
साथु एक दफती रखते हैं। कुछ दूरतक उसी दफती का थोड़ा-सा हिस्सा मोड़ दिया 
जाता है और उसपर सुझ्दर वस्न मेंद् देते हैं। आजकल इसे काँवली कहते हैं। 
बाण के समय दफ्ती का प्रचार तो न था, वह लकड़ी और कपड़े से बनाई जाती होगी । 
बाण ने उसे कपाटिका कहा है ( रहीत्वा च कतिपयपत्रत्ध्वीं कपाटिकाम्‌ , ८५५ )। नित्यप्रति 
जहाँ तक ग्रन्थ हो जाता था वहाँ कोई निशान बना देते थे ( प्राभातिकप्रपाठकच्छेदचिह्नीकृतम्‌ 


अन्तरपत्रमू , ८५ )। भूजपत्र पर अक्षर स्याही से लिखे जाते थे ( मषीमलिनानि 
अचक्षुराणि, ८४ ) | 


जब वायुपुराण का पाठ हो चुका तो बन्दी सूचिवाण ने दो श्रार्या छुन्द पढ़े जिनमें 
श्लेप से हपे के चरित और राज्य का उल्लेख था। उन्हें सुनकर बाण के चार चचेरे 
भाइयों, सशुपत्नि, अधिपति, तारापति और श्यामल ने जो पहले से ही परामश करके 
थ्राए थे, एक दूसरे की ओर देखा जेंसे कुछ कहना चाहते हों। यहाँ बाण ने उनके विद्या- 
भ्यास का परिचय देते हुए लिखा है कि उन्होंने व्याकरणशास्त्र का अच्छा अ्रभ्यात् किया 
था शोर इत्ति, वार्सिक ( वाक्य ), न्यास, न्याय या परिभाषाएँ, एवं संग्रहग्रन्थ भले प्रकार 
पढ़े थे। यह उल्लेख व्याकरणशासत्र के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण है। ज्ञात होता है 
कि दृत्ति से तालये काशिकाइसि से है और न्यास जिनेग्द्रबुद्धि_ृत काशिका की यीका 
थी जो राव भी उपलब्ध है। काशिकराइृत्ति और जिनेन्धबुद्धि के न्यास के समय के 
बरे में विद्वानों में मतभेद है। इत्सिह ने एक वृत्तियूत्र का उल्लेख किया है उसे काशिका 
का पर्याय मानकर काशिका की रचना छू: सौ साठ ई० के लगभग मानी जाती है। तथ् 





६ देखिए, तरुपृणभ सूरि का दित्रपट ( १४वीं शतो ) उत्तरप्देश-इतिहास-परिपद्‌ की 
एमुख पत्रिका, सम १९४९, एृ० १४ । 


५४ ह ४ 
[ उच्दवास 


हा 


न्यास उसके भी बाद का होना चाहिए। किन्तु जैसा श्री पत्ते ने* लिखा ऐै, काशिका 
सूजनत्ति है, वृत्तिसूत्र नहीं | इत्सिझ के अनुसार वृत्तिसूत्र में विश्व के नियमों का विवेचन था | 
यह बात भी काशिका पर लागू नहीं होती । इत्सिझ का कहना है कि पतंजलि ने वृत्तिमृत्र 
पर टीका लिखी थी। ब्तएव वृत्तियूत्न को काशिका मानना संभव नहीं । काशिका गुपकाल 
(चौथी या पाँचवीं शवी ) में और न्यास उत्तर-गुम्काल ( छुठ्ी-सातवी श्री )की 
रचना ज्ञात होती है। तभी बाण के द्वारा उनका उल्लेख चरितार्थ हो सकता है? । 
मात्र ( सत्तम शती का मध्यकाल ) ने भी व्याकरण की चृत्ति और न्यास का उल्लेग्व 
किया है| ३ 

चारों भाइयों में छोटा श्यामज्ञ बाण को अत्यन्त प्रिय था । बड़ों का इशारा पाकर 
उसने बाण से हप का चरित सुनाने की प्राथना की । इस प्रसंग में पुरूरवा, नहुग, ययाति, 
उन्चुम्न, सोमक, मान्धाता, पुरुकुत्स, कुबलयाश्व, प्रथु, न्रग, सीदास, नल, संवरण, दशरथ, 
कात्त वीये, मरुत्त, शान्तनु, पांड, और युविष्ठिर, इन उन्नीस पूर्वकालीन राजाओं का उल्लेख 
करते हुए, उनसे सम्बन्धित पौराणिक कथाओं का हवाला दिया गया है जिनसे उनके 
चरित्र की चुगियाँ प्रकट होती हैं। इस प्रकार की यूचियाँ और वर्णन कवि-समय ही बन गया 
था। अर्थशासत्र, कामन्दकीयनीतिसार, वासबदत्ता, यशस्तिलकचम्पू आदि य्रत्थों में इस 
प्रकार की छोटी-बड़ी सूचियाँ मित्रती हैं । ; 

स्वयं हप॑ के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी गई हैं। हर ने सिंधु 
जनपद के राजा को जीतकर अपने राज्य में मिल्रा लिया था ( सिंधुराजं प्रमश्य लक्ष्मीरात्मी- 
कृता, ६१ )। इसका तात्पर्य यह है कि पश्चिम में दप का राज्य सिंधु सागर-दोश्रात्र 
तक था ! सिंधु नदी उसकी सीमा बनाती थी। दूसरी वात यह कि हिमालय के ढुगम 
प्रदेश के राजा भी हफ को कर देने लगे थे ( श्रत्र परमेश्वरेण तुपारशेलभुवों दुर्गाया यद्दीतः 
करः )। हिमालय का यह प्रदेश कुल्लू , कांगड़ा और नेपाल जान पड़ता है | इन 
दोनों प्रदेशों में मारतीय संस्कृति के तत्कात्लीन प्रभाव के प्रमाण पाए गए हँ। ज्ञात होता 
है, ये भूभाग गुप्तों के साम्राज्य में सम्पिलित थे, जिन्होंने अब हप को भी कर देना 
स्वीकार किया | 

हर्ण ने किसी कुमार का अभिषेक किया था। संभवत: यह कुमार मालवराज के 
पुत्र कुमारयुग्त थे जो अपने भाई माधउगुस के साथ राज्यवद्ध न के पाश्ववर्ती नियुक्त 





4, आई० एस० बनते, रंटक्‍्चर आफ दि अष्टाध्यायी, भुमिका, ४० ९। 

२. पवते वही, भूमका ए० १२-१३ में जेनेन्द्रव्याकरण ओर न्यास के कर्त्ता ( लगभग ४५० 
ई० ) को एक मानते हैं। दि 

३, काशिक्ता सें केदार, दीनार और कार्पापण सिक्कों का एक साथ नाम आया है (५, हर] 
१९० )। केदार सिक्का केदारसंज्ञक कुपाणों ने लगभग तीसरी शी में चलाया ओर 
गुप्तयुग में ही ये तीनों सिक्के एक साथ चाल थे। इसी प्रकार बोंद्ों के दशभूमक सूत्र का 
भी उल्लेख है (५, ७, ७७) । इस अंथ का चीनी भाषा में पहला अनुवाद २९७ ई० 
में धर्मरक्ष ने, दूसरा ४०६ ई० में कुमारजीब ने ओर तीसरा ५०० ई० के लगभग 
वोधिदचि ने किया। 

४. बूहलर ने इस वाक्य का यही तात्पय लगाया है कि हप ने नेपाल की विजय की थी। 


गीसरा ] बाण ने हर्पचरित सुनाना पआारस्स किया प्ज 


हुए बे । (११८ ) । इसी प्रसंग में हुए के अद्सुत शारीरिक वल का उल्लेख का हुए कह 
गया है कि उसने किसी राजा को हाथी की सू ड से बचाया था। शंकर ने इसको व्याख्या 
करते हुए. लिखा है क्लि दर्षशात हाथी ने श्रीकुमार को सूंड में लपेट लिग्रा था, 
हर्ष ने अपनी तलवार चल्लाकर उसे बचाया और हाथी को जंगल में छुड़वा दिया। इसी 
प्रसंग में बाण ने श्लेष से कोशनामक बोदग्रंथ का उल्लेख किया है जिसकी पहचान 
वसुबन्धुकृत अमिधर्मकोश से की जाती है। यह गंथ बाण के समय में बड़ा सिस्मीर समझा 
जाता था। बत्रौद्ध सन्‍्यासी र्वाकरमित्र के आश्रम में भी शाक्यशासन में प्रवीण विद्वानों 
द्वारा कोश का उपदेश >ए जाने का उल्तेख है ( २२७ )। 


उनकी हु के चरित को सुनने की इस प्रार्थना को सुनकर बाण ने पहले तो कुछ 
अपनी असमर्थता प्रकट की और फिर कहा --आज तो दिन समाप्त हो गया है, कल्न से वर्णन 
करूँगा (शवों निवेदयितास्मि, ६९२)। वहाँ से उठकर वह संध्यावन्दन के लिये शोण के 
तथ पर गया ओर वहाँ से घर लोटकर स्नेही अन्धुओ्नों के साथ गोष्ठी-सुख का अनुभव करके 
गणपति के घर सो रहा (६३ )। अगले रिन प्रातः उठकर हाथ मुंह घो, संध्यावनचदन से 
निल्‍ृतत हो ( उपास्य मगवतीं संध्याम्‌ , ६३ ), पान खाकर पुनः वहीं आर गया। इसी बीच 
सब बस्थु-बान्धव भी एकत्र हो उसे घेरकर बैठ गए. और उससे हपे का चरित सुनाना 
आरभ किया (६४) | 

सर्वंपथम श्रीकंठ जनपद और उसकी राजधानी स्थाण्वीश्बर का वर्णन किया 
गया है। 'इलों से खेत जोते जा रहे थे । हल के अ्रग्रभाग या पड़ौथों से नई तोड़ी हुई 
धरती के मूणाल उखाड़े जा रहे थे । चारों ओर पौंड़ों के खेत फेले हुए थे। खलिहानों 
में कटी हुई फसल के पहाइ लगे थे। चलती हुई रहट से सिंचाई हो रही थी। पान, 
राजमाष, मूँग श्रौर गेहूँ के खेत सब्र ओर फैले थे। जंगल गोधन से भरा हुआ था और 
गौदों के गले में दँधी दल्कलियाँ वज रही थीं। मभेंसों की पीठ पर बैठे ग्वाले गीत गा रहे थे । 
जगह-जगह डँट दिखाई पड़ते थे । रास्तों पर द्राज्ञा ओर दाड़िम लगे थे। राष्ता चलते 
बयेही पिंड खजूर तोड़कर खा रहे थे। आड़ श्रों के उपवन फैले थे) गाएँ किनारे लगे 
हुए अर्जन के पेड़ों के बीच में से उतरकर गदैशों में पानी पी रही थीं। करहों की रखवाली 
करनेवाले लड़के ऊँट और भेड़ों के क्ल|ड देख रहेथे। प्रत्येक दिशा में वातमृगी की 
तरह घोड़ियाँ सच्छुन्द विचर रही थीं। गाँव में जगह-जगद महत्तर अधिकारी थे। स्तर 
सुन्दर जलाशय और मद्दावोपों ( बड़े-बड़े पशुगोष्ठों ) से रिशाएँ भरी हुई थीं। वहाँ दुरित 
ओर अधर्म, आपि और व्याधि, दुदंव और ईति, अपमृत्यु और उपद्रव, सत्र शास्त्र थे | 
मंदिरों के लिए टॉकियों से पत्थर गढ़ें जा रहे थे । हवन, यज्ञ, महारान ओर वेदघोप दी 
हे हर | इपोत्सगे के समय के बाजे चज रहे थे। बौद्ध-संस्कृत-साहित्यि में इक्तुशाल्रि- 
गामहिपीसागपन्न मधच्यदेश का जो समृद्ध चित्र खींचा गया है उसी का यह परिवद्धित रूप है। | 

१, गिलगित स्थाव से प्राप्त संस्कृत विननपिदक--मध्यदेशों देशानामग्र: इृक्ष शा लिगो- 

सहिपीसस्ो सश्ष कशतकलियों दस्युजनविवर्मित आये जनाकोर्ों विदजननिपेविसः 

हत्थादि। नागरी-पुबारिणं पत्रिका, विक्तमांक, एप्ठ ९७। 





७६ श्रकंठ जनपद [ डच्चवास 


स्थास्वीश्वर में अनेक प्रकार के ल्ली-पुरुषों का वर्णन किया गया है जो तत्कालीन 
संस्कृति पर प्रकाश डालता है। वहाँ मुनियों के तपोग्नन, वेश्याश्रों के कामायतन, लासके 
की संगीतशालाए, विद्या्थियों के गुरुकुल, विदस्धों की विश्गोप्टि याँ, चारणों के महोत्सव-समाज 
थे। शख्रोपजीवी, गायक, विद्यार्थी, शिल्त्री, व्यापारी ( वैदेदक ), बन्दी, वौद्धमिन्न, आदि 
सब प्रकार के लोस-वहाँ थे ।” यहाँ बाण ने बन्द्री और चारण अलग-अलग कहे हैं। 
संभवतः चारणों का यह सत्रसे पहला उल्लेख है। सातवीं शी में इस संस्था का आरंभ 
हो चुका था जो आगे चल्लकर मध्यकाल में अत्यन्त विस्तार को प्राप्त हुई | 

स्थाए्वीश्वर की स्लियों का वन करते हुए कहा गया है कि वे कंचुक या छोटी कुत्तों 
पहनती थीं चित्र २७) | गुमकाल में यह वेश न था। लगभग छठी शताऋ।ी में हूणों के वार 
चोली या कुर्ती पहनने का रिवाज शुरू हुआ । अ्रहिच्छुत्रा की खुदाई में चोली पहने हुए ब्न्रियों 
की मूर्तियाँ पाई गई हैं जिनका समय ५४० से ७४० के मध्य में है*। उनके वेश में 
अन्य विशेषताएं ये थीं--सिर पर फूलों की माला ( मुंडमालामंडन ), कानों में पत्तों के 
अवतंस और कु डल, मुख पर जाली का आवरण जो कुल्ञीन ह्लियों की पहचान थी, कपूर 
से सुवासित वस्त्र, गले में हार और पैरों में इन्द्रनील के नूपुर। वीणा-बादन का वहाँ खूब 
प्रचार था। घरों में स्फटिक के चोरस चबूतरे या वेदिकाएँ थी जिनपर लोग वैठकर आराम 
करते थे ( विभ्रमकारणं भवनमणिवेदिका:, ६६ ) । 

ऐसे श्रीकंठजनपद में परममाहिश्वर पुष्पभूति नाम के राजा हुए) बाण ने पुष्पभूति 
को वर्धनवंश के आदि संस्थापक के रूप में कल्पित किया है। थानेश्वर के इलाके में 
सातवीं शर्ती में शिवपूजा का घर-घर प्रचार था ( गे गहे भगवानपूज्यत खण्डररशु:, १०० ) 
वहाँ पाशुपतधर्म के प्रचार का बाण ने बड़ा सजीबर चित्र खींचा है। शिवभक्त गुग्गुल 
जलाते थे, यह श्रन्यत्र भी कहा जा चुका है ( १००, १०३, १५४३ )। शिव को दूध से 
स्नान कराया जाता था ( १००; तुलना कीजिए क्षीरनपन, ५६ ) ओर पूजा में वरिल्वपल्लव 
चढ़ाएं जाते थे | शिवपूजा के अन्य साधनों में सोने के स्नपन-कलश, अश्रपात्र, धूयपात्र, पुष्पपटट 
(यत्र बस्त्रेजु पुष्पाणि सूत्रे: क्रियन्ते स पुष्पपट्ट:, शंकर १००), यधथ्टि-प्रदीप (चित्र २८), व्रह्मसूत्र 
ओर शिवलिंध पर चढ़ाएं जानेवाले मुखकोश प्रधान थे । मथुरा-कल्ला में चतुमुंखी शिवलिंग, 
पंचमुखी शिवलिंग और एकमुख शिवलिंग कुपाण काल से ही मिलते हैं। गुप्तकाल में तो 
एकमुखी शिवलिंग बनाने का श्राम रिवाज हो गया था। ज्ञात होता कि पाशुपत शैवधर्म की 
यह विशेषता थी। वस्त॒तः पत्थर के शिवलिंग में ही मुख-विग्नह बनाया जाता था। उसी 
परम्परा में शिवलिंग पर सोने के मुखकोश या खोल चढ़ाने की #था प्रचलित हुईं जान पड़ती 
है। इनपर मुख की श्राकृति बनी होने के कारण ये आवरण मुखकोश कहे जाते थे । 

इसके आगे राजा पुष्पभूति द्वारा वेताल-साधना करने का वणन है। इस काम में उसका 
सहायक मैराचाय नामक दात्िणात्य महाशेव ओर उसके शिष्य थे। राजा ने भेरवाचाय 
के विषय में सुना ओर उससे मिलने का इच्छुक हुआ। एक दिन सायंकाल ग्रविद्यरी ने राजा 
से निवेदन किया--देव, भेर्वाचाय के पास से एक परिराद आपसे मिलने थाए हैं ।! यह 
२, अ्रहिद्रन्ना टेराकोदास, ऐेंटयेंट इंडिया, सें० ४, एष्ठ १७२, चित्र २४६, ३०७ 

३०६८॥। 


कप चै 3 न 


भैस्वाचार्य का मुख्य शिप्य था। बाण ने इसका छोटा, पर सुन्दर । चित्र खींचा है-- उसको 
भुजाएँ: घुटनों तक थीं। अंग लटे हुए होने पर भी हड्डियाँ मोटी थीं। सिर चौड़ा, माता 
ऊँचा-नीचा था । गालों में गड्ढे पढ़े हुए थे। पुतलियाँ शहद की बूंद की तरह पीलापन 
लिए थीं। नाक कुछ ठेढ़ी थी । कान की एक पाली लंबी थी। अ्रधर घोड़े के निचले 
होठ की तरह लय्का हुआ था (चित्र २६) | लंत्री ठोड़ी के कारण मुँह और भी लंबोतरा जान पड़ता 
था। उसके कंचे से लट्कता हुआ लाल योगपट्‌ठ सामने वेकज्ञक की तरह पड़ा हुआ था । 
शरीर पर गेरुए कपड़े का उत्तरासंग था जिसकी गाँठ छाती के बीच में लगी थी १। एक 
परे से बाएँ हाथ में पकड़े हुए बाँत के दूसरे सिरे से कंधे के पीछे लग्कती हुई भोली 
( योगभारक, १०२ ) थी। मोली का ऊपरी सिरा वालों की वटी हुईं रसी से बंधा था। 
उसी में मिद्डी छातने के लिये बाँस की पतली तीलियों की चनी चलनी बंघी थी *। वाँस 
के सिरे पर कौपीन लब्का था। भोली के भीतर खजूर के पत्तों के प्यार में भिन्ना-क्पाल 
कला था ( खर्जूरपुट्समुद्गगर्भीकृतमित्ञाकपाल, १०१) । लकड़ी के तीन फट्टों को 
जोड़कर बने हुए. त्रिकोण के मीतर कमंडलु खखा हुआ था और उस त्रिकोश के तीन फ्टों में 
तीन डंडियाँ लगी थीं जिनसे वह बाँस से ल्ग्का हुआ था ३। भोली के बाहर खड़ाऊ 
लग्क रही थी (चित्र ३०)। कपड़ेकोी मोटी किनारी की डोरी से वेधी हुईं पोधियों की पूली योगभारक 
में रक््खी थी ४ । उसके दाहिने हाथ में वेत्रासन ( बेत की चटाई ) थी।” राजा ने उचित 
आदर के वाद उससे पूछा--भैखवाचार्य कहाँ हैं'। उसने उत्तर दिया-'सरस्वती के किनारे 
शत्पायतन में शहर से बाहर ठदरे हैं? और यह कहकर भैरवाचार्य के भेजे हुए पाँच चाँदी 
के कमल भोली में से निकालकर राजा को दिए। राजा ने उन्हें लेकर कह्य--“कल मैं उनके 
दर्शन करूँगा !! दूसरे दिन प्रात:काल ही घोड़े पर चढ़कर कई राजपुत्रों को साथ लेकर 
वह भैखाचार्य से मिलने चला । कुछ दूर चलने पर वही साधु आ्राता हुआ मिल्ला और 
उसने बताया कि मैखवाचाय यहीं पुराने देवी के मन्दिर के उत्तर विल्ववाटिका में आसन 

लगाए हैं । पुण्पभूति ने मैरवाचार्य के दर्शन किए. | 

बाण ने मैस्वाचाय के वर्णन में अपने समकालीन शैवाचार्यों का ज्वलन्त चित्र खींचा 
है“ वह वहुत-से साधइओं के बीच में बिरा, प्रातःश्नान, अध्दपुष्पिक द्वारा शिवाचंन७ ओर 


अश्निहोत्र से निहच होकर भस्म की लकीर के बेरे में विद्ले बाबचर्म पर त्रैठा था | वह काला 


3, हृदयमध्यनिवद्धमन्थिना घातुरसारुणेन कर्पटेन कृतोच्तरासंगम्‌ , १०१ । 

२. सिद्दी दानने को आवश्यकता स्पष्ट नहीं है। संभव है, मिद्दी के शिवलिग बनाने के 
छिये मिदी चालने की श्रावश्यकता हो | 

३, दास्वपशकन्रयत्रिकोण-प्रिय्टि निविष्टकमंडखुना, १०१ । 





४, स्थलदशासूत्रनियन्द्रितपुस्तिकापलिकेन, यह पद महत्त्वपूर्ण है। इसमें पुस्तकों की 
कदपना गोल छपेट हुए रुप सें की गई है जेसे श्राजकञ जन्मकए्डली लपेटकर रखते हैँ । 
परतुत: ईरान से चमड़े पर लिखी पुस्तकें कुरएडली वनाकर रकखी गाता आए लीन मे हट 
लिखित झन्ध नी इसी रुप से रहते थे ( मंन्युस्क्रिप्ट रोहस ) | यहाँ वाणभद्ट का संकेत इसी 
एक्वर दी येलवावार लपेटी हुई पोथियों की थ्रोर है । 

५, शप्टपृष्यिका पूजा का घणन पहले ए० १९ पर हो छुका है । 


७८ भरवाचाय [ उच्छवास 


केंबल ओड़े हुए था। उसके सिर पर जयाएँ रुद्रान्ञ और शंख की गुरियों से बची हुई थीं। 
आयु ४४ वर्ष को हो चुकी थी। कुछ बाल सफेद हो गए थे | ललाः पर भस्म लगी 
हुई थी। माथे पर शिकन पड़ने से भीहों के ब्राल मिलकर एक श्रलेखा बना रहे थे | 
पुतली कच्चे काँच की तरह गूगलो या पीले रंग की थी। नाक का श्रग्नमाग का हआ था। 
श्रोष्ठ नीचे लटका हुआ था। कान की लंबी पालियों में स्फटिक के कुडल लग्क रहे ये 
( प्रलम्ब श्रवणपालीप खितस्फरिककु डल, १०३ )। एक द्वाथ में लोहे के कड़े में पिरोय 
हुआ शंख का ढुकड़ा पहने था जिसमें कुछ श्रोपधि, मन्त्र और सत्र के अन्तर लिखकर बाँधे 
हुए थे । दाहिने हाथ में रुद्राज्ञ की माला थी। छाती पर दाढ़ी ( कूचक्लाप ) लहरा रही 
थी। पेट पर बलियाँ पड़ी हुई थीं। ज्ञौम का कीपीन पहने था। पर्यकर्न॑ध में त्रेठी हुई 
मुद्रा में टांगों को योगपट्‌ट से कसकर बाँध रक्खा था | पेरों के पास्त ब्वेत खड़ाउत्रों का जोड़ा 
रक्त हुआ था। पाप में बाँप का बेसाली डंडा था जिसके सिरे पर ठेढ़ी लोहे की कीय 
जड़ी हुई थी, मानों अंकुश हो १ । 

इस प्रसंग में निम्नलिखित संकेत सांस्कृतिक दृष्टि से महत्तपूर्ण हैं। १, असुर-विवर- 
प्रवेश ( १०३ ), इसका उल्लेख बाण ने कई जगह किया है। असुरूवितर-साधना करनेवाले 
आचार्य वातिक कहलाते थे (६७)। यहाँ बाण ने स्वयं लिख है कि असुर-विवर में 
प्रवेश करने के लिए, पाताल या भूमि में वने हुए किसी गहरे गड़ड़े में उतरा जाता था 
( पातालांधकारावासं, १०१ )। यह कोई भीमत्स तांत्रिक प्रयोग था। वेताल-साथन इसका 
मुख्य अंग था। इस प्रकार की मीषण क्रियाश्रों का शैवधर्म के साथ किसी तरह जोड़- 
तोड लग गया था। 

२, महामांस-विक्रय-यह प्रथा पहली से भी अ्रघिक बीमत्स और भीपण थी। स्मशान 
में जाकर शवमांस लेकर फेरी लगते हुए भूत-पिशाच आदि को प्रसन्न करते थे |* कथा- 





० 


१, शिखरनिखातकब्जकालायरुकंटकेन वेणवेन विशाखिका-दंडेन, १०४। कादम्बरी में 
भी महाश्वेता की गुफा के वर्णन में विशाखिका का वर्णन दे जिसके सिरे पर नारियल 
की जटाओशों के बने हुए चप्पल लटका दिये गए थे। इस पूकार के चप्पल 
चीनी तुर्किस्तान ( मध्य एशिया , वी खोज में श्री आरेल स्टाइन को मिले हैं। 


२. देखिए, महामांतविक्रम पर श्रीसदाननइ दीक्षित का लेख, इंडियन हिस्ट्री कांग्र स 
प्रोसीडिग्ज, वम्बई, १९४७, एप्ठ १०२, १०९ । 

इस प्रकार की कध्ल क्रिप्राएं कापालिक- संप्रदाय में प्रवलित थीं। ये क्ञोग अपने- 

आपको महाव्रत्ती कहते थे। बाण के अनुसार महाकाल शिव के उत्सव में महा- 

सांस-विक्रय करते हुए कुमार को वेताल ने मार डाला ( १९९ )। कापालिकत्रत 

गे जगद्धार ने मालतीसाधव अंक १ की टीका में महाप्रत कहा है। वाण के समय 

में कापालिक्मत का खयर अचार हो गया था। पुलक्ेशिन्‌ द्वितीय के भत्तीजे 

नागवद्ध न के नासिक जिले सें इगतपुरी के समीप मिले हुए ताम्रपत्र में कपालेश्वर 

शिव की पूजा के लिए महाप्रतियों को एक गाँव देने का उल्लेख है। और भी देखिए: 
श्रकृष्णकान्त हंदीकी-कृत यशास्तिज्॒कचस्पू. ऐंड इंडियन कहचर, ए० ३५८, ३७९। 


तौसरा ] पुष्पभ्गुति भर भेरवाचार्य की भेंट ७९ 
सस्तमिगर सें इसके कई जगह उल्लेख हैं (६। २। ८१ ) | प्रभाकख् न की हो 
समय उसके स्वास्थ्य-ल्ाम के उद्दे श्य से राजकुमार भी खुले रूप में महामांस बेचते हु हे 
गए हैं ( १५३ )। बाण के अनुत्तार मद्ामात-विक्रय से प्राप्त धन से शाक्त लोग महगा 
मैनसिल नामक पदार्थ खरीदते थे ( महामांसविकयक्रीतिन मनःशिल्ापक न, १०३ )। 

३, सिर पर गुग्गुल्ल जलाना ( शिरोघब्वतदरधगुग्गुलसंतापल्‍कुवितकपालारिथि, रे ३) । | 
शैव साधर शिवपूजा के लिये गुग्गुल्ल की बत्ती सिर पर जलाते थे जिससे खाल और मांस 
जलकर हड्डी तक दिल्लाई देने लगती थी | 


४, महामंडलपूजा--अनेक रंगों से चारों श्रोर महामंडल बनाकर साधना करना । 
मावृकाओशों ओर कुबेर की पूजा मंडल बनाकर की जाती थी । 

५ शैवसंदिता--शैवरसंहिताएँ. बाण के समय बन चुकी थीं, इसका स्पष्ट उल्लेख 
यहाँ आया है । न ु 

६, स्फटिककु डल--कानों की लम्बी पाली फाइकर उनमें बिल्लोर के कुडल 


पहननेवाले कनफटे साधुओ्ों का सम्प्रदाय सातवीं शी में कापालिकों के साथ 
जुड़ा हुआ था [* 


७, कूपोदचनप्रटीयन्त्रमाला ( १०४ ) पृष्ठ ४ पर इसे उद्घात घी कहा गया है। 
दोनों शब्द रह के लिए प्रयुक्त हुए हैं। बाण के समय से पहले ही रहट का प्रचार इस 


देश में हो चुका था। हमारा अनुमान है कि रहट और बावडी दो प्रकार के विशेष कुबें 
शकों के द्वारा यहाँ लाए गए |) 


सम्राद पुप्पभूति ने विल्तवाटिका में बैठे हुए मेखवाचार्य को साक्षात्‌ शिव की तरह 
देखा। राजा को देखकर मैरवाचाय ने शिष्यों के साथ उठकर भीफल दिया और स्वध्ति 
शब्द का उच्चारण किया । राजा ने प्रणाम किया थ्रौर भेरवाचाय ने व्याप्रचर्म पर बेठने 
के; लिये कह। पुप्पभूति पास में ही दूसरे शासन पर बैठे । कुछ देर बातचीत के बाद 
राजा अपने स्थान पर लौट आए । अगले दिन भेरवाचार्य उनसे मिलने गए और उचित 
उपचार के बाद वापस आए। एक दिन भैरवाचार्य का शिष्य राजा के पास श्वेत वस्त्र 
से ढकी हुई एक तलवार लेकर आया और बोला--यह अ्रव्य्हास नामक तलवार है जिसे 
आचाय के पाताल स्वामी नामक एक ब्राह्मण शिप्य ने अह्यगज्ञस के हाथ से छीना है। यह 
आपके योग्य है, लीजिए !! उस तलवार पर नीली भलक का पानी था। उसके कुछ 
हिस्से पर दाते बने हुए थे ( दश्यमानविकट्दस्तमंडलम्‌ १०७ )। उसके लोहे पर तेज धार 
चमक रही थी ( प्रकाशितथारासारम्‌ )। उसमें मजबूत मूठ लगी थी। राजा उसे लेकर 
प्रसन्ष हुए । समय बीसने पर भैंस्‍्वाचार्य एक दिन एकान्त में राजा से मिले और कहने लगे-- 
* कै 








गोरखनाथ ने झागे चलकर कनफट़े योगियों के संप्रदाय में से इन वीभत्स क्रियाओं को 
हटाकर संप्रदाय को बहुत कद शुद्ध बनाया । 


२. दावड। ( गुजरात वाव ) के लिये प्राचीन नाम शकखु [ झड़ देश का कशा ) और 
है; लिये प्र कद ँ' ७८ थ पर >55. 8 
रहट वे लिये वकन्छ ( ककझू देश का कुथाँ; कक ईरान के दक्षिण-पश्चिम में था ) 
ये नाम प्याकरण-साहित्य से सुरक्षित मिलते हैं | 


्प ९ 
६० भवाचाय की साधना [ वच्चवात 


महाकाल-हृदय नाम के महामंत्र का मदास्मशान में काली माला और काले वस्त पहनकर 
मैंने एक कोटि जप किया है। उस मंत्र की सिद्धि का अंत वेताल-साथना में 
होता है । अकेले से वह नहीं हो सकती | आप उसे कर सकते हैं। इस काम में आपके 
तीन साथी और होंगे--एक वही टीटिम नाग का मश्करी साथ जो आपके पास 
आता है। दूसरा वह पातालस्वामी ब्राहण और तीसरा गेरा ही शिष्य कर्णताल 
१ का द्वाविड़ |? 5 पुप्पभूति ने प्रसन्न होकर इसे स्वीकार किया। भेखाचार्य ने कहां-- 
आगामी कृष्ण-चतुदशी की राज्ि को मद्राक्षशान के समीपत्राले शल्य मन्दिर में आप 
साथ में केवल तलवार लेकर मुझसे मिलिए ।! क्ृषण-चनुदशी श्राने पर शैतविधि से दीक्षित 
होकर राजा द्वाथ में तलवार ले, नीले वस्त्र पहने हुए, अकेला ही नगर से निकल उस स्थान 
पर आया। उनतीनों ने राजा का स्वागत क्रिया जैसे मह्यमारत के सौप्तिकपव में 
अश्वत्थामा, कृपाचाय और क्ृतवर्मा मिले थे। वे बिकट वेश धारण किए, माला पहने 
हुए, शिखा में फूल यूथे हुए. थे। उनके माथे पर उप्णीपप्रटट से बीचोंबीच ऊँची 
स्वस्तिका ग्रंथि बंघी थी। एक कान के छेद में श्वेत दन्तपत्र और दूसरे में र्नकुंडल था। 
हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए थे। ढाल पर अद्ध चन्द्र और सोने की बुदकियाँ 
( बुदबुदावली ११० ) बनी हुई थीं। कमर में सोने की करधनी से नया वस्त्र कसकर 
बाँधा हुआ था ओर उसमें छुरी खोंसी हुईं थी 

राजा उनके साथ साधना-भूमि में गए जहाँ पूजा-दीपक, गुग्गुल का धूम और रक््ासर्पप 
पहले से रखे थे । वहाँ. भस्म से महामंडल बनाकर उसके बीच में मैरवाचार्य बैठा हुआ 
था। लाल चन्दन, ल्ञाल माला और लाल बच्त्र से अलंकृत शव की छाती पर बैठकर 
उसके मुँह में अग्नि जलाकर हवन कर रहा था ओर स्वयं काली पगड़ी, काला श्रंगराग, काली 
राखी ( हस्तसूत्र ) ओर काले वस्त्र पहने हुए काले तिलों से आहुति दे रहा था। मुख से 
कुछ जप रहा था। पास में बहुत-से दिए जला रखे थे | कन्ये से त्रह्सूत्र लट्क रहा था | 
इस प्रसंग में बाण ने उद्यक्षा से प्रतमुख की भ्रग्नि में रक्त की आहुति डालने का मी 
उल्लेख किया है । दूसरा महत्त्वपूर्ण उल्लेख विद्याराज ब्रह्ययूत्रों का है। बाण के युग 
में ब्रह्मयूत्न या वेदान्तसूत्र नवीन प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे | उनके लिए समस्त विद्याश्रों के राजा 
की पदवी प्रयुक्त की जाती थी । विभिन्न दशनों में व्रहासूत्रों का पर सबसे ऊँचा उठ गया 
था। विद्याराज को शंकर ने मंत्रविशेष भी लिखा है। बौद्ध लोग महामायूरी श्रादि 
पंचरत्ता स्वोत्रों को विद्याराश्ी या विद्याराज मानते थे। सम्भव है, उसीके समकक्ष ब्राह्मण- 
धर्म के कुछ मंत्र या स्तोत्र भी अलग चुनकर विद्याराज पद से सम्मानित किए गए" । 

जिस समय भैरवाचाय साधना में लगा था, पाताल्स्वामी पूव में, कशताल उत्तर में, 
टीटिम पश्चिम में ओर पुष्पभूति दक्षिण में पहरा देने लगे । बाण ने लिखा है कि उस 
समय एक चमत्कार छुआ। मंडल से उत्तर की झोर थोड़ी दूर पर धरती फट गईं ओर 
उसमें से एक काला पुरुष निकला । उसके सिर पर नीले कुण्लि केश और मालती 
के फूलों की माला थी और गले में भी पुप्पमाल्ा थी; शरीर पर जहाँ-तहाँ चन्दन के थापे 





१, कालान्तर में गीता, विष्णुतद्खनाम, गजेर्द्ध मोक्ष, भीष्मस्तवराज और सनत्सुजातीय, 
थे पाँच पंचरत्न के रूप में पाठ करने के लिये श्रल्षग संग्रहीत कर लिए गए थे | 


। # 7230 ध्‌ 
तीसरा | श्रीकंठ नाग ६ 


लगे हुए थे, नीला चंडातक पहने था और कच्छ बाँवकर घरती तक नीची सफेद लम्बी बल 
लग्काएं, हुए था। बायाँ हाथ मोड़कर छाती पर रखे हुए, दाहिना हाथ तिरछा फंकते हुए, 
दाहिनी जाँच मोइकर उसपर थपोड़ी मारते हुए काला मुजंग उसका रूप था (११२ )| 
उसने कहा--ें श्रीकंठ नाग हूँ । मेरे ही नाम से यह देश श्रीकंठ कहलाता है।! उसने 
मैखाचाने को लतकारा--विद्याथरी के पीछे मागनेवाले, दुबुद्धि, मुझे वलि दिए बिना तू 
सिद्धि चाहता है? | यह कहकर प्रचंड मुक्‍्कों की मार से भागते हुए; टीव्िमि आदि को 
गिरा दिया। किल्तु पुष्मभूत्ति ले निडर भाव से उसे ललकारा और श्रद्धोंढ्क पर कच्छ 
बाँधकर बाहुयुद्ध के लिए आगे बढ़ा। श्रीकंठ नाग भी पटटठों पर ताल दे उससे भिड़ 
गया। राजा ने उसे दे मारा; किन्तु उसकी बेकक्षक माला के नीचे यशोपवीत देखकर ठिठक 
गया । इतने में ही क्‍या देखता है कि सामने से एक स्त्री आ रही है। उसके हाथ में कमल 
था। नूपुर गुल्क तक चढ़े हुए थे (चित्र ३१)। नीचे घनी कटकावली थी | शरीर पर श्वेत अंशुक 
वन्न तरंगित था जिसमें तरह-तरद् के फूल ओर पक्षी कढ़े हुए थे ( बहुविधशकुनिशतशोमितात्‌ 
पवनचलिततनुतरंगात्‌ अतिस्वच्छादंशुकात्‌, ११४ ) (चित्र ३२) | हृद श में हार और कान में 
दन्‍्तपत्र का कुंडल था जो आकृति में छ्वितीया के चन्द्रमा की तरह जान पड़ता था। कान 
में अशोक के क्रिसलय का अवतंस था। माथे पर एक बडी टिकुली थी जो देखने में 
पद्मातपत्र के छायामंडल-सी जान पड़ती थी। मथुरा-कला में इस प्रकार की माथे पर 
गोल व्कुली से युक्त लगभग छुठी शताब्दी का स्री-मस्तक मिला है। गले में पड़ी फूल- 
मालाएँ धरती तक लग्क रही थीं ( घरणितलचुम्ब्रिनीमि: कंठकुछु ममाज्ञामि: ) । 
राजा ने उससे पूछा--भद्रें, व्‌ कौन है और क्यों प्रक- हुई है !” उसने उत्तर दिया-- 
हे बीर, में लक्ष्मी हूँ। तेरे शौय से प्रसन्न होकर आई हूँ । यथेष्ट वर माँग !! लक्ष्मी 
के वणन में दो उद्यक्षाएँ शिल्पकला से ली गई हैं। उसे सुभट के भुजारूपी जयस्तम्भ 
पर शोमित होनेवाली शालभंजिका कहा गया है और श्वेतराजच्छुत्र के वन की मोरनी 
बताया गया हैं। शालभंजिका शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। आरंभ में यह ख्त्रियों 
को एक क्रीदा थी। खिले हुए साल के नीचे एक हाथ से उसकी डाल अझ्रुकाकर फूल 
चुनवार द्वियोँ परस्पर यई खेल खेलती थीं। पाणिनि की थष्यध्यायी भें प्राचां क्रीडायां 
(६, ७, ७४ ), नित्य॑ कीडाजीविकयोः (२, २, १७ ) और संज्ञायां (३, ३, १०६ ) 
सूर्जी के उदादसणों में शालभंजिका, उद्दालकपुष्पमंजिका आदि कई, क्रीडाओों के नाम आए, 
हैँ जो पूर्वी भारत में प्रचलित थीं। वास्यायन की जयमंगला टीका में इनका विस्तार से 
वर्णन किया गया है। बुद्ध की माता मायो देवी लुम्बिनी उद्यान में इसी प्रकार की 
शालमभंजिका मुद्रा में खड़ी थीं जब बुद्ध का जन्म हुआ । धीरे-धीरे इस मुद्रा में खड़ी 
ई स्त्री के लिए शालमंजिका शब्द रूढ़ हो गया। साँची, भरहुत और मधुरा में तोसण की 
उसी और स्तम्भ के बीच में तिरछे शरीर से खड़ी हुई रित्रियों के लिए तोरणशालभंजिका 
शब्द चल गया था। कुपाण-काल में अश्वघोप ने इसका उल्लेख किया है*। इसी 
६. 


कि 


) 


ये 


५ 


रे 
चःः 


£्ल्ग्प 


0! 





पक शव | ५ किक (कप 
शण्लम्ध्य गवाक्षपाश्दमन्या शयिता चापबिभुस्तगान्रयष्टि: | 
विरशात वित्तरिश्यासहारा रचिता तोस्णलश्ालंजिकेव || 


बुदचरित ७०२ 


६२ लद्टमी से वर-प्राप्त [ उच्छवास 


मुद्रा में खड़ी हुई स्त्री-[तियाँ मथुरा के कुपाणकालीन वेदिका-स्तम्मों पर बहुतायत से मिलती 
हैं। उनके लिये स्तम्भ-शालभंजिका शब्द रूढ़ हो गया। खम्भे पर बनी हुई स््रीमूर्ति 
के लिए चाहे वह किसी मुद्रा में हो, यद शब्द गुप्क/ल में चल गया था। कालिदास ने 
स्तम्मों पर बनी योपित-पूर्तियों का उल्लेख किया है यद्यपि शालभंजिका शब्द का प्रयोग 
उन्होंने नहीं किया १*। इसी विकसित अथ में बाण ने स्तंभशालमंजिका शब्द का 
प्रयोग किया है (चित्र३३) । श्वेतराजच्छुत्ररूपी वन की मोरनी, यह उद्य ज्ञा गुप्तकालीन छुत्रों श्रोर 
छुत्रों की अनुकृति पर बने छायामंडलों से ली गई है जिनमें कमल के फूल्-पत्ते ( पत्रलता ) 
के बीच में मोर-मोरनी की भाँति का श्र॒लंकरण बनाया जाता था |* (चित्र ३४ ) 

राजा ने लक्ष्मी से भैरवाचार्य की सिद्धि के लिये वर माँगा। उसे देकर देवी ने 
राजा की भगवान्‌ भद॒टारक शिव के प्रति असाधारण भक्ति से प्रसन्न होकर दूसरा वरदान 
दिया-तुम महान्‌ राजवंश के संस्थापक बनोगे जिसमें हरिश्चंद्र के समान सर्वद्वीपों का 
भोक्ता हे नाम का चक्रवर्ती जन्म लेगा । इसके वाद भैरवाचाय शरीर छोड़कर विद्यावर- 
योनि को प्राप्त हुआ । श्रीकंठ नाग यह कहकर कि समय पड़ने पर मुझे आज्ञा दीजिएगा, 
भूमि-विवर में घुस गया । टीटिम नाम का पसरत्राद वन में चला गया। पतालस्वामी और 
कर्णताल सम्राद के सुभटमंडल्ल में सम्मिलित हो गए । 





१. रघुवंश ५६ | १७, 'स्तम्मेप योपितश्रतियातनानाम्‌ । 
२, देखिए मधुरा की सं० ए ५ बुछू-म्ति का छायामडल | 


चौथा उच्छूवास 
पृष्पभूति से एक राजवंश चला। उसमें अनेक राजा हुए। क्रम से उसी वंश 
में प्रभाईखढ न नाम का राजाघिराज हुआ। उसका दूसरा नाम ग्रतापशील था। मधुबन 
में मिले ताम्रपटट में हु के पूर्वजों की निम्नलिखित परम्परा दी है । 
है नरवद्धन '*'*** बच्रिणी देवी 

राज्यवद्ध न * *''*' अप्सरो देवी 

आदित्यवद्दन ''' महासेनगुप्ता देवी 

प्रभाकखद्ध न *** यशोमती देवी 

( मद्दाराजाघिराज ) 

आश्चर्य है, बाण ने प्रभाकखद न के तीन पूर्वजों का उल्लेख नहीं किया। 

प्रभाऊरवद्ध न ने ही स्थाणुवीश्वर के छोटे से राज्य को बढ़ाकर महाराजाधिराज की पदवी 
धासण की । बाण ने उन्हें राजाघिराज लिखते हुए उनकी विजयों का ब्यौरा दिया है। 
बह हूण॒रूपी हिरन के लिये केसरी, सिखुदेश के राजा के लिये ज्वर, गान्वारतपतिरूपी 
मस्त हाथी के लिये जलता हुआ बुखार, गुजर को चैन से न सोने देनेवाला उन्निद्र रोग, 
लायदेश की 'शेली का अंत करनेवाला यमराज ओर मालवराजलच्धमीरूपी लता के लिये कुठार 
था। इन्हीं विजयों के कारण उसका प्रतापशील नाम पड़ा । हशों के साथ प्रभाकरबद्धन की 
मिड त काश्मीर के इलाके में हुई होगी। सम्भव है, सिन्धुराज के साथ उसका खुला संघरप 
हुआ हो, किन्ठ उस देश को अन्तिम रूप से जीतकर अपने राज्य में मिलाने का काम हष ने किया, 
जैसा बाण ने अन्यत्र लिखा है ( सिंघुराजं प्रभध्य लक्ष्मीरात्मोझृता, ६१ )। गांपारदेश 
में उस समय कुपाण शाहियों का राज्य जान पडता है। वे प्रभाकखद्ध न के बढ़ते हुए. प्रताप 
से भयभीत हुए हों, ऐसा संभव है। गांधार को अपने राज्य में मिल्वाने का उल्लेख स्पष्ट 
नहीं है। इसी प्रकार मिन्नमाल के गुजर और लाय्देश के लिये भी प्रभाकखद्ध न का 
सम्बन्ध भयकारी ही था। हाँ, मालवा को उसने अवश्य अपने राज्य में मिला लिया था। इसी- 
लिये मालवराज के दो पुत्र कुमारसुप्त और माधवशुप्त उसके दरार में भेजे गए थे। 
हप ने जिस कुमार का अ्रभिषेक किया था वह भी मालवराज-सू नु कुमारगुप्त ही विदित होते 
हूं ( अन्रदेवेव श्रभिषिक्त: कुपार,, ६१ )। विदित होता है कि मालवयुद्ध में मालवा का 
राजा मारा गया था। उसके बचे हुए कुमारों के साथ प्रभाकरबद्ध न ने मृदु व्यवह्र किया १॥ 
प्रभाकरवद्ध न की सेना के यात्रापथों से मानों प्रथ्वी चारों दिशाओं में अधीन राजाओं 
( ऋत्यों ) में बाँद दी गई थी। उसका प्रताव मारे हुए शत्रुमहासामन्तों के अ्रम्तःपुर में 
फैल गया था। उसके राज्य में चूने से पुते हुए अनेक देवालय सुशोमित थे जिनके शिखरों 
पर धवल घ्वजाएँ फहराती थीं। गाँवों के बाहर सभा, सत्र, प्रपा और मंडप आदि अनेक 
संस्थाएँ निर्मित हुई। प्रभाकरबद्ध न की महादेवी का नाम यशोवती था। ग्रभाकखद न 
परम आदित्वमक्त था। बह प्रतिदिन प्रातः समय स्नान करके श्वेत दुकूल पहनकर, 
सिर पर सफ़ेर वस्त्र ढककर मंडल के बीच में घुटनों के बल बैठकर पद्मराग की तश्तरी में 


६. तुलना दालिए-निजितस्य अस्तमुष्यतों सामन्तस्प वालापत्पेपु दर्शितस्नेहः सदुरभत्‌ ४७ । 
छ 





ह्‌ ह 
न्‍ हप का जन्म [ उच्छवास 


रखे हुए रक्तकमल से सूर्य की पूजा करता था। प्राय; मध्याहन और सायंकाल में आदित्य- 
हृदय मन्त्र का सन्‍्तान के लिये जप करता था | 
एक वार ग्रीपमकाल में राजा यशोवत्ती के साथ मुधाधवलित मदल्न के ऊपर सोए 
हुए थे। सहसा देवी यशोवती चौंककर उठ बैठीं। राजा के पूछने पर उसने कह्दा, 
मैंने स्वप्न में सूयंमंडल से निकलकर आते हुए दो कुमारों को एक कन्या के साथ प्रथ्वी- 
तल पर उत्तरते हुए देखा और वे मेरे उदर में प्रविष्ट हए। इसी समय तोरण के समीप 
प्रभात-शंख बजा। भियाँ वजने ओर प्रात काल का नांदीपाठ होने लगा। प्रत्नोध- 
मंगल-पाठक जय-जय! शब्द का उच्चारण करने लगे। कालिदास ने भी प्रातःकाल 
मंगलश्लीक गाकर राजाश्रों को उठानेवाले वेतालिक़ों का उल्लेख किया है ( खुबंश ५।६५) | 
कुछ समय बीतने पर यशोवती ने गर्भ धारण क्रिया | गुर्विणी अवस्था में सखियाँ 
उसे किसी प्रकार हाथ का सहारा देकर देव-बन्दना के लिये ले जातीं। समीप के स्वम्मों 
के सहारे विश्राम करती हुई वह शाह्रभंजिका-जैसी जान पड़ती थी। स्तम्मशालमंजिका- 
अभिप्रय का निरूपण ऊपर हो चुका है। दसवाँ मास लगने पर राज्यवधन का जन्म हुआ 
ओर राजा की आज्ञा से एक महीने तक जन्म-महोत्सव मनाया गया। पुन. कुछ समय 
बीतने पर यशोवती ने हषे को इस प्रकार गर्भ में धारण किया जिस प्रकार देवी देवकी 
ने चक्रपाणि विष्णु को (१२६ )। दिन में जिस पत्नंग पर वह सोत्ती थी उसपर पत्र-मंग 
के साथ पुतलियाँ बनी हुई थीं जिनका प्रतित्रिम्तर उसके कपोलों पर पड़ता था ( अपाशभ्रय- 
पत्रमंगपुत्रिकाप्रतिमा, १९७ )१। रात्रि के समय सौधशिखर पर बने हुए जिस वासभवन 
में वह सोती थी उसकी भित्तियों पर चित्र बने थे ओर उन चित्रों में चामर-ग्राइिणी श्लियाँ लिखी 
गई थीं जो उसके ऊपर चंवर डुलाती जान पड़ती थीं। जत्र वह जागती तो चन्द्र-शालिका* 
में उत्कीण शाल्रभंजिकारूपी ल्लियाँ मानों उसका स्वागत करती थीं | उसके मन में यह दोहद- 
इच्छा हुई की चार समुद्रों का जल एक में मिलाकर स्नान करू और समुद्र के वेलाकुजां में 
भ्रमण करूँ। नंगी तलवार के पानी में मुह देखने की, वीणा अछ्नग हटाकर धनुष की टंकार 
सुनने की ओर पंजरवद्ध केसरियों को देखने की इच्छा हुईं । उसके ग्रीवायूत्र में प्रशस्त रत्न बचे 
हुए थे। तब ज्येष्ठ मह्दीने में कृततिका नक्षत्र, ऋष्णपक्त की द्वादशी में प्ररोप समय बीपने 
पर रात्रि के प्रारम्भ में हप का जन्म हुआ । इसका समाचार यशोवी की प्रमपात्र धात्री-सुता 
यात्रा ने राजा को दिया। सम्राद ने तारक नाम के ज्योतिपी को बुल्लाकर ग्रह 
दिखलाए। बाण के अनुसार यह गण॒क भोजक अर्थात्‌ मग जाति का था?। 





१. अपाध्रय'  'पलंग : शंकर ; | पत्रभंग' * 'फूलपत्तियों के कटाव । 
२. चन्द्रशालिका सालभंजिकरापरिजा: जयशव्दयमसक्तद्जनयत्‌ , १२७ | 
३. भोजका: रविमचयित्वा पूजका हि भूयसा गणका भवन्ति, थे सगा इति प्रसिद्धाः 
(शंकर ) । भविष्य पुराण में कथा है कि कृष्ण के .पुत्र साम्य दुर्वांह्ठा के शाप से 
कुष्ठो हो यए,। सूर्य की उपासना करने से थे अच्छे हुए । तब सास्व ने एक सू्य का 
मन्दिर बनवाया और शाकद्वीप से सर्गयों के अठारह परिवारों को झपने साथ लाए एवं 
द्वारका के भोजों को जो यादवों की एक शाखा थे मर्गों को कन्या देने के लिये राजी 
किया। इसी कारण शक लोग भोजक कहलाए । 


है ' कक । (कक * 
चोथा ] हप का जन्सोत्सव ६७ 


कयाण-काल के आरंभ में सय-पूजा का देश में श्रत्यविक प्रचार हुब्रा । इसमें 
४रानी शकों का प्रभाव सुझष कारण था। से की मूर्ति, उसका डदीज्य वेश और 
पूजानिधि इन संत्रयर ईरानी प्रभाव पढड़ा। विष्णु धर्मोत्तपुराण ओर वराहमिहिर की 
बृहस्संडिदा में ईरानी प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख है। सूर्य की अव्यंग-नामक पारसी पेट का 
भी उल्लेख आया है। इस युग के ज्योतिपशात््र पर भी पारसीक यवन रोमक सिद्धान्तों का 
काफी प्रभाव हुआा। शाकद्वीी मग ब्राह्मण सू्-मन्द्रों की प्रतिष्ठा कराते थे ओर वे 
ही सम्मवतः ज्योतिष का काम भी करते थे। बाण ने तारक नाम के गणक को सत्र ग्रह-संहिताश्रों 
में पास्गत कहा है। इन संहिताओओं में वराहमिहिर की बृहत्संहिता एवं अन्य आराचार्यो' के 
सिद्धान्द-अ थ सम्मिलित रहे होंगे । बृहत्संदिता में ज्योतिष के तीन अंग कहे ह--ग्रहगणित, 
संहिता और होराशास्त्र, और लिखा है कि संहिता में पारंगत ही देवचिन्तक होता है। 
बृहत्त॑दिता के दसरे अध्याय में संहिता के विषयों की लंबी सूची दी गई है। उस ज्योतिषी 
ने ग्रह देखकर बताया कि सत्र ग्रह उच्च के हैं।। मास्थाता के बाद आज तक किसी ने भी 
इस प्रकार के चक्रवर्ती योग में जन्म नहीं लिया। आपका यह पुत्र सात चक्रवर्तियों में 
अग्रणी, चक्रवर्ती चिहों से युक्त, चक्रर्तियों के सात रत्नों का भाजन ( चित्र ३५ ), सत्त समुद्रों 
का पालनकर्त्ता, सब यज्ञों का प्रवततेक, सूर्य के समान तेजस्वी होगा |! 
हप के जन्म के समय धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया गया । उसका बाण ने ब्योरे के 
साथ वर्णव दिया है--शंख, दु दुभी, मंगलवाद्य और पय्ह बाजे बजने क्गे। घोड़े हप॑ 
से हीतने लगे, हाथी गजने लगे, दिव्य वायु बहने लगी, यश्ञशाल्षाश्रों में वेतान अग्नियाँ 
प्रज्यलित। हुई! | मुवरण“ंखढूा से वँधी हुई कलसियों के रूप में महानिधियाँ प्रथ्बीतल से 
प्रक- एए। नबाहाण वेशेबचारण करने खगे। पुरोहित शान्तिजल हाथ में लेकर उपस्थित 
हुआ। बड़े-ददे रिश्तेदार एकत्र हुए। कारागार से बन्दी मुक्त किए गए (मुक्तानि 
वस-इदानि, ११२६ )। प्रसन्न हुए लोगों ने मारे खुशी के बनियों की दुकानें लूट लीं 


कि 
(] 


जो कि शागते हुए द्धम की पंठ-री जान पड़ती थीं। मह॒त्ों में वामन आदि परिचारकों 
से प्विरी 


हुई बढ़ी धात्रियाँ नाचने लगीं; जान पड़ता था, बालकों से घिरी हुई साज्ञात्‌ जात- 
सात काउंशक देवियाँ हों। गजकुल के नियम शिथिज्ञष कर दिए गए। प्रतिहार लोगों 
ने अपना वेश झोर डंडे उतारकर रख दिए. और सब लोग वेरोक-टोक अन्तःपुर में आने 
जाने छगे !! इस प्रसंग में लोगों द्वारा जो महजनों की ढुकानें लूटने का उल्लेख है; संभव 


5 
षक 


९; एणज्य को झोर से उस हानि की भरपाई की जाती हो । कारागार से बन्धनमुक्ति ऐसे 


विशेष अवसरों पर पुरानों प्रथा थी। जातमातृ देवी को आइति सोहर में बनाई जाती थी। 
शकर दे उसुवार यह माजरयना ( बिल्ली के सुखवाली ) देवी थी। उसके आस-पास छोठे- 


ब्. 
हा ७. अ>जकओ 


दाद घगां के चित्र भी लिखे जाते थे। इसका एक नाम चर्चिका भी था*। कादम्बरी 


« शत दण दा अजुसार उअष्य्न्द्ृष्श-ट्वादशां दाग सभा ग्रह की उच्च स्थिति असतम्मव 
हैः 


हक 


श्र्ल्ड 
| 

2० अर 

हट गि 





रथ 
हु 
घ 
| 
ध्प 
4 
पर ! ना 
हट $ 
$2५ जैक 
तर 
ब््य 
१4 
त 
7 
५५ 
पर 
247 
| 
॥)॥ 
ज्ल्ज 
29 
जे" 
4४ 
हि । 
थ 
ल्न्ज 


६६ हप करा जन्मोत्सव [ उच्छवा स्‌ 


ख््् 


के सूत्िकागह-वर्शन में मातृबटपूजा का उल्लेख किया गया है। यह देवी बालकों से 
घिरी हुई ( बहुबालक-ध्याकुला ) त्रौद्धों की हारीती के समकन्न थी | 
अगले दिन से पुत्र-जन्मोत्सत्र ने शोर भी रंग पकड़ा । सामस्तों की स्त्रियाँ राजकुल 
में आकर भाँति-भाँति से तृत्य करने लगीं। उनके साथ अनेक नौकर-चाकर थे जो चौड़ी 
करंडियों में स्नानीय चूर्ण से छिड़की हुई फूलों की मालाएँ और तश्तरियों में कपूर के श्वेत 
खंड लिए थे। कुमकुम से सुगंबित अनेक प्रकार के मणिमय पात्र थे | हाथीदाँत की 
छोटी मंजूपाशों : दन्‍्तशकरुक ) में चंदन से घवलित पृगरल ओर श्राम्र के तेल" से सिक्त 
खदिर के केप्तर रखे थे। सुगन्धित द्रव्यों के चू णु से भरी हुई लाल शरेलियाँ ( पारिजात 
परिमलानि पाठ्लानि पोट्लकानि, १३० ), सिंदूर की डिब्रियाँ, पिष्यतक३ या पट्वासकचूरण 
से भरे पात्र ( सिंदूरपात्राणि पिष्यतकपात्राणि, १३० ) और लग्कते हुए बीड्ों से लदे हुए 
छोटे-छोटे तांबूल के फाड़ लिए हुए परिजन लोग चत्न रहे थे ( ११० )*। 
शने:-शने: उत्सव में कुछ ओर गमक पेदा हुईं। रनिवास के छोटे-बड़े सत्र लोग 

विभोर होकर आनन्दमग्न हो नाचने लगे। ऐ,वा यूक्षम चित्र केवल बाण की लेखनी से 
ही खींचा जाना संभव था-- 

१, नृत्य का जिन्हें ग्रभ्यास न था ऐसे पुराने वंशों के शर्मालु कुलपुत्र भी राजा के प्रम 
से नाचने लगे | 

२. राजा की मंद हँसी का संकेत पाकर मतवाल क्ुद्र दासियाँ सम्राट के प्रिय पात्रों को 
खींघ कर नाचने लगीं | 

३. मतवाली कटक-कुटटनियों को श्रार्य सामस्तों के कंठ में हाथ डाले देख राजा 
भी हँस पढ़े | 

४, राजा की श्राॉँख का इशारा पाकर पाजी छोकरे गीत गा-गाकर सचिवों के गुप्त प्रेम 
की पोल खोलने लगे। 

४. मदमस्त पनिद्दारिने बूढ़े साधुश्रों से लिपटकर लोगों को हँसाने लगीं। 

६. एक दूसरे से लाग-डॉठ करनेवाले नौकरों के कुंड आपस में गाली-गलोज करते 
हुए मिड़ गए। 

७, दृत्य में अनभिज्ञ, पर रनिवास की महिलाशों के कहने से जत्रद॑ध्ती नाचते हुए अन्तः- 
पुर के प्रतिहारी दासियों के साथ दृत्य में सम्मिलित हो गए ( १३० )। 


१, बाण ने और भी कई जगह सहकार से बनाए हुए तैज्ञ का उदलेख किया है। 
२. पारिजातसुगन्धिद्रव्यचूणम्‌ ( शंकर )। यह पारिजातक चूर्ण सहकार, चंपक, लवली, 
वंग, कक्‍कोल, एला, कपूर के मिश्रण से बनता था जिसकी सुगंधि अ्रत्यन्त तंब्‌ 

होती थी | बाण ने अन्यत्रे ( ए० २९, ६६ ) इसका उहलेख किया है | 

३, यहाँ बाण ने तीन प्रकार के सामान का उठलेख किया है। पारिजातइ-तामक 
सुगन्धित चूर्ण को लाल रंग की थैलियाँ, सिदूर भरी डिब्र्बियाँ और विष्शातक या चावल 
के सूखे झादे में सुगन्धित द्वव्प मिलाकर बनाए हुए चूण की टिफ्ियाँ | 

४. विदकवीटक पंचाशततास्वूलपतन्रः क्रि (ते ( शंकर ) | 


चौथा ] हप का जन्मौत्सव ६७ 


इस प्रकार फूलों के ढेरों से, मद्य के परनाल्ञों से, पारिजात की सुगन्धि से, कपूर की 
घूल से, नगाड़ों के शब्द से, लोगों की कलकल से, रासमंडलियों से ( रासकमंडले:, १३० ); 
माथे पर चंदन के खौर से, एवं अनेक तरह के दानों से सारे रनिवास में उत्सव की 
भारी गमक भर गई। नवयुव॒क उछलते-कूदते घमा-चौकड़ी मचा रहे श्रे । चारण ताल के 
साथ नृत्य कर रहे थे । खेलते हुए राजकुमारों के परस्पर धक्क्राशक्की करने से आभरण 
टूटकर मोती बिखर गए थे। सिंदूर-रेणु, पव्वास-धूलि और पिष्टतक-पराग चारों ओर 
उड् रहा था। 

महलों में स्थान-स्थान पर वारविल्ासिनी स्त्रियाँ आलिंग्यक, वेशु, भल्लरी ( झाँफ ), 
तन्त्री-पटह अलाबु-बीणा, काहल आदि अनेक बाजों के मनू-मन्द्‌ शब्दों के साथ अश्लील 
रासकपदों ( सीठनों ) को गांती हुई सिर पर पुष्पमाला, कानों में पल्‍्लव, माथे पर चन्दन- 
तिलक लगाए, चूड़ियों से मरी हुईं थुजाओं को ऊपर उठाए, पेरों में पड़े हुए बाँके नूपुरों 
( पदहंसक ) को बजाती हुई, गीतियों की तरह रागों का उद्दीपन करती हुईं, अनेक भाँति 
से उत्य कर रही थीं ( १३१ )। 

इस वर्णन में कई शब्द और वाजों के नाम महत्त्वपूर्ण हैं। आज्विग्यक एक विशेष 
प्रकार का गोपुच्छाकृति मदंग था जो एक सिरे पर चौड़ा और दूसरे पर सकरा होता था| 
अमरकोश ( १, ७, ४) में अंक्य, आलिग्य और ऊब्बेक तीन प्रकार के सृदंग कहे हैं। 
कालिदास ने इन तीनों का एक साथ उल्लेख किया है ( कुमारसम्भब [११ । ३६ ) जिससे 
गुप्तकाल में उनका प्रचार सिद्ध होता है ( चित्र २६ )। कह्लरी आजकल की काँफ थी। तम्त्री- 
पटहिका छोय ताशेनुमा बाजा था जिसे डोरी से गले में लटकाकर बजाते थे (चित्र ३७ )। अनुत्तान 
अल्ावुवीणा अलाबु की बनी हुईं वीणा थी जिसकी वूबरी नीचे की ओर होती थी। कांध्यकोशी 
कशणितकाहल बाजे का ठीक स्वरूप ज्ञात नहीं। शंकर ने काहल को कांध्यदयामिश्रात 
लिखा है। संभव है, यह एक नयाड़ा था जिसका नीचे का भाग फूल का बनाया जाता 
शा। इसकी जोड़ी नोत्रतखाने में वजई जाती थी । वस्तुतः इन बाजों के द्वारा सम्मिलित 
नोतत बजती हुई वारविल्ञासिनियों के पीछे चल रही थी । 

अश्लीलरासकपदानि का तात्य अश्लील सीठनों से भरे हुए गीत है। रासक 
शब्द का यह उल्लेख सबसे प्राचीन है। यहाँ रासा का अ्रथ स्त्रियों में गाए जानेवाले ग्राम- 
गीत ही ज्ञात होता है। 


वाश्मीर-किशोरी पद से केसर लगे हुए शरीरवाली कश्मीर की बलेड़ियों का उल्लेख 
किया गया है। इससे पू्वे नाचते युवकों की उपमा काम्बोजदेशीय श्रोड़ों से दी जा चुकी है । 


शासनपट्टों पर लगी हुई सिन्दूर वी मुद्रा संभवतः उनके लिये चरितार्थ थी जो 
पूपड़ों पर लिखे जाते थे । 

परहंसक-नू पुर से तालय उन नूपुरों से था जिनकी आकृति गोत्र न होकर बॉकी 
मंडी हुई दोती थी । आजकल उन्हें बाँक कहते है ( चित्र इ८)। 

राग का उद्दीगन करनेवाली गीतियों में ( १३२ ) संभवत: श्लेप से राग के साथ 
संदन्धित रागिनियों का तालय है। दाण ने भ्ुवपद-गान और बाण से पूर्व सुबन्धु ने विभास- 


यंग फ स्व ४. ही न ज॒ बे 
सं का इल्लस किया है, एसा पृद ते कहा जा चका है 
पे या 


चवास 


< 


ध्वृ 


33; हप का ममेरा भाई भंडि । 


सामन्तों की ल्वियाँ, दास-दासियाँ, वारविल्ासिनियाँ जन्प-मद्दोत्सव-नृत्य में भाग ले 
रही थीं। उन्हीं के साथ राजमदिवियाँ मी तत्व में कूद पढ़ी ( १३३ )। उनके सिर पर 
घवल छुत्र लगे हुए थे। दोनों तरफ कन्बों से उत्तरीय के लम्बे छोर लग्क रहे थे जैगा 
हिंडोले पर कूलते समय होता है* (चित्र ३६ ) | वे बाँदों में सोने के केवर पहने थीं। उनें 
शरीर पर लद्॒रिया पट्यंशुक और कानों में त्रिकंटक आभूषण था। ऊपर कहा गया है कि यह 
आभूषण दो बड़े मोतियों के बीच में पन्‍ने का नग जड़कर बनाया जाना था (२२)। 

इस ग्रकार जन्म-महोत्सव बीतने पर हप शनेः शने; बढ़ने लगा। उसकी ग्रीवा में वात्र के 
नखों की पंक्ति सोने में जड़वाकर पहन। दी गई थी* (चित्र ४० ) | शस्त्र लिए हुए रक्षिपुरुष उसके 
चारों शोर तैनात रहने लगे ( रज्िपुरुपशस्वपंजरमश्यगते, १३४ )। थाव केद्ा थ की उँगली 
पकड़कर जब वह पाँच-छः कदम चलने लायक हो गया, ओर जत्र राज्यवद्न छठे वर्ष में 
खग रहा था, तो यशोवती ने राज्यश्री को गर्भ में धारण किया। उचित समय पर रानी 
ने कन्या को जन्म दिया जैसे आकाश से सुवर्णइग्टि का जन्म होता है ( मदाकनका बदायं 
वसुधारामिव द्यो; २३४ ) |- बाण से पूर्व 'सुवर्णंृष्टि? का अ्रभिप्राय साहित्य में झा चुका था | 
कालिदास के रघुवंश में ( ५, ३३ ) और दिव्यावदान ( २१३, २२३ ) में आराकाश से सोने 
का गेह्द बरसने का उल्लेख किया गया है। गुप्तकाल में जो अपार सुबणराशि फट पड़ी 
थी उसकी व्याख्या के लिये सोने के मेह का अभिग्राय साहित्य में प्रचलित हुआ । 


लगभग इसी श्षमय यशोवती के भाई ने अपने पुत्र भंडि को जिसकी आयु आठ 
वर्ष की थी, राज्यवद्धन ओर हुए के संगी-साथी के रूप में रहने के लिये दरबार में भेजा | 
बालक भंडि के सिर पर अ्रभी बाल काकपक्ष के रूप में थे। बच्चों के सिर का यह केशविन्यास 
गुप्तकालीन कार्त्तिकेय की मूर्तियों में पाया जाता है (चित्र ४१ )। उसके एक कान मैं नीलम 
का कुडल था ओर दूसरे में मोतियों का त्रिकंकक । नीली और श्वेव आगभा के मिलने से 
वह हरिहर की सम्मिल्नित मूर्ति-सा जान पड़ता था३। आधे शरीर में विष्णु ओर आधे में 
शिव की मिली हुई हरिदर-मूर्तियाँ जिनका यहाँ बाण ने उल्लेख किया है, पहली बार गुप्तकल्ा 
में बनने लगी थीं। मथुरा की गुप्तकल्ला में वे पाई गई हैं ( चित्र ४३ )। उसकी कलाई में 
पुखराज का कड़ा पड़ा हुआ था। गले में सूत्र में बंधा हुआ मूँ गे का ठेढा ढुकड़ा सिंह-नख 


की तरद्द लगता था। 

प्रमाकरबद्ध न उसे देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । राजकुमारों ने भी उसको भाई की तरह 
माना। क्रमशः वे यौवन को प्राप्त हुए। उनके उरुदंड, प्रकोष्ठ, दीव भ्ुजाएँ, चौड़ा 
वच्तस्थल और ऊँचा आकार, ऐसा लगवा था, मानों किसी महानगर की रचना में स्तम्भ 
द्वास्प्रकोष्ठ, अर्गलादंड, कपाट ओर ग्राकार हों ( १३६ )। एक बार पिता ग्रभाकखद्ध 
ने दोनों कुमारों से स्नेहपूवक योवनोचित उपदेश देते हुए सूचित किया कि मैंने तुम्दारे 
अनुचर के रूप में मालवराजकुमार कुमारयुप्त ओर माधवगुप्त नाम के दो भाई नियुक्त किए 


१... स्कन्धोभयपालीलसम्बमानलम्बोत्तरीयलग्ना लीलादोलाधिरूड़ा इव प्र खन्त्य 
हाटकचदविकटव्याप्रनखपंक्तिमंडितसम्ीवके ( १३४ 2 
एकेन इन्खनीलकु डलांशुश्यामलितेन शरीराद्देन इतरेण च त्रिकंटकसुक्ताफलालोकधव- 
लितेन सम्डक्तावतारमिव हरिहरयोद्शयन्तं ( १४५ )। 


तप लू ल का री द्य च्‌ धर द्ु 
द्वोंधां | सालवराजपुत्र कमारगुंप भार सा गुप्त 


ए 
४। यह कहकर प्रतीकषर को उन्हे लाने का भ्रदिश दिया। आगे-आगे अद्ठारह ये का 
कमाग्गप क्रो उसके पीछे; माषचसुत्त उपस्थित हुए । ऐप कर ह कर की हक 
कृश था जैसे सराद पर चंढ़ाया गया हो ( उल्लिखितपाश्वप्रकाशितक़शिग्ना मध्येन, १३८ )। 
गुमकालीन मूर्तियों का करि प्रदेश घड़कर ऐसा सुडोल बनाया जता दै मानों खराद पर चढ्ाकर 
गोल क्रिया गया हो * (चित्र ४३ )। कालिदास ने भी इस विशेषता का उल्लेख किया 
है * | उसके बाएँ हाथ में माणिक्य का जड़ाऊ कड्ा था। कान में पद्मराणमाझ का 
कर्रामसण था। खड़ी कोखाले केयूर में पत्रल॒ता-सददित पुतली बनी हुई थी ( उलोहि- 
केयूर पत्रभंगपुत्रिका, १३६ )। माधवशुप्त उसकी अपेद्ा कुछे लेखा और गो वा। 
उसके सिर पर माली के फूलों का शेखर था। चौड़ी छाती रच्सी के विशाम के लिये 
शिल्लापद्ट के पलंग की तरह थी जिसपर बलेवड़ा मो हार गेंडुआ तकरिए ( गंडकठपथान-- 
लम्बा गेल तकिया ) की तरह सुशोभित था (१४० )। प्रवेश करते ही दोनों ने ए्थ्वी 
पर लेकर पंचांग प्रणाम किया और राजा की आँख का संकेत.पाकर बेठ गए। क्षण भर 
बाई प्रभाकरवर्द्धन ने उन दोनों को आदेश दिया, आज से तुम दोनों राजकुमारों के अनुगामी 


० 


गा ८६. भ्े कर डु श्र मे ध्ः 
हुए। उन्होंने 'जो झ्राज्ञ! कहकर सिर कुकाया और उठकर राज्यवद्धन और हे को 
प्रशाम क्िया। इन दोनों ने भी अपने पिता को प्रणाम किया । उस दिन से वे दोनों 


श्स्य 


कि 05 
राज्य और हुए के सदा पाश्ववर्ती वन गए | 


रज्यश्री भी इृत्य, गीत आदि कलाओों में प्रवीण होती हुई बढ़ने लगी। कुछ समय 
बाद उसने यौवन में पद्मापंण किया। राजा लोग दूत भेजकर उसकी याचना करने लगे.। 


एक दिन जब प्रमाकृवघ न अन्‍्तःपुर के प्रासाद में बैठे थे तो वाहुयकदुया में नियुक्त पुरुष के द्वारा 


गाई जाती हुई एक श्रार्या उनके कान में पड़ी--नदी जैसे वर्षाकाल में मेघों के कुकने पर 
अपने तब को पिरा देती है वेसे ही यौवन को प्राप्त हुई ( पयोधरोन्रमनकाले ) कन्या विता 
को ।! उसे सुनकर राजा ने और सबको हटा दिया ओर पाश्वेस्थित महादेवी से कह-- 


रा 
८ दब, द॑ 
# 


स्पा राज्यश्री अब तरुणी हुईं। मेरे हृदय में हर समय इसकी चिन्ता बनी 


ए्ूती है। जैसेजसे वरों के दूत आते हैं, मेरी चिन्ता बढ़ती है। बुद्धिमान लोग वर के 
श॒णों में पायः कुलीनता पसन्द करते हैं। शिव के चरणन्यास की भाँति सर्वश्ञोकनमस्कृत 


मौखरि दंश राजागों में सिस्मीर हैं। उसमें भी श्रेष्ठ अवस्तिवर्मा के ज्येष्ठ पुत्र अहवर्मा 
ने इसउी) याचना को है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो उसके साथ इसका विवाह कर दें । 


म्ट फ्ेत फ्ि घच ० ८5 पी 
भटादद ने पति के इस वचन का समथन किया। कन्यादान का निश्चय कर लेने पर 
प्रभाइखद न ने दोनों पुत्रों को भी उससे अवगत किया और शुभमुहत में प्रहवर्मा के भेजे 
द्ुण्‌ 


अवान दूत के हाथ पर समत्त राजकुल्ष की उपस्थिति में कन्यादान का जलन गिराया | 
वि हादा हैक दन्‍्या का बदतता बनाने की यह उस युग की प्रचल्षित प्रथा थी | 


मा कर जतर अहवमा का दूत लोट गया और विवाह के दिन निकट आए तो 





६. देखिए, सधुरा से घाप्त दिप्ण सूतति, सं०ई६। 

है. धयलन्दिनायोयसुद्शयाहुविशारूवक्षास्तनुवृत्तमध्यः । 
चाराप्य चदाजमसुप्णतेनास्वप्टू व यत्नोण्लिखितों विभाति ॥ ( रघुवंश 
जर्रद्म ८ खराद 


वे यस्नोति ६, ३२ ) 
खराद ( चक्राकारणस्त्रोसेजनयंत्र )। 


७० राज्यश्री का विवाहोत्सव [ उच्चवास 


राजकुल में अनेक प्रकार की तैयारियाँ होने लगीं। बाण ने विवाहोत्सव्र में व्यस्त राजकत् 
का बणन करते हुए पचास के लगभग भिन्न-भिन्न बातों का उल्लेब्र किया है। प्राचीन 
भारतीय साहित्य में यह वणन वेजोड़ है। स्वयं वाण के शताबिक वर्णनों में जो हपचरित 

था कादस्री में ग्रत्ुत किए गए हैं, आरसन्नविवाददिवसों के इस बर्गन की तुलना में रखने 
के लिये हमारे पास अन्य सामग्री कम ही है | इसमें व्याह के अर्थ सैकड़ों प्रकार के काम-काज 
में लिप हुए समृद्ध भारतीय घराने का ज्वलंत चित्र खींचा गया है जिसमें स्त्री और 
पुरुष, द्ित-पित्र ओर सगे-संबंधी एवं अनेक प्रकार के शिल्ती श्रने-अपने अनुरूप काम 
करते हुए व्याह-काज में हिस्सा बाते हैँ। सांस्कृतिक सामग्री की ह्टि से यद वर्णन विशेष 
ध्यान देने योग्य है, जसे-- 


१, व्याह के दिन पास था गए, तो राजकुल की ओर से आमतौर पर सब्र लोगों की 
खातिर के लिये ताम्बूल ( पान का वीडा ), कपड़े में लगाने की सुगन्धि ( प्यास या इत्र 
का फोया ) और फूल बॉँट जाने लगे ( उद्दामदीयमानताम्बूल्पट्यासकुसुमप्रसाधित- 
सवलोक॑, १४२ )। 

२, देश-देश से चतुर शिल्पियों के कुंड के कुंड बुलब॒ए गए ( सकलदेशारिश्यमान- 
शिल्पि-सार्थगमनं ) । 

३, राजा की ओर से जो राजपुरुष देहातों से सामान बयेरने के लिये छोड़े गए थे वे 
गाँववालों को पकड़-पकड़कर अनेक प्रकार का सामान लझ्वाकर ला रहे थे ( अवनिपालपुरुप- 
गहीतसमग्रग्रामीणानीयमानोपकरणुसम्भारं ) । 

४. अनेक राजा तरह-तरह का जो मेंट का सामान लाए, उसे प्रभाकरवद्ध न के दौवारिक 
ला-ज्ञाकर रख रहे थे ( राजदोवारिकोपनीयमानानेकनपोपायनं )। 

५. राजा के विशेष प्रियपात्र लोग उन रिश्तेदारों को आदरपूर्वक ठहराने के काम में 
व्यस्त थे जो निमंत्रित होकर आए थे ( उपनिमंत्रितागतत्रन्धुवगंसंवर्गण॒व्यग्रराजवल्लभं ) । 


६, उत्सव में टोल बजानेवाले ढोलिया चमार को पीने के लिये शरात्र दी गई थी। 
उसके नशे में घुत्त होकर वह हाथ में डंका लिए हुए धमाधम व्याह का ढोल पीट 
रहा थां ( लब्धमधुमदप्रचंडचर्मकारकरपुटोल्लालितकोणपढविध्टनरणन्मंगलपटह )] 

७. श्रोंखली, मूसल, सिल आदि घर के सामान पर ऐपन के थापे लगाए जा रहे थे 
( पिप्ट्पंचांगुलमंडयमानोलूखलमुसलशिलाद पकरणं ) | 


, अनेक दिशाओं से दूर-दूर से आए हुए चारण लोग जिस कोठरी में जमा थे उसमे 
न्राणी की मूर्ति के रुप में दई-देवता पधराए गए थे ( अशपाशाप्रखाविभूतचारणपरम्परा- 
प्रकोष्ठ प्रतिष्ठाप्यमानेन्द्रणीदेवतम्‌ ।* 


१. विवाहपद्धतियों के अनुसार विवाह में इन्द्राणी का पूजन आवश्यक है ( विवाहे शची- 
पूजन ) नारदीयसंहितायाँ--संपूज्य प्रार्थयित्वा तां शर्ची देवीं गुणाश्रयास इति। तथा च 
प्रयोगरत्नाकरे, ततोदाता पात्रस्थसिततरण्डुलयु ' झे शचीमावाहुय पोडशोपचारेः पुजयेत्‌। 
ता च कन्या एवं ग्रार्थथेत--देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेख्प्रियभामिनि। विवाह भाग्यमारोग्य 
पुत्नलाभंच देहि में ॥ 


९. सफेद फूल, चन्दनादि विलेपन, और वस्तों से राज-मिस्त्रियों बा न्‍ 
सत्कार किया गया । रिर वे व्याह की वेंदी बनाने के लिये सूत फथ्कने क्षण ( सितकुस 
विलेपनवसनसत्कृतः सूजधारैसदीयमानविवाहवेदीसूजरपात ) | रे" 

१० पोतनेवाले कारीगर ह्वथ में कूँची लिए, कंषों से बूने की हे लग्काएं, सीडी 
पर चढ़कर राजमहल, पौरी, चह्रदीवारी और शिखरों पर सफेदी कर रहे थे ( उत्कू्ककरे- 
शव सुधाकपरलकत्वी: अधिरोहिणीसमाझदेः धवेः धवलीकरियमाणप्रासादप्रतोल्ीभाकारशिखर )। 

११. पीसे हुए कुसम्म के धोने से जो जल बह रहा था उससे श्राने-जानेताल्ों के 
पैर रैंगे जा रहे थे ( ऋण्णक्ञाल्यमानकुस मकसंभारम्भ:ल्वपूरज्यमानजनपादयर्दय 2, । रु 

१२, दहेज में देते योग्य हाथी-बोड़ों की कतारों से आँगल भरा हुआ था आर उन्हे 
जाँचा जा रहा था ( निरूप्यमाणयौतकयोग्यमातंगतुरंगतरंगितांगनं )। हे 

३. गणना में लगे हुए ज्योतिषी विवाहयोग्य सुद्र लग्न शोध रहे थे ( गंणशनामि- 
युक्ताणकगणण्द यमाणलग्नगुण )। 

१४, मकरसुखी पनालियों से बहते हुए सुगन्धित जल से राजकुल् की क्रीड़ावावियाँ 


( छोटी-छोटी होज्े ) मरी जा रही थीं। ( गन्धोरकवाहिमकरसुखप्रणालीपूर्यमाणक्रीड़ावापी- 
समूहम्‌ ' | 


१५, शबद्वार की ब्योदी के बादरवाले कोठे में सुनारों के ठ8 सोना घड़ने में जुटे थे जिसकी 


ठक-ठ% वहां भर रही थी ( देमकारचक्रप्रकात्तहाय्कत्रय्नटंक्रारवाचालितालिन्दकम्‌ ) |* 


ई दीवार उग्ाई गई थीं उनपर चालू मिले हुए, मसाले का पत्चस्तर करनेवाले 
शरीर बालू के क 
| 


है 


ण्‌ गिरने परे सन गए थे ( उत्थापितामिनवमित्ति-पात्यमानवहल- 

बालुका-कंठकालेपाकुलालेषकलोकम्‌ ) । ( यद्॒पि दीवारों पर पत्चस्तर के निशान मोहेनजोदड़ों 

में भी पाए गए है; किन्तु दीवारों पर पतल्षस्तर करने का निश्चित साहित्यिक लेख यही सबसे 
घुगना है। नाहन्‍दा में सातवीं शती के पलस्तर के अवशेप अ्रमी तक सुरक्षित हैं। ) 

१७, चत॒र चित्रकार मांगलिक चित्र लिख रहे थे ( चतुरचित्रकारचक्रवाललिख्यमान- 
मंगल्यलिख्यम्‌ ) । 

१८, खिलाने बनानेवाले मछली, कछुश्रा, मगर, नारियत्न, केला, सुपारी के वृक्ष आदि 
भाँपि-माति के मिट्टी के खिलाने बना रहे थे ( लेप्यकारकदस्बकक्रियमाणमण्मयमीनकूर्ममकर- 
नाविकेस्कलीपृगइच्दम्‌ ) । 

५. प्रात की खुदाई सें मदर, सिंह, हंस, बकरा, मेढा आदि के मुँहवाली कितने ही 
प्रकार की टोटियों सिल्ली हैं, किन्तु मकरमुखी टोटियों की संख्या सबसे अधिक है। 
राजवाद से मिली हुई इस प्रकार की कितनी ही टोटियाँ भारतकलाभवन काशी सें 
सुरक्षित हैं (चित्र ४४)। सिद्टी के जलवाब्रों था करवों में भी इस ग्रकार की 
शांध्यों जगी रह 


थित्र 
तो थीं। बे परनालों में ये टोटियाँ बड़े आकार की होती थीं जिन्हें 
भसकरजुद्सहाप्रणाल, ( ५६ ) कहा जाता था। 


नल 


हमसफारहास्द-घटन' ' 'सुनारों का सोना घटना सुहावरा हिंदी में श्रमी तक चलता है 
जिपरट स््र ्घ्‌ को तर हल -+>) घटकर आभपण हि द 

जिलरय अध हुता हे सोना घटकर आभृपण बनाना! । सामान्यतः गाहक अपना 
लाया सुन्ारा द घर पर दे शाने हूं, किन्तु यहाँ अधिक काम होने से सुनार ही राजमहल 


न्‍म शो के 
में इज लिए गए थे । 


७४ राज्यश्ली का विवाहोत्सव [ उच्छवास 
हा 


१६. राजा लोग स्वयं फटा बाँव-बाँधकर अनेक प्रकार की सजावट के काम करने 
में जुट गए; जैसे, कुछ सिंदूरी रंग के फशे को मॉजकर चमका रहे थे, कुछ व्याह की बेदी के 
खंभों को अपने हाथ से खड़ा कर रहे थे, कुछ ने उन्हें गीले ऐंपन के थापों, आता के रंग 
में रंगे लाब कपड़ों शोर थ्राम एवं अ्रशोक के पह्नवों से सजाया था? | 


२०, ( ञ्र ) सामन्तों की सती रूपवती ल्ल्ियाँ सुद्दावने वेश पहने ओर माथे पर 
सेन्दुर लगाए शोभा और सीमाग्य से अल्लंझत बड़े सवेरे ही राजमःल में आकर व्याह 
के काम-काज करने में लग गई थीं ( १४३ ) | 

(था ) कुछ वर और वधू के नाम ले-लेकर मंगलाचार के गीन गा रही थीं ( व्यू 
वरगोत्रग्रहणगर्भाणि श्रुतिसभगानि मंगलानि गायन्तीमिः ) | 

(३ ) कुछ तरह-तरह के रंगों में उंगलियाँ ब्रोस्कर कंठियों के छोरों पर भाँति-भाँवि 
की विन्दियाँ लगा रही थीं ( बहुतविधवरणुकादिग्थांगुलिमिः ग्रीवासूजाणि चित्रयन्तीमिः ) | 

(६ ) उनमें से कुछ जो चित्र-विचित्र फूल-पत्तियों का काम बनाने में चतुर थीं, 
सफेदी किए हुए कलसों पर और कच्ची सरहयों पर मॉडने माँड रही थीं (चित्र लिख रही थीं) 
(चित्रपत्रलनतालेख्यकुशलामि: कलशांश्च घवलितान्‌ शीतलशाराजिरश्र सींश्च मंडवन्तीमि:)* | 


) कुछ बाँस की तीलियों या सरकंडे के बने खारे को सजाने के लिये कपास 
के छोटे-छोटे गुल्ले ओर ब्याह के कंगनों के लिये ऊनी और सूती लब्छियाँ रंग रही थीं 
( अमिन्नपुट्कर्पासवूलपल्लवांश्च वेवाहिककंकणोणावूवसब्ह्ंश्व॒ रंजयन्तीमिः |. अमिन्नपुद 
का अथ्थ शंकर ने बाँस का चौकोर पियरा किया है जिसे बदेलिये बनाते थे । वस्व॒ुतः पच्छिमी 
जिल्लों में और कुरुक्ष त्र के इल्लाके में अभी तक यह चाल है कि विवाह और कर्णच्छेदन के 
समय ल्डके-लड़की को सरकंडों के बने हुए. एक पिदारे पर बिठलाते हैँ जिसे खारा कहते हैं। 
उसी खारे से यहाँ बाण का अमिप्राय है। उसे सजाने के लिये कपास के छोटे-छोटे गाले 
भिन्न-भिन्न रँगों में रँगे जा रहे थे जैम्ता कि शंकर ने लिखा है--तब्छिद्रान्तर पूरणाय काति- 
तूलपल्लवा: रज्यन्ते । बाण ने कादम्बरी में सूतिकाणह के वर्णन में लिखा हैं कि सोहर 
के बाहर बने हुए, गोत्र के सथिये कई रँगों से रंगी हुई कपास के फाहों से सजाए गए थे । 
कंगन ओर दूसरे व्याह-सम्बन्धी कामों के लिये कल्ावे रँगने की प्रथा अमी तक है। ये 
लाख-पीले श्रोर सफेद ( तिरंगे ) होते ई। 


१, क्षितियालेश्व स्ववमायदकक्षोः स्वाम्यर्पितकर्मशोमासस्पादबाऊ॒ल. सिंदूरकशिध्सभूगीरच 
ससृणयद््‌मिः चिनिहितसरसातपंणहस्तान्‌ विन्यरुतालक्त-पाटल्वांश्च चूताशोकपज्लब- 
लॉछिवशिखरान्‌ उद्वाहवितदिकास्तस्मानुत्तम्भयद्भिः प्रारध्यविविधव्याणरम्‌)। वेदी 
के चार कोयों में चार लकड़ी के खंसे खड़े करने का रिवाज छभी तक कुरुक्षेत्र और 
पंजाब सें प्रचलित है। बिन्यस्ताल्क्तपारल पद कादम्बरी के सूतिकाशयुहबण न में भी 
आया है, जिसका अर्थ है कि आलता के रँग से रंगने के कारण खंगे लाल हो गये थे। 

२. चित्रा से मंडिव पुते हुए कलसे में छाक का सामान भरकर देने की शथा अब भी 
प्रचलित है। पंदडाह में उन्हें छुकंडा ( द्ाकभांड ) कहा जाता है। स्राव सरेयों वीब- 
कर उनके लटकन संडप से शोभा के लिये लटकाए जाते ह। 





चौथा ] विवाह के वस्त्र--बाँधन की र॑गाई ७ 


(ऊ ) कुछ बलाशना* ओऔपधि थी में पकाकर और उसे विसे हुए कुमकुम में 
मिलाकर उद्ग्न एवं सुद्रता बढ़नेवाले मुखालिपन तेयार कर रही थीं । पिसी हुई हलदी 
में नींबू का रस मिलाकर उब्ठन के लिये कुमकुम बनाया जाता था। वर-कन्या के शरीर 
में विवाह से पहले पॉच-छः दिन तक स्नान से पूव वह मला जाता है जिसे 'हल्र चढ़ना 
भी कहते हैं । 

( ऋ ) कुछ कक्‍्क्रोल-जायफल और लौंग की मालाएँ वीच-ब्रीच में स्फटिक जैसे 
श्वेत कपूर की चमकदार बड़ी डलियाँ पिरोकर बना रही थीं ( कक्‍्क्रोल्मिश्रा: सजातीकला: 
स्फुरत्फीतस्फाटिककपूरशकलखचितान्तराला लवंगमाला रचयन्तीमिः )। रफाटिक कपूर 
शंकर के अनुसार उस समय प्रचलित विशेष प्रकार के कपूर की संज्ञा थी | 

२१. इसके बार बाण ने विस्तार के साथ उन वच्त्रों का विशेष वर्णन किया है जो 
विवाह के अवसर पर तेयार किए जा रहे थे । इस प्रकरण में कुछ कठिन पारिमाषिक शब्द 
जिनपर अभी तक कहीं भी स्पष्ट प्रकाश नहीं डाला गया३ ।  वाण ने यहाँ निम्नप्रकार 
के वरत्रों का वणन किया है | 


(अर ) वाँधनू की रँगाई के कपड़े 


५. हुत प्रकार की भक्तियों के निर्माण में नगर की इद्ध चतुर त्ियाँ या पुरसिनें बॉवनू 
की रंगाई के लिये कपड़ों को बाँध रही थीं। कुछ कपड़े बाँधे जा चुके थे४। बाँवनू 
की रंगाई को अंग्रेजी में टाई एंड डाई ( १५० 870 0५6 ) कहते हैं। भारतवष में 
दावनू की रँगाई गुजरात, राजस्थान और पंजाब में अब भी प्रसिद्ध है। विशेषत: सांगानेर 
अत भी इसका विख्यात केन्द्र हे। वहाँ की चूनरी प्रसिद्ध है। चतुर स्त्रियाँ विशेषतः 
लड़कियाँ अपनी कोमल अंगुलियों से फुर्ती के साथ मन में सोची हुई श्राकृति के अनुसार 
कपड़े को चुटकी में पकड़कर डोरियों से वाँधती हैं। बँधा हुआ कपड़ा रंग में बोर दिया 
जाता है। सूखने पर डोरों को खोल देते हैं। बँधाई की जगह रंग नहीं चढ़ता और 
उसी से कपड़े म॑ विशेष आइति बन जाती है। इस आकृति या अभिप्राय के बज्विये प्राचीन 


हि. 2 








३. वलाशना का अथ किसी कोश या आयुर्वेदिक अंथ में नहीं मिला। शंकर ने इसे पुष्पा 
नामक झआपधि लिखा है। सम्भवतः यह बला या वीजबन्द था। आजकल अंगराम 
या डबटन पिसी हुई हलदी, सरसों ओर तेल को मिलाकर बनाया जाता है, परन्तु यहाँ 
तेल की जगह छत में पकाई हुई बलाशना का वर्सन है। 

स्फाटिककप्‌ राख्यः कपू रभेद:, शंकर। बाण ने पहले भी स्फटिक की तरह श्वेत 

कपूर का उदछेख किया है ( स्फ़टिकशिलाशकलशुक्लकप्‌ रखंढ:, १३० ) | वस्तुतः 

कपूर, कककोल और लवघंग उस समय बनाई जानेवाली सुगन्धियों के आवश्यक 
थ्ंग समझे जाते थे ( देखिए, ए० २९ और ६६ ) । 

६. काचेल के अंग ज॑। घजुवाद एवं श्रो पी० ची० कण के हपचारत नोट्स में यह विपय 
अस्पप्ड है। ओर भी देखिए श्री सोतीचन्द्र जी कृत भारतीय वेश भूवाः ए० १५७, 
जहाँ नेत्र और लाला तन्तुन पर प्रदाश दाला गया है। 

९, बटुद्ेघमक्ति निर्माणचतुर पुराणरोरपुरन्भ्रिवध्यमानेब्दधश्व | 


॥6 


७४ वस्त्रों की रंगाई शोर छपाहै [ उच्छवास 


संस्कृत शब्द था 'भक्ति!'। उसी से हिन्दी भाँत बना है १। अनन्‍्य-अन्य भाँत की आकानों 
वाली 'बूनरी अब भी जयपुर की तरफ 'मॉतमतूल्या! और मेरठ की बोली में भाँतभवीली 
कहलाती है। इन भाँतों के अनेक नाम हैं। पंख की तरह हाथ फैलाए, हुए स्त्रियों की 
आकृति सखियों की भाँत कहलाती है । तरह-तरह की चिड़ियों को चिड़ी चुड़कले की भाँत 
हते हैं। इसी प्रकार धनक ( इन्रधनुप ) की भाँत, मोरड़ी ( मोरनी ) की भाँत, लाड़ की 
भाँत, चकरी की भाँत, पोमचे की भाँत ( चार कोनों पर चार ओर बीच में एक कमल के फुल्ले 
ओर शेप सब्र स्थान खाली ), धानी भूंगड़े ( मुने हुए धान के ऊपर भुने हुए चने की आकृति 
की बूँटी ) की माँत, डलिया या छावड़ी की भाँव, ब्ीजडेल की भाँत, रास ( नाचती हुईं स्त्रियाँ ) 
भाँत, बाघकुंजर भाँत, आदि कितने ही प्रकार की ग्राकृतियाँ बाँधनू के द्वारा कपड़े को रैंग- 
कर उत्पन्न की जाती थीं। कभी-कभी एक कपड़े को कई रंगों में एक दूसरे के बाद रंगते हैं 
और पहली भाँत के अतिरिक्त अन्य स्थान में बधाई करके दूसरी माँत उत्पन्न करते हैं। 
भारतवर्ष की यह ल्लोक-व्यापी कल्ला थी जिसे बचपन में ही स्त्रियाँ घरों में सीख लेती थीं | 
मित्र ऋतुओशों ओर अवसरों पर ओढ़ी जानेवाली चूनरियों की भाँतें अलग-अलग होती हैं, 
जैसे लड़ की भाँत की केसरिया रँग की चूनरी फागुन में और लहरिया की सावन में ओढ़ी 
जाती है। घछ्त्रियों में अन्य-अश्रन्य प्रकार की भाँतों को बाँधने की कल्ला परम्परा से श्रम्यस्त 
रही थी, इसीलिये बाण ने अनेक प्रकार की भक्तियों को जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों दवारा 
वस्त्रों की बधाई करने का उल्लेख किया है। बाँधनू की रंगाई का यह उल्लेख सबसे 
प्राचीन है | ( चित्र ४५ ) 
(आ ) वनों की रंगाई | 
प्राय: ऐसा होता है कि स्त्रियाँ घरों में वस्त्रों को बाँध देती हैं ओर तब्र वे रंगने के 
लिये रँगरेज़ को दे रिये जाते हैं। क्‍योंकि व्याह की बूनरी और पीलिए की रँगाई मांगलिक 
है, इसीलिये इस अवसर पर रँगनेवाले रँगरेज़ को विशेष नेग देने की प्रथा है। उसी का 
बण ने उल्लेख किया है कि अन्तःपुर की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों के द्वाया रैंगने वालों को जो नेग 
या पूजा-मेंट दी जा रही थी उससे प्रसन्न होकर वे लोग उन चस्त्रों को रंग रहे थे। एवं 
जो रेंगे जा चुके थे उन्हें दोनों सिरों पर पकडकर परिजन लोग छाया में सुखा रहे थे । 
ञआ्राज भी जो वस्त्र चय्कीले रँगों में रंगे जाते हे उन्हें छाया में ही सुखाया जाता है*। 
(३ ) छपाई के वस्त्र 
बाँधनू के वस्त्रों के बाद बाण ने छपाई के बस्त्रों का उल्लेख किया है। इसमें दो 
प्रकार के व॒स्त्रों का वर्णन है। एक तो जिनपर फूलयत्तियों के काम की छपाई आंडी 


१, अंग्रेजी डिजाइन के लिये प्राचीन संस्कृत शब्द भक्ति! ही था। गुजरात में इसका 
रूप भात ( भक्ति-भत्ति-भात ) है। पाटन के पटोलों में रंगीन सूत्त वो बुनाई में 
भी आकृति के लिये भात शब्द चलता है, जैसे नारीकु जर भात, पानभात, रतनचौक 
भात, फुलवाड़ी भात, चोकड़ीभात, छावड़ी भात, रास भात, द्राघकु जरभात । 

२. आचारचतुरान्तःपुरजरती-जनितपूजाराजमान-रजकरज्यमानेः रक्तेश्च, उम्रयपटान्तलनन 
परिजनग्र खोलितेश्ड्ायासु शोप्यमाण: शुप्केश्च ( १४३ )। 


पं पर फूलपत्ती ४ ७१ 
चौथा ] चस्त्रों पर फूलपत्ती की छपाई 


लहरिया के रु में छापी जाती थी । सफेर या रंगीन जमीन पर रस हक 50 
बाले ठपों को आड़े या टेड़े ढंग से छेवकर छपाई की जाती हे। इसी से फ़ूल-पत्तियों 
का जंगला कपड़े पर वन जाता है। इसके लिये बाण ने कुट्लिक्रमहपक्रियमाशपत्ल-- 
प्रभाग इस पद का प्रयोग किया है। इसमें चार शब्द पारिमापिक है (३ ) कुटिल- 
क्रम (२) रूप [३ ) पल्लव (४ परमाग। झुट्िलिक्रम | कुय्लि हर की रा 2 
का अरभिप्राय था जिनके छापने की चाल ( क्रमल चाल ) सीधी रेख में न जाकर देढी ब्रथथात्‌ 
एक कोने से सामने के कोने की तरफ चलती है। रूप का श्र्थ ठणों से बनाई जानेवाली 
रेलाकृतियों से है। इसे ' अत्र भी रेल की छपाई या पहली छुपाई जी 
आकृति युक्त ठप्पे के लिये प्राचीन पारिमापिक शब्द रूप! था, जैसा कि पाशिनियत्र 
रूपादाहतप्रशंसयोगव्‌ (५॥२।१२० ) में रूथ या ठप्यों से बनाए. जानेवाले प्रचीन सिक्कों 
के अर्थ में प्रयुक्त होता था। पह्चव का श्रर्थ है फूल-पत्ती का काम, वाण ने जिसे पत्रलता, 
पत्रावली, पत्रांगुली कहा है। गशुप्तकाल और उसके बाद की शिल्मकला एवं चित्रकारी में 
फूल-पत्तियों के भाँति-भाँति के कटाब की प्रथा उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँच गई थी। अजस्ता 
वी चित्रकला में और अनेक वास्तुमूतियों में इसका प्रमाण मिलता है । पत्रलता या पह्चव 
बनाने की प्रद्ृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरुण सारनाथ के धमेख स्तृूप के बाह्य आवरण या शिला- 
पटटों पर मिलता है। वस्त॒तः घमेख स्तूप का यह शिल्लाघटित आवरण असली वस्त की 
पत्थर में नकल है । सूप के शरीर पर इस प्रकार के जो कीमती वस्त्र चढ़ाएं जाते थे वे देवदृष्य 
कहलाते थे। बाण का तात्यय वस्त्रों पर जिस प्रकार की फूल-पत्तियों की छुपाई से था उनका 
नमूना धमेख स्तूथ की पत्रावली ओर पत्रभंगों से समझा जा सकता है। चूनरी या साड़ी 
पर इनकी छपाई अवश्य ही रूप या ठप्पों को टेढ़े क्रम या ठेढी चाल से छापने पर की 
जाती थी। इस पद में चौथा पारिमाषिक शब्द परभाग! है। स्वयं बाण ने बसों के 
प्रसंग में उसका अन्यत्र प्रयोग क्रिया है । एक रंग की प्रष्ठभूमि पर दूसरे रंग में छुपाई, 
कढ़ाई, चित्रकारी या रंगोली आदि बनाकर जो सौन्दर्य उत्पन्न क्रिया जाता है उसे परभाग- 
वल्पना अर्थात्‌ पहले प्रष्ठभूमि के रंग पर दूसरे रंग की रचना कहा जाता है3। प्रस्तुत 
प्रकरण में बल्तरों की एक रंग की जमीन पर दूसरे रंग के फूल-पत्ते ठप्पों की श्रांडी चाल 
से छापे जा रहे थे, यही बाण का श्रमिप्राय है ( चित्र ४६ )। ह 
( ई ) कुंकुम के थापों से छपाई 

बाण ने एक दूसरे प्रकार के बस्त्रों का भी उल्लेख किया है जो विशेषतः 'वर के 
लिये दी तैयार किए जाते हैं। गीले कुंकुम ( नीबू क्वे रस में भींगी हल्दी ) से सफेंद वस्त्र 
पर हाथ से चित्तियाँ छोपकर उसे मांगलिक बनाया जाता है, ( आरूधकुकुमपंकस्थासक- 


रे रो: “्ज न शक] अभी कान 
घ्ुण्णो: ) । जात्र में अभी कल तक यह प्रथा थी कि वर इसी प्रकार का जामा पहनकर 
पुड़चदी के लिये जाता था । 





रूपादाहव रुप्य कार्पापएणम्‌ । 


धलिनीलमसणसतुलासम॒त्पादितरि रो रे ४ 

हम पुणसठुलासम॒त्यादितसितससायोगपरभागगे, २०६। शंकर ने -यहाँ पर 
भाग का टोंक श्र्थ किया ह--परभागों वर्णस्य वर्णान्‍्तरेण शोभातिशयः | 

यशस्तिकलचग्पू, भा० २, प० २४७, रंगयल्लिपु परभागकल्पनम्‌ | , 


आर 
हे हफ 


नाप 


हब हे 


७५ चुन्नददार भंगुर उत्तरीय उच्छवास 


(3) वस्त्रों में चन्चट डालना 

उद्भुजभुजिष्यभज्यमानमंगुरोत्तरीय:-- सेवक लोग उठे हुए द्वा्ों से चुटकी दवाकर 
उत्तरीय या उपरने की तरह प्रयुक्त क्‍त्रों में चुन्न; डालकर उन्हें मरोड़ी देकर रबर रहे थे | 
जुन्न- डालने के लिये ग्रभी तक भाँजना शब्द प्रयुक्त होता है। भाँजे हुए उपरने को 
अन्य वस्रों की तरह मोड़कर नहीं तहाया जाता, किस्तु उमेठकर कुंडलित करके रख दिया जाता 
है। उसी के लिये यहाँ भंगुरा शब्द है। सौभाग्य से अहिच्छित्रा से प्राप्त एक मिद्ठी की 
मूर्ति (सं ३०२) के गले में मंगुर उत्तरीय का स्पष्ट नमूना अंकित पाया गया हैं जिसकी सद्दायता से 
उस बख्तु को समझा जा सकता है। भास्करवर्मा के भेजे हुए प्रामतों में क्षीम वच्नों का 
वणन है जो कुडली करके ब्रंत की करंडियों में रकखे गए थे (२१७)। वे वस्त्र इसी प्रकार 
के भंगुर उत्तरीय होने चाहिए जिन्हें गेंडुरीदार तह के रूप में करंडियों में रखते थे | (चित्र ४७) 

बस्त्रों के भेद 

इसके बाद बाण ने छः प्रकार के वस्त्र कहे हें--त्ञौम, बादर, दुकूल, लालातन्तुज, 
अंशुक ओर नेत्र। इनमें से बादर का अर्थ कार्वास या सूती कपड़ा है। शेप पाँचों 
के निश्चित अथे के बारे में मतभेर है। अमरकोष में क्ञौम और डुकूल को एक दूसरे का 
पर्यायवाची कहा है? । इसी प्रकार नेत्र और अंशुक भी एक दूसरे के समानाथक माने 
गए हैं?। किन्तु बाण के वर्णन से अनुमान होता है कि ये अलग-अलग प्रकार के वस्त्र 
थे। राजद्वार के वर्णन में बाण ने अंशुक और ज्ञौम को अलग-अलग माना है। अंशुक 
की उपमा मंदाकिनी के श्वेत प्रवाह से और क्ञौम की दूधिया रंग के क्लीरसागर से दी गई 
है3| अन्यत्र अंशुक की सुकुमारता की उपमा दुकूल की कोमलता से दी गई है जिससे 
ज्ञात होता है कि दोनों वस्त्र मुल्लायमियत में एक-से होने पर भी मिन्न-मिन्न प्रकार के थे । 
क्ञौम बस्र, जेसा कि नाम से प्रकट है, कदाचित्‌ कमा या अलसी नामक पौधे के रेशों से 
तैयार होता था। यही संभवतः छालगीन था। भाँग, सन और पाठ या प्सन के रेशों 
से भी वस्त्र तैयार किए जाते थे, पर ज्ञोम अधिक कीमती, मुलायम थ्रोर बारीक होते थे । 
चीनी भाषा में 'छु-म? एक प्रकार की घास के रेशों से तैयार वस्त्रों के लिये प्राचीन नाम 
था जो कि बाण के समकालीन थाझ युग में एवं उससे पूर्व भी प्रयुक्त दोता था" | यद्दी 





१. ज्ञौम॑ दुकूल स्थात्‌ , २६।११३। 
२. स्थाजटांशुकयोनेत्रम, ३।३।१८० । दि 
३५ है कै ० 
४, मन्दाकिनीप्रवाहायमानसंशुकेः क्षीरोदायमानं क्षोमेंस, ६०। 
पे कि हक व् 

४. चीनांशुकसुकुमारे शोणसकते दुकूलकोमले शयने इव सम्ुपविष्टा, ३९। 

७५, सध्यएशिया से ग्राप्त चीनी वस्त्नों का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
गृ॥6 छोड #ढ 485 टट्श५ 7ससाव पचटतव॑ 85 8 20गरएदिाशां॥9५ €४णएा2550 [0 
पा25 छी जीश' 06005 विज65 शिक्षा गिशाए- _ [05 एीदड एतत॑5 ८707 
लांट॥नाब 82 पष्छत॑ 07 ही९ टांणी गराइतंट #णात पीट (]र5४ 702गगाशांव ग५्टव , ५ 
ना गाढाशादा, एगीएा। एीशा ॥ िवन्वीत॑ दवांटांट०, 40705, शं९- 725ष770|65 
[एश 90॥ 5 8ीक्ष बात [008 वीक, ७२४७ हप5 एडछत॑ व॑जागए ही8 74 एशांएव॑ 
85 ७८ 85 धर 878... ॥5 850 टर्काएटवे "गाव ह/ब$5 हतव॑ पारत॑श तट गधा 


#बकांह 485 90270 एड९व॑ छा फावंशरलाजी85 व ग्राण्व॑ंशा धगिट-/ ( पी 53/छ5७ 
[कण्टआाहह89॥ दा कि 000 टिवंडद्य-0० बयहें. 7०/9, 5गीतीएता ६ 949 ॥ 


चौथा ] वस्त्रों के मेद-दुकुल श्रौर लाजतन्तुज 5७ 


चीनी घास भारतवर्ष के पूर्वी मांगों ( आ्रासाम-बंगाल ) में होती थी । बंगाल में इसे काँखुर 
कहा जाता है। मोटे तौर पर यह शाव होता है कि छ्ौम और ढुकूल जिन्हें थ्रमरकोप ने 
पर्याथ माना है, रेशों से तैयार होनेवाले वस्त्र थे। इसके प्रतिकूल अंशुक ओर नेत्र दोनों 
रेशमी वस्त्र थे | 

ज्ञौम अवश्य ही श्रासाम में बननेवाला एक कपड़ा था, क्योंकि श्रासाम के कुमार 
भास्कर वर्मा ने हर के लिये जो उपहार भेजे थे उनमें क्ञीम वस्त्र भी शामिल थे। ये कई 
रंग की बेंत की करंडियों में लपेय्कर रखे गए थे और इस योग्य थे कि घुलाई चदश्ति कर 
सके (अनेकरागरुचिखेत्रकरंडकुंडलीकृतानि शौचछ्षमाणि ज्ञौमाणि, २१७ )। 

दुकूल 

बाण ते दुकूल और दुगूल इन दोनों रूपों का प्रयोग किया है जो पर्याय ज्ञात 

होते हैं। यदि इनमें कोई भेद था तो वह भ्रव स्पष्ठ नहीं | दुयूल के विषय में बाण ने 


शे 


लिखा है कि वह पुड्देश ( पु'ड्वर्धनभुक्ति या उत्तरी बंगाल ) से बनकर झाता था। उसके 
बड़े थान में से काय्कर चादर, धोती या अन्य वस्त्र बनाए जाते थे। बाण का पुस्तकवाचक 


मुदृ॒प्टि इस प्रकार के वस्त्र पहने था ( हुगूलपट्ट्प्रभवे शिखंड्यपांगपांडुनी पड़े बाससी 
वसान :, ८५) | दुकूल से बने हुए उत्तरीय, साडियाँ, पलंग को चादरे, तकियों के मिल्ाफ, 
थ्रादि नाना प्रकार के पस्चों का उल्लेख बाण के ग्रथों में आया है । साविन्नी को दुकूल का 
वल्कल्ल वस्त्र पहने हुए (दुकूलवल्कले वसाना, १० ) और सरस्वती को हुकूल वल्कल का 
उत्तरीय औ्रोढ़े हुए ( दृदयमुच्तरीयदुकूलवल्कलैकदेशेन संछादयन्ती, ३४ ) कहा गया है। दुकूल- 
वल्कल ओर दुकूल का अन्तर यदि कुछ था तो स्पष्ट नहीं है । दुकूल भी पौधों की छाल के 
रेशों से ही बनता था। संभवत: दुकूलवल्कल ओर हुकूल का अन्तर मोदी ओर महीन 
किस्म के कपड़ों का था। दुकूल शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है | संभवतः कूल का अथ 
देश्य या श्रादिम भाषा में कपड़ा था जिससे कोलिक (हिं० कोली ) शब्द बना है | 
दोहरी चादर या थान के रूप में विक्रयार्थ थ्राने के कारण यह हिकूल या दुकूल कहलाया | 
लालातन्तुज 

लालातन्तुज का अर्थ शंकर ने कौशेय श्र्थात्‌ रेशम किया है। संभवतः यह पत्नोर्ण 
या पटोर रेशम था जिसे क्षीरस्वामी ने कीड़ों की लार से उत्पन्न कहा है* । गुप्तकाल में पत्नी 
घुला हुय्या रेशमी बहुमूल्य कपड़ा समझा जाता था३ | यदि लालातन्तुज और पनत्नोर्ण दोनों 
पर्याव हों तो यह वस्त्र भी अत्यन्त प्राचीन था। सभापव के अनुसार पुड, ताम्रलिप्ति, वंग 
आर कलिय के राजा युधिष्टर के लिये दुकूल, कौशिक और पत्नो्ण दीन प्रकार के वस्त्र 





।7]. ) 902४४278 7५८३ के लिये वाट ने चीनी नाम छुम 5४70॥%#76,. बंगाली 
कोखुर /4४॥॥74 लिखा है: डिक्शनरी आ्ञाफ इकनोमिक प्राडक्टस्‌ , भाग १, प्‌ृ० ४६८ । 
यह पएाधा आसाम, पर्वी और उत्तरी व'गाल में बहुत होता है, ऐसा वहाँ उल्लेख है : 
घ०४६९ । इसी से 7॥८६ नासक रेशा निकलता है। 
गुजराती पटोले के मूल संस्कृत 'पट्कल' में भी वही कल शब्द है । 
लक-घबटादिपत्र पु करमिलालोणाकरत पत्नोरंम, क्षीरस्वामो । 
प्रो धौतकोशय॑ बहुमूल्य महाघनम्‌ , श्रमरकोश । 


हि आन / 
रू ध्य 


ज्ट अंशुक और नेत्र [ उच्छवांस 


भेंट में लाए थे*। कौट्ल्य ने क्ञीम, डुकूल और कृमितान बस्त्रों का उल्लेख्र किया हैः | 
सम्भव है, कृमितान और लालातन्तुज एक ही रेशमी वस्त्र के नाम हों । 
अंशुक 

बाय के समय में दुकूल के बाद सबसे अधिक अंशुक नामक वस्त्र का प्रचार था | 
अंशुक दो प्रकार का था, एक भारतीय झोर दूसरा चीन देश से लाया हुआ जो चीनांशुक 
कहलाता था। चीनांशुक का अत्यन्त प्रसिद्ध उल्लेख शकुन्तला में है (चीनांशुकमिव केतोः 
प्रतिवातं नीयमानस्य) | बाण ने भी कई बार उसका उल्लेख किया है ( ३६, १६७, २८२ )। 
अंशुक वस्त्र को कुछ विद्वान मलमल समभते हैं। बाण ने अंशुक वस्त्र को अत्यन्त दी 
भीना और स्वच्छ वस्त्र माना है? | एक स्थान पर अंशुक को फूल और चिड़ियों से सुशोमित 
कहा गया हे ४ | यह प्रश्न मौलिक है कि अंशुक सूती वस्त्र था या रेशमी ) इस विपय में 
जेन आगम के अनुयोगद्वार सूत्र की साक्षी का प्रमाण उल्लेखनीय है । इसमें कीट वस्त्र 
पांच प्रकार के कहे गए. हैं--पट॒ठ, मलय, अंसुग, चीनांछुय, और किमिराग" | इनमें पटट तो 
पाट-संज्ञषक रेशम ओर किमिराग सुनहरी रंग का मूँ गा रेशम ज्ञात होता है | वृहत्‌कल्यसूत्र([र | 
३६६२ ) में किमिराग के स्थान पर सुवण्ण पाठ से इसका समथन होता है। इससे स्पष्ट 
है कि पटटठ, अंशुक और चीनांशुक तीनों रेशम के कीड़ों से उत्पन्न वस्त्र थे। 

- नेत्र 

हषचरित में नेत्रनामक वस्त्र का पाँच जगह उल्लेख है। स्वयं दृप नेत्रसूत्र की 
पट्टी बाँधे हुए. एक अधोवस्त्र पहने (७२ )थे। यहाँ शंकर ने नेत्रसूत्र का अथ 
पटटसूत्र किया है अर्थात्‌ रेशमी डोरी जो घोती के ऊपर मेखला की तरह बाँधी जाती 
थी | प्रृष्ठ १४३ पर शंकर ने नेत्र का अ्रथ पिंगा किया है ओर प्रष्ठ २०६ पर नेत्र को पट- 
विशेष कहा है । नेत्र और पिंगा दोनों रेशमी वस्त्र थे, किन्तु वे एक दूसरे से कुछ भिन्न थे। 
बाण ने स्वयं हर्ष के साथ चलनेवाले राजाओं की वेशभूषाश्रों का वर्णन करते हुए नेत्र और 
पिंगा को अलग माना है (२०६ ) | वाण के अनुसार नेत्र धवल रंग का वस्त्र था ( घौतघवल- 
नेत्रनिर्मितिन निर्मॉकलघुतरेण कंचुकेन, ३१ ) और पिंगा रंगीन वस्त्र था। यही नेत्र और 
पिंगा का मुख्य भेद जान पड़ता है। दोनों की बुनावट में फूल-पत्ती का काम बना रहता था | 





१. वंगाः कलिगपतयस्ताम्रलिप्ताः सपु डूकाः । 
दुकलं कौशिक चंच पन्नोण प्रावरानपि || ( सभा० ४८, १७) । 
अथशास्त्र, २१२३, ए० ११४ 
, सृचमविमलेन अ्रंशुकेनाच्डादितशरीरा देवी सरस्वती ( ९ )। विसतन्तुमग्रेव शंशुक्रेन 
' उन्ततस्तनमध्यबद्धगात्रिकाग्रथि: सावित्री (१० ) | 
४. बहुविधकुपुमशकुनिशतशोभितात्‌ भ्रतिस्वच्छादंशुकात्‌, (११४) | 
७, अनुयोगद्वारसूत्र ३७; श्रीज्ादीशाचनदरजेन-कृत् “लाइफ इन ऐंसियेंट इंडिया 
ऐज डेपिक्टेड इन जन कंनन” छ० १२९ । 
६. पिंगा रंगीन बूटेदार रेशमी वस्त्र का नाम था जिसका उदलेख मध्यणशिया के खरोष्ठी 
छेखों में आया है। अंग्र जी में इसे डंप्तस्क या यूनिकल्ड फिगड सिदक कहा गया हैं | 
इसके विपय में त्रागे ०१२०६ को व्याख्या से लिखा ज्ययगा |! ४! ं 


चौथा ] निचोक्तक ओर कंचुक ७५९ 
बाण ने कहा है कि नेत्रतामक वस्त्र फूल-पत्ती के काम से सुशोमित था ४ डब्चित्रनेत्रमुकुमार- 
स्वस्थानस्थगितजंब्राकांडें;, २०६) । नेत्र की पहचान बंगाल में बननेवाले नेत्रसंज़्क एक 
मज़बूत रेशमी कपड़े से की जाती है जो चौरहवीं सदी तक भी बनता रहा। ह 

कस्त्रों के गुणों का उल्लेख करते हुए उन्हें साँप की कचुली को तरह मह्दीन (निर्मोक- 
निम ), छोटे केले के भीतर के गाभे को तरह मुलायम ( अ्रकठोररम्पागमंक्ीमल ), फ्र क से 
उड जाने योग्य हलके ( नि श्वासहाय ), और कुछ को ऐसे पारदर्शों कद्दा है कि वे कबल 
स्पर्श से ही जाने जाते थे ( स्पर्शानुमैय )। ऐसे ही पारदर्शी वस्तरों के लिये मुगलकाल में 
बाफूत हवा? € बुनी हवा के जाले ) विशेषण बना होगा । 


इसके बाद बाण ने कुछ ऐसे वस्त्रों का वशन दिया हे जो वस्त॒तः विलाने-श्रोदने, 
पहनने या सजाब5 के काम में लिए जा रहे थे । विवाह के अवसर पर जो दान-इहेज के 
लिए. सुन्दर पलंग ( शयनीय ) थे उनपर सफेर चादरें ( उज्ज्वल निचोलक ) त्रिछाई गई 
थीं। पलंग की सजावट के लिये हंसों की पंक्तियाँ लकड़ी पर खोदकर या बीलियों के रूप 
में बनाई गई थीं। वे चादर के पल्लों के इधर उधर गिरने से ढक गई थीं ( अवगुख्यमान- 
इंसकुलैं: )। निचोलक को अमरकोष में प्रच्छुद-पट३ या चादर कहा है। बाण ने इस 
शब्द का दो अ्रथों में प्रयोग किया है, एक चादर के अर्थ में दूसरे गिलाफ या खोल के अर्थ 
में। कुमार भास्कर वर्मा का भेजा हुआ आतपत्र निचोलक ( खोल ) में से निकालकर दृ० 
को दिखलाया गया* | इसी प्रकार चमढ़े की दाल्नों की कान्ति की रक्षा के लिये उनपर 
निचोलक चढ़े हुए थे ( निचोलकरक्षितरुचां कारंगचर्मणाम्‌ , २१७ )। 


पहनने के लिये जो कंचुक तैयार करिए. जा रहे थे उनपर चमकीले मोतियों से कढ़ाई 

का काम क्रिया गया था ( तास्मुक्ताफलोपचीयमानेश्च कंचुके: )। कंचुक एक प्रकार का 

बॉहदार बुग्नों तक लग्कता हुआ कोट-जैसा पहनावा था। राजाओ्रों की वेशभूषा का वर्णन 

करते हुए बाण ने कंचुक, बार्वाण, चीनचोलक ओर कूर्पासक इन च्यर प्रकार के ऊपरी 
दर्ों का वन आगे किया है ( २०६ )। अमरकोप के अनुसार कंचुक और वारबाण 

पर्यायवाची थे | एक जाति के दो पहनावे होते हुए भी वाणु की दृष्टि में इनमें कुछ भेद 

अवश्य था। वाराण का प्रयोग कालिदास के समय में भी चल गया था७५।] गुप्त सिक्कों 

पर समुद्रगुप्त, चन्द्रगुत आदि राजा जिस प्रकार का कोट पहने हैं वही वारबाण ज्ञात होता है। 

कुपाणों की देखा-देखी गुप्तों ने इस पोशाक को अपनाया । वारबराण और कंचुक में परस्पर 

क्या भेद था, यह आगे २०६ प्रृष्ठ की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है । वासबाण कंचुक 





३. फूलछदार नेत्र कपड़े के बने मुलायम सूथनों में जिनकी पिडलियाँ फंसी हुई थीं 
२, डा० सोर्तचन्द्र, प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृष्ठ १५७। 


| 


च्ट पट छ पड ञ ०७ |] 
* मच्देद पट का अथ आस्वरण या चादर है | कादुस्वरी जिस पलंग पर बैठी हुई थी उस- 
पर नौ अंशुक का प्रच्छद पट बिछा हुआ था ( काइम्बरी वेद्य० पूृ० १८६ )। 
* पे चचनान्तरमुत्थाय पुमानू ऊध्दों चक्र तत्‌ , धौवदुकलकहिपताधच निचोलकाद- 
कार्पत्‌ू , ६६५७ | 


*. पेद्ीधवारदाणानाम्‌ , ( रघुबंश ४।५५ ) ( रघुभदकंचुकामासिति महिलः )। 


्घ 


को अपेक्षा ऊँचा, मोय चिलटे की तरह का कोट था जिसका ईरान में चलन था१| बाण 
ने जिस तरह कंचुकों पर सच्चे मोतियों का काम बनाने का यहाँ उल्लेख किया है जैसे ही 
सातवें उच्छवास में राजाओं के वेश का बणन करते हुए वारताणों पर भी सच्चे मोतियों के 
क्रुग्गों से बने फूल-पत्ती के कम का वर्णन क्रिया है ( तारमुक्तास्‍्तत्रक्रितस्तवस्क बाख्रागेः 
२०६ )' | तासानी राजाश्रों को अपने कोट में मोतियों की “काई कराने का बढ़त शौक था | 
भारतवप में भी प्राप्त सासानी शेल्ली की मूर्तियों में यह विशेषता पाई जाती 
स्तवरक 
राज्यश्री के विवाह में जो मंडप इनाए गए; थे उनकी छुन स्तवर्क के थानों को 
जोडकर बनाई गई थी। राजाश्रों के वेश का वर्णन करते हुए भी बाण ने स्तवरक बस्तर का 
उल्लेख किया है। शंकर ने स्तवरक को एक प्रकार का वस्त्र माना है। यह वल्म ईरान 
में बनता था। पहलवी भाषा में इसका नाम स्तत्क्र था। उसी से संस्कृत स्तवरक बना 
ओर उसी से फारसी इस्तब्रक्‌ शब्द निकला । अरबी में इसी का रूप इस्तब्रक् हुआ जिसका 
अथ है भारी रेशमी किमखाब३ | इस शब्द का प्रयोग कुरान में स्त्रग की हूरों की वेश-भूपा 
के बन में आया है । कुरान के टीकाकार भी इसे अन्य मापा का शब्द मानते हैं४। . 
वस्तुतः इस्तब्रकू सासानी युग के ईरान में तैयार होनेवाला रेशमी किमखात्र का कपड़ा था | 
वह बहुमूल्य और सुन्दर होता था। ईरान के पच्छिम में अरब तक ओर पूरब में भारतवर्ष 
तक उस कपड़े की कीर्ति फैल गई थी और उसका निर्याव होता था। बाण ने हपे के 
दरबार में इस विदेशी वस्र का साक्षात्‌ परिचय और नाम प्राप्त किया होगा | सूर्य की 
गुप्तकालीन मूर्तियों की वेश-भूषा-ररानी है। वराहमिहिर ने उसे उदीच्य वेष कहा है। 
इनके शरीर पर जरी के काम का कीमती वस्त्र दिखाया जाता था। संभवतः वहीं सतवरक 
है। अदिच्छुत्रा की खुदाई में मिली हुई मिद्दी की एक सूर्य-मूर्ति के शरीर पर पूरी आस्तीन का 
कोट है जिसकी पहचान रतवरक से की जा सकती है" | (चित्र ४८) उसमें मोतियों के क्ुग्गे वल्र 
की कुल जमीन पर टेंके हुए हैं। बाण ने स्तवरक की उिशेषता कहते हुए इसका संकेत किया 
है ( तारमुक्तास्तवक्ित )। अदिच्छत्रा से ही मिली हुई नतंकी* की एक छोटी मिद्टी की 
मूर्ति का लहँगा इसी अकार मोतियों के लच्छों से सजा है। उसका वह्न भी स्तवरक ही 





१. वारबाण का पहलवी रूप बरवान (98५8/), भ्रमाइक भाषा में वरपनक (५४97879:), 
सीरिया की भाषा में गुस्मानका (हए/ण0ा8455) और अरबी में जुस्मानकह 
( ट्वागाधादतव॒वी ८8 $स्टएटांट55 एए०067 ए25 ) है। और भी वारबाण पर देखिए 
थीसे कृत लेख, जेड डी एम जी, ९१॥९१ । 

२, स्तवक्रिता: संजातपुष्पनिकरुम्बराकारा:, शंकर ( २०६ ) | 

३, स्टाइनगास, पशियन इंगलिश डिक्शनरी, ए० ७० । 

४० ए० जफरी, दी फोरेन वाकेबुलेरी आफ दी क्राव ( गायकवाइ श्रोरियर्टल 
सीरिज, सं०७९ ), ए० ५८,५९ | प 

५. देखिर, वासुरेवशाणश्रप्रवात-कृत अहिच्उुत्रा से प्राप्त मिद्दी की सूततियाँ। ४० १११ 
झौर १३०, चित्र-सें० १०२ | 

६, वहीं, ए० १११३ और १६७, चित्र-संख्या २८६ । 





५ ं ८१ 
चौथा ] पृग नासक घर 


शहर 
न 


जान पहता है। उसमें मोतियों की अत्येक लच्छी के नीचे एक-एक सितारा भी 
हआ है। वाणमटट ने जिसे 'तारामुक्ताफ्न' को दँंकाई का काम कहा है वह यही सिता 
मोतियों का काम था ( तारामुक्ताफल्लोपचीयमानकंचुक ) | मंडप के नीचे स्तवरक की छत उसी 
प्रकार की जान पड़ती है जैसे मुगलकाल में शाही मसनद के ऊपर चार सोने के डंडों पर 
तना हुआ कीमती चेंदोवा होता था । 

वहाँ नए, रैंगे हुए हुकूल वस्तों के बने पटवितान या शामिवाने लगे हुए थे ओर 
पूरे थानों में से पट्टियाँ और छोटे-छोटे पट फाड़कर अनेक प्रकार की सजावट के काम में 
लाए, जा रहे थे१ । पर संभवतः पूरा थाने था और परी लंबी पटिटयाँ थीं जो भालर आदि 
के काम में लाई जा रही थीं। 

वहाँ खंभों पर नेत्र-संशक कपड़े जिनपर चित्र बने थे, लपेटे जा रहे थे” । 
जैसा ऊपर कहा गया है, बाण ने अन्यत्र मी उच्चित्र नेत्र वस्त्र का उल्लेख किया है जो सूथने 
बनाने के काम में आता था ( २०६ )। उदचित्र से तातपय उन वस्त्रों से है जिनकी बुनाई 
में माँति-भाँति की आकृतियाँ डाल दी जाती थीं ( अं० फकिगड )। बाण के ही समकालीन 
ऐसे अनेक नमूने मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। ये ग्राकृतियाँ दो प्रकार की होती थीं, एक 
वे जिनपर रेखा-उपरेखाश्ों और बिन्दुओं को मिलाने से चित्र बनते हैं और दूसरे वे जिन- 
में मढली आ्रादि की आकतियाँ बनती थीं* । 

पृग 

शंकर के अनुसार नेत्र-नामक वस्त्र का पर्याय पूंग था। यह शब्द मध्य एशिया के 
खरोप्टी लेखों में पाया गया है। जहाँ इसका रूप 'प्रिव! है। बौद्ध-संस्कृत-ग्रंथ महा- 
व्युपत्तिः में पंग शब्द आया है जहाँ उसके पाठानयर प्रूंगा या प्ंगु मिलते हैं। पूंगु का 
उल्लेख बोद्ध शब्दों के संस्कृत चीनी कोश फान-युर्नचएन-यु-वेन्‌ में भी हुआ है४ । पहलवी 
आर फारसी में भी ध्वनि-परिवर्तेन के साथ इसका रूप परंद मिलता है ५ । उसी से पंजाबी 
शब्द परांदा बना है जिसका अथे इस समय बालन या जड़े में डाला जानेवाला रेशमी फीता 








६. अ्नेकोपयोगपाट्यमाने: अ्रपर मते/ पटपर्टीसहस्तः, 

अभिनवरागको मलदुकुलराजसा नैश्ः पटविताने;, (१४३ )। 
उचिव्नेत्रपटवेष्टयमानः स्तम्से: ( १४३ )। ह 
देखिए, वाची सिल्वान ( ४० 5,५०7 ) कृत इन्वेस्टीगेशंस ऑब सिल्क फ्राम एडसन- 
गोल एड लॉप-नॉर ( स्टाकहोस्प, १९४९ ) प्ृू० १०६३-११, फलक १-२। 
जब्द ७, +, पा द्वारा सम्पादित, दो संस्कृत चीनी कोप, भाग १, घ० २८०, 
गा 'ं पा ; इसका चीनी पर्याय लिझः है। ( आारीक भीना रेशमी वस्त्र; 


2 एप 


टेखिए ड्य्ल पर ४7, दो रे का, हब हु 
अल 5० या» हनिंग, दि सेण्ट्ल एशियन बर्डस, ट्रेन्मैकशन्स ऑव दी फाइलो- 
का अर 8 / २५४७, ए० ६५१, जहाँ सध्यएशिया में प्रचलित प्रिघ शब्द पर 
दे, संस्तत-साहिज से अत ४ंग का ही रूप माना है। और भी देखिए, मेरा 
लिया आज हट विदेशी शब्द (सम फोरेन चर्डस्‌ इन ऐंश्येंट संस्कृत 
ए्८र्‌ पर, इीड्यन त हेस्थरि झ्म्ल्‌ छा ;  +ज> रह >] 

९ दृस्तॉरिकिल छाट ली, साथ १७ ( माचे १९७१ ) , एू० १५-१७ । 


डी 


८१ अहवर्मोी का वरात चढा कर आना [ उच्चवास 


है! | मध्यणशिया के लेखों में कपोत, श्वेत (कबूतरी और सफेद) रंगों के प्रृग का वर्णन है। 
सुगधी भाषा में लिखी मानी धम की पुस्तकों में जो तुनहआंग से प्राप्त हई', कपोत रंग की प्रंग 
( कपूवथ्‌ प्रयुक ) का उल्लेख है। देनिंग के मतानुसार प्रंग का अथ चित्र-शोमित 
इकरंगी रेशमी वस्त्र था|) यह वस्त्र मध्यणशिया से आता था अथवा यहाँ मी बनता था-- 
इसका निश्चित प्रमाण इस समय उपलब्ध नहीं, क्योंकि अपने देश में इतने प्राचीन क्त्रों 
के वास्तविक नमूने उपलब्ध नहीं हुए, | 
इस प्रकार राज्यश्री के विवाह के लिये समक्ष राजकुल मांगलिक और रमणीय हो 
उठा एवं भाँति-माँति के कुवूहलों से भर गया। रानी यशोवती विवाद के बहुविध कामों 
को देखती हुईं ऐसी लगती थी मानों एक से अग्नेक रूप हो गई हो । राजा ने भी जामाता 
की प्रसन्‍तता के लिये एक के ऊपर एक उँट और वामियों ( घोडियों ) की डाक लगा दी 
( विसजितोष्ट्रवामी जनितजामातृजोष:, १४४ )। मार्गों में कंडियाँ लगा दी गई, मंगल वाद्र 
बजने लगे | मौहूर्तिक या ज्योतिषी उत्सुकता से विवाह-द्विवस की बाद जोहने लगे। विवाह 
के दिन प्रातःकाल ही प्रतीद्वर लोगों ने सत्र फालतू आदमियों को हटाकर राजकुल को 
एकान्त-प्रधान बना दिया। उसी समय प्रतीह्वर ने आकर सूचना दी--'महाराज, जामाता 
के यहाँ से उनका तांबूलदायक पारिजातक आया है।! उसके भीतर आने पर राजा ने 
आदर के साथ पूछा--बाल्क), ग्रहवर्मा तो कुशल से हैं ? पारिजातक ने कुछ पेर आगे 
बढ़कर, भुजाएँ फेलाकर, प्रथ्वी में मस्तक टेककर निवेदन किया-'दिव, कुशल से हैं और 
प्रणाम-पूवक आपकी अचेना करते हैं |! राजा ने यह जानकर कि जामाता विवाह के लिये 
आरा गए, हैं, कह्य--रात्रि के पहले पहर में विवाह-लग्न साधनी चाहिए. जिससे दोष न हो,? 
ओर उसे वापिस भेजा । 
अब ग्रहवर्मा सायंकाल लग्न-समय के निकट बरात के साथ उपस्थित हुआ। बरात 
की चढ़त से उठी हुईं धूल दिशाओं में फेल रही थी। सौमाग्यध्वज फहरा रहा था। ज्योतिषी 
लग्न-सम्पादन के लिये तैयार बैठे थे । वित्राह-मंगल-कलश और उसके ऊपर पुती हुई 
सफेद सरइयाँ यथास्थान टाँग दी गई थीं। जलूस में आगे-आगे पैदल लाल चेंवर फयकारते 
चल रहे थे। उनके पीछे कान उठाए घोड़ों के कुंड हिनढ्िनाते थ्रा रहे थे। पीछे बड़े-बड़े 
हाथियों की पंक्तियाँ थीं. जिनके कानों के पास चेँवर हिल रहे थे। उनकी साज-सच्जा 
सब सोने की थी । रंगतिरंगी कूलें ( वर्णक, १४५ ) लटक रही थीं, ओर घंटे घहरा रहे थे। 
नन्ञत्रमाला३ से अलंकृत मुखवाली सुझ्ूर दहथिनी के ऊपर वर गहवर्मा बेठे थे। उसके 
आगे-श्रागे चारण लोग ताल्युक्त गान करते चल रहे थे जिससे चिड़ियों के चहचहाने-जेसां 
शब्द हो रहा था। गन्घतैल पड़ने से सुगन्वित दीपक जल रहे थे, कुमकुम और पट्वास- 
4, त़िब्बती भाषा का पुग शब्द जो स्बसाधारण में प्रयुक्त लाल भूरे रंग का वस्त्र है, मूलत 
पूंग से ही निकला हुआ जान पड़ता है। पुग के लिये देखिए श्रीमती श्रो० हानसेन 
( कोपेन हागेन ) कृत मंगोल कास्ट्यूम्स ( १९५० ) , ए० ९१, ९१९। बाण ने इसी रंग 
के वस्त्र के लिये पिशंगपिंग शब्द अयुक्त किया है। 
२. नोकरों को पुकारने के लिये बालक ओर दारक, एवं परिचारिकाशं के लिये दार्किशवद 


का अयोग मिलता हैं । 
३. २७ मोतियों की माला-सेव नक्तत्रमाला स्थाव्‌ सपविंशतिमोक्तिके, अमर । 


घौधा ] कौतुकगृह भौर विवाह-बेदी ८६ 


धूलि सत्र ओर उड़ रही थी। ग्रहवर्मा के सिर पर खिले मल्लिका-पुष्पों की माला थी 
जिसके बीच में फूलों का सेहरा "” सजा था। छाती पर फूलों के गजरे का वेकक्षक विलसित 
था। प्रभाक्रखधन ने पेदल ही द्वार पर उतका स्वागत किया। वर ने नीचे उतरकर 
प्रणाम किया और राजा ने ब्ॉँह फैलाकर उसे गाढ़ आलिंगन दिया। पुनः ग्रहवर्मा ने 
राज्यव्धन और हर्ष का भी आलिंगन किया। तब हाथ पकड़कर वर को भीतर ले गए. एवं 
अपने समान ही श्रासन आदि उपचारों से उसका सम्मान किया | 


तमी, गम्भीर नामक राजा के प्रिय विद्वान ब्राह्मण ने ग्रदवर्मा से कहा--'हे तात, 
राज्यश्री के साथ तुम्हें संबंधित पाकर आज पुप्पभूति ओर सुखर दोनों के वंश धन्य हुए |? 
तत्काल ही ज्योतिषियों ने कहा - 'लग्न का समय निकट है। जामाता कीठुकण्ड में चलें। 
इसके वाद अहवर्मा अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए और कौतुक-ग्ह के द्वार पर पहुँचे । वहाँ कुछ 

मान्य और प्रिय सलियों से और स्वजन स्त्रियों से घिरी हुई लाल अंशुक का घेघट डाले, 
कान में मोतियों की बालियाँ और पन्ने का कर्णामरण पहने वधू राज्यश्री को देखा | 
कोह्बर में स्त्रियों ने जमाता से लोकाचार के अनुसार जो कुछ होता है वह सत्र कराया ओर 
हँसोड़ स्त्रियों ने कुछ हँसी भी की। उसके बाद वर वधू का हाथ पकडकर कोहबर से 
बाहर आया और विवाह-मंडप में रची हुई वेदी के समीप गया । यहाँ बाण ने पहले कोहबर 
ओर पीछे विवाह-बेदी के झत्य का जो उल्लेख किया है वह पंजाब का आचार है जो कुरुक्षेत्र 
में भी प्रचलित रहा होगा। दिल्ली-मेरठ के क्षेत्र में वह बदल जाता है। वहाँ बेदी के 


निकट अग्निसाद्िक विवाह-कार्य पहले होते हैं, एवं कोहबर में देवताओं के थापे के आगे 
ल्वियों के पृजाचार बाद में | 

विवाह की बेदी चूने से ताजी पोती गई थी । निमंत्रित होकर आए हुए लोग वहाँ 
जमा थ। चारों ओर पास में रखे हुए कलेसों से वह सुशोमित थी। कल्सों के मुँह चौड़े थे 
( पंचात्य ) | पानी की तरी से नए उगे हुए जवारे उनके बाहर निकले हुए थे। 


अधर में रखे जाने के कारण उन तैंडोंने सूथ का मुख नहीं देखा था। उनपर हल्की बन्नी 
या खरिया पृती थी। 


ऊपर जिस वाक्य का अर्थ लिखा गया है वह हपचरित के अ्रतिक्लिप्ट और श्रर्थ 
वी दृष्टि से अ्रस्पष्ट वाक्यों में है। टीकाकार ने कई कूट कल्पनाएँ की हैं पर वे बाण के 
अथ को नहीं छू सकी | पूरा वाक्य इस प्रकार है--सेकसुकुमारयवांकुरदंतुरैः पंचास्ये: कलशी 
मल्वर्शिकाविचित्र; अ्रमित्रमुखैश्व उद्भासितपर्यताम्‌ ( १४७ )। 
श्समें पंचास्येः का कावेल ने पाँच झुंहवाले ( घड़े ) ओर करे ने सिंहमुखी अ्रथे 
या है। पंचास्थ का एक छआथे सिंह भी है; पर यहाँ ये दोनों अर्थ नहीं हैं। पंचास्‍्य का 
5 8 


रपट « हज हु ० बट 
ध्थ चोड़े झँहवाला है। बाण जिस प्रथा का वर्णन कर रहे है वह इस प्रकार है | 
मांयज्षिक झवतुरा के लिये स्त्रियाँ घड़ी में मिटटी डालकर जो वो देती हैं और इतना पानी 





उत्पुरुमाज्लदा घू डसमाला सध्याध्यासित कूसमणशरद रण शिरसा, ४० | 
४. छाण धभायः बान से दा झानुपणा! का दण न परते हू-एक अवतस जो प्रायः फ़ल[ का 
होता था धार दन्‍रर एु. टला।द घानएररणए, १९३ । 


८४ यवांकुर कज्नशों से सुशोमित चेदी [ उच्छवास 


डालती हैं कि मिट्टी तर रहे। उस घड़े को सूरज की धूप नहीं दिखाते, अँयेरी 
कोठरी में रखते हैं। तब उसमें अंकुर फूट्कर बढ़ने लगते ई। दूसरें-तीसरे दिन 
आवश्यकतानुसार पानी का सेक या छिडकाव करते रहते है। लगभग दस-बारदह दिन में 
यवांकुर काफी बढ़ जाते हैं। इन्हें हिंदी में जवारा ( पंजाबी में क्षेत्री ) कहते है । दशहरे के 
अवसर पर जवारों को मांगलिक मानकर कानों में लगाते हैं। दशहरा ययवांकुरों का विशेष प्र 
है। झुंड की कुंड स्त्रियाँ जबारों के चौड़े मुँह के घड़े या मिट्टी के पात्र सिर 
पर रखे हुए दृत्य-गान के साथ नगर या आम की उत्सव-यात्रा करती हैं। हरे-पीले यवांकुर 
अत्यन्त सुहावने लगते हैं। बाण का लक्ष्य इसी प्रकार के जवारों से मरे हुए मिट्टी 
के घड़ों से है। जवारे वोने के लिये चौदे मुँह के पात्र ही लिए जाते हैं। 
उन्हीं के लिये बाण का पंचास्प (चोौड़े मुँहवाले ) विशेपण है। अ्मरकोश रामाश्रमी 
थीका में पंचास्य का यह अर्थ स्पष्ड है (पंच विस्तृतम्‌ आरार्ध्य॑अस्य )* | बाण का पहला 
विशेषण सेक-सुकुमार-यवांकुरूदंतुरै: मी अब साथक हो जाता है। सेक का अर्थ हलका पानी 
का हाथ या छिंट॒य है । सुकुमार पद इसलिये है कि जवारे दस-बारह दिन से अधिक के 
नहीं होते। दंतुर इसलिये कहा गया कि वे घड़े के बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार 
जवारों से भरे हुए घड़े तैयार हो जाने पर उन्हें रंगीन मिटटी या बन्नीः से हलका पोतकर 
मंडप की सजावर के लिये वेदी के आस-पास रख दिया गया था | 

इस वाक्य में दूसरी गाँठ अमिनत्रमुख” विशेषण है । कावेल, कणे और शंकर तीनों 
ने ही अमित्र का अ्रथ शत्रु किया है। शत्रु की तरह भयंकर मुखवाले, यह अथ कल्लसों 
के लिये असंगत है। जवारे अंधेरे में उगाए जाते हैं, यही अ्रमित्रमुख का तालय॑ है । 
जिन्होंने मित्र या सूर्य का मुख नहीं देखा था, जिनके मुख में सूर्य-प्रकाश नहीं गया था, अथवा 
जो सूर्याभिमुख नहीं हुए थे, ऐसे यवांकुरीं से सशोभित वेदि कलश थे ) 


पंचास्य और अ्रमित्रमुख कलशों का सीधा-सादा श्रर्थ जो वेदी की सजावट के पक्ष 
में घट्ता हे, ऊपर लिखा गया है। किन्तु व्यंजना से कवि ने भावी अ्रमंगल की सूचना 
भी दी है। जवारों के साथ घड़े शेर के मुंह-जैसे लगते थे और ऐसा प्रतोत होता था, मानों 
शल्ओ्रों के मुँह दिखाई पड़ रहे थे | बाण की यह शेली है | आगे भी कलंकी शशांकमंडल के 
आकाश में उदय का वर्णन करते हुए गौडराज शशांक के उदय की व्यंजना की 
गई है ( १७८ ) | 

बेदी के आस-पास मिट्टी की मूर्तियाँ हाथों में मांगल्य फल लिए हुए रखी गई थीं 
जिन्हें अंजलिकारिका कहा गया है। शंकर के अनुसार--अ्रंजलिकारिकामि: मशप्रयप्रतिमामि: 
सालमंजिकामिर्वा। आजकल भी इस प्रकार की मिद्दी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैँ 
जिन्हें 'गूजरी' कहते हैं। वेदी के स्थान में वे सजावट के लिये खखी गई थीं । 


4, श्रीगुप्तजी के यहाँ चिरगाँव ( बुन्देलखण्ड ) में जवारों का बहुत बड़ा उत्सव मुझे देखने 
को मिला जिससे वाण का अर्थ में समझ सका। 
२. पचि विस्तारे धातु से पंच शब्द बनता है । 
३. कोमलवर्णिकाविचित्र, १४७७। वाणिक का अर्थ शंकर ने खड़िया ( खटिका ) किया 
है, किन्तु वर्णिका कुम्हारों की बन्नी या रंगीन मिद्दी हो सकती है। 


हि < ५ 
चौथा ] वास-शुह 


विवाहाग्नि में आचाये ईघन डाल रहे थे। साक्षी रूप से उपस्थित ब्राह्मण घुआ्नाँ 
हयने के लिये अग्नि फूँंक रहे थे। विवाह में पुरोद्वित या क्मेकर्ता मुख्य बा 
अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण उपद्रष्य या साक्षी रूप से मी रहते हैं, वे ऊपर के (काम करते है । 
अग्नि के पास हरी कुशा, अ्रश्मारोहण के लिये सिल, कृष्ण मृगचर्म, घृत, खू वा ओर 
समिधाएँ खखी हुई थीं । लाजाहोम के लिये नए सूप में शमी के पत्तों के साथ मिली 
हुई खीलें खखी थीं। आज भी विवाह के लिये ये ही उपकरण सामान्यतः जमा किए जाते हैं 
वधू के साथ ग्रहवर्मा वेदी के स्थंडिल पर चढ़े ओर अग्नि के पास आए | पु होम के बाद 
दोनों ने अ्रग्नि के चारों ओर माँवरे लींओर लाजांजलि छोड़ी । विवाह-विधि समाप्त होने पर 
जामाता ने वधू के साथ सास-ससुर को प्रणाम किया और वासग्रह में प्रवि. हुआ। 

यहाँ बाण ने प्राचीन श्रीमन्‍्त कुल्लों में वर-बंधू के चतुर्थीकर्म के लिये सम्पादित 
वासणह का सुन्दर बन दिया है। उसके द्वार-पक्ष या पकख़ों पर एक ओर रति श्र 
दूसरी ओर प्रीति | कामदेव की दो स्त्रियों ) की श्राकृतियाँ नित्रित की गई थीं। उसमें 
मंगलदीप जल रहे थे । एक ओर फूलों से लदे रक्ताशोक के नीचे धनुष्‌ पर बाण रखकर 
तिरछी ऐची हुईं मिचमिचाती झाँख से निशाना साधते हुए कामदेव का चित्र बना था१ | अन्दर 
सफेद चादर से दका हुआ पलंग विछा था जिसके सिरहयने तकिया रकखा था |(चित्र४६) उसके 
एक पाए व में सोने की करी ( कांचन आ्राचामरुक, १४८ ) रक्‍्खी थी और दूसरी ओर हाथी 


दति का डिब्बा लिये हुए सोने की पुतली खड़ी थी। सिरहाने पानी मरा हुआ चाँदी का 
निद्राकलश रक्खा था | 


दान्त शफरुक या हाथीदाँत के डिब्वे का वणन पहले सामन्त-स्त्रियों की लाई हुई 
भेटीं मे किया गया है (१३० )। इसमें कत्था-सुपारी-रक्खा जाता था। शफरुक ऊँचा 
उटा हुआ्ना लखोत्तरा गोल डिब्बा ज्ञात होता है। श्राजकल इसे फरुआ। कहते हैं जो लकड़ी 
की बनता हैं। हाथीदाँत के शफरुक में कतरी सुपारी ओर सुगन्धित सहकार तेल्ल में भींगा 
इत्र खेर भरकर रक़्खा था। निद्राकल्श रखने की उस समय प्रथा थी। गंधर्वल्लोक 


+ चेद्धापीड के शयन के पास भी इस प्रकार के निद्रा-मंगल-कलश का वर्णन किया गया है 
( काइम्वरी १७८ ) | 


वासगह में मित्तियों पर गोल दपण लगे थे | उनमें वधू-मुख के अनेक प्रतिविम्ब पड 
“६4। ज्ञात होता है कि वासगह की दीवारों का रूप कुछ-कुछ आदरशभवन3 ( बाद के 
ससमहल ) की तरह था। गोल शीशों में पढ़े मुख-प्रतित्रिम्ब ऐसे लगते थे, मानों गवात्तों 
मे से कातुक देखने के लिये भौँकते हुए गहदेवताशरों की स्त्रियों के मुख हों। गयात्षों में से 
मम मेल वीक अरब अप कक लक 


3. पदशलिखितस्तवकितरक्ताशोकतरुतलभाजा अधिज्यचापेन तिर्यवक्क णितनेत्र त्रिभागेन 
धरस्जकुबता कामदेवेनाधिष्ठितम्‌ ( १४८ )। 

पासशुह से पलंग पर बंठे वर-वधू के चित्र के लिये देखिए, आऑंधकृत अजन्ता, फलक ७७ 
शुषा ६७ का चित्र । 
4. तिलकमंजरी ( १६ 


शर्ती ) में आदशभव॒न का निश्चित उल्लेख हैँ ( पृ० ३७३ )। 
सर्भवतः खातदी 


शत्ता के महल से भा सीसमहल कमरा बनने लगा था। आदश- 
भवन > गुजराती अरीसा महल, हिन्दी सीसमहल। 


८६ गवांक्ष वातायन [ डच्चबांस 


भाँकते हुए स्त्रीमुख गुत्काल की:कला की:बिशेपता थी १ | (चित्र५०) ड।० कुमार स्वामी नेमार तीय 
रोशनदानों या खिड॒कियों ( प्राचीन वातायन, पाली वातपरान ) के विकास का अध्ययन 
करते हुए बताया है कि शुंगकाल और कुपाणकाल में वातपान तीन प्रकार के थे-- वेटिका- 
वातपान, जाल-बातपान, शत्ाका-शतपान, किन्त गुप्तमुग की वास्तुकला म॑ तोरणों के मध्य 
में बने हुए बातायन गोल हो गए है । तभी उनका गवाक्ष ( बेल की आँख की तरह गोल ) * 
यह अन्वर्थ नाम पडा३। इन भरोखों में प्राय: स्त्रीवुल अंकित किए हुए मिलते हैं। 
उसी के लिये बाण ने गहदेवताननानीत्र गवाक्षेवु वीक्षमाण:? ( १५८ ) यह कल्पना की है । 

इस तरह ससुराल में दस रन रहकर ग्रहवर्मा यौवक में दी हुई सामग्री के साथ 
( योउकनिवेदितानि शम्बलानि आदाय, १४८ ) वधू को विदा करा अपने स्थान को 
लौट गया । 


प्र अकक्वने जे किला है कि सके हुए उराहिलयं के सं से गयाों के भरोले मरे 
२. तुलना कीजिए, अंग्रेजी छुल्स आई! गोल निशाना। चित्र। 
३. श्री आनन्द कुमारस्वासी) एन्शेण्ट इंडियन आरकिटेक्चर, पलेसज ( ग्रासाद ) ४ 


पाँचवाँ उच्छवास 

पाँचवाँ उच्छुवास दुख और शोक के वर्णनों से भरा है। इसका नाम हो 'महाराज- 
मरण-जर्णन! है। इसमें प्रमाक्रवधन की मांदगी, रानी यशोवती का शोक के अआ्रावेग में 
सती होना, प्रभाक॒रबर्धन का देहावसान, और हप एवं राजकुल के शोक का अ्रत्यन्त द्रावक 
वर्णन किया गया है। विषयारम्म करते हुए बाण ने लिखा है--'काल जब करवट लेत 
है, अनेक महापुरुषों को भी एक साथ त्रिल डालता है, जैसे प्रथ्यी को सहख फरणों परा 
धारण करनेवाला शेषनाग जब सुसताने के लिये एक मध्तक से दूसरे मस्तक पर बोझ्का 
बदलता ह तो बड़े-बढ़े पहाड़ उलट-पुलट जाते हैं।! बेल के सींग बदलने से भूकम्प आने 
के जनविश्वास की भाँति शेषनाग के फन बदलने से भूचाल होने का विश्वास भी बहुत 
पुराना था । 


जब राज्यवद्ध न कवच पहनने की आयु प्राप्त कर चुका तो प्रभाकखद्धन ने उसे 
हूणों से युद्ध करने के लिये पुराने मन्त्रियों ओर अ्रनुरक्त महासामन्तों फी - देखरेख में सेना 
के साथ उत्तरापथ की तरफ भेजा । बाण ने प्रभाकरवद्ध न को हृणहरिणकेसरी? कहा दै। 
हूणों के साथ प्रभाकरबद्दन की भिड़न्त ५७५४ ई० के आसपास हुई होगी। यशोधमंन्‌ 
( मालवा के जनेद्ध शासक ) और नरसिंह गुत्त वाल्नादित्य ने हण-सम्राट मिहिरकुल को 
१३ ई० के लगभग मध्यभारत से उखाड़ दिया था । मिहिस्कुल अपनी पुरानी राजधानी 
शान की श्रोर बढ़ा, किन्तु वहों उसका भाई जमा बेठा था | अतएव उसने कश्मीर में शरण 
ली श्रोर धोखे से उसे हड़प लिया। वहाँ से अ्रपने पुराने राज्य गंधार पर धांवा किया, 
भ्रोर वहाँ के; श्रन्य हूए शासक को मारकर स्वयं राजा बन बैठा। ५४२ ६० में उसकी 
भृद्यु हो गई | उसकी मृत्यु के समय हूण कश्मीर ओर गनन्‍्धार में जमे थे। ५४७ ई० के 
लगभग कोममा इंडिको प्लेडस्ते ने लिखा है कि श्वेत हूण भारत के उत्तर में थे और उनके 
तथा भारतवप के बीच में सिन्धु नदी सीमा थी। हूणों के इन्हीं दो राज्यों के विरुद्ध 
प्रभावर्धन ने युद्ध किया होगा । उसे इसमें कितनी सकलता मिली वह निश्चित नहीं 
वयोविः हम उसे एणों को जीतने के लिये पुनः राज्यबद्ध न को उत्तरापध की ओर भेजते 
हुए पाते है। वश्मीर ओर विशेषत: गंधार बाण के उत्तरापथ में सम्मिलित जान पड़ते 
९] कुबलयमालाकथा ( ७७5८ ६० ) के अनुसार तोर्माण उत्तरापव का राजा था। सातवीं 
शदी के ऐतिहासिक नगोल में गन्धार और उससे छ्गे हुए प्रदेश उत्तरापथ के अग्तगंत 
7। उत्तराग्ध की विजय का सिरद प्रभाकखद्ध न के साथ अन्त समय तक रहा, 


हक 


हिए उसने कद्च धरण के योग्य होते ही राज्यवद्ध न को अ्परिमित सेना ( अ्रपरिमित- 
| 


दत ४५७ दा है। 


3) ब्रा 
हक 


ब्रैयों और स्वामिभक्त महासामन्तों के साथ हूण-युद्ध 


गम 
॥28 84 
हक 
> 
८ 
टी 
5. 
5१ 
(24 
कि] 
हि 6 
2 
4 
किक 


8 गली 48 ज्यव ्ध॑ च्क 
था, कयाक वह राश्यवधन से 
ह नह 
पंच के साथ वह कुट पान! 


इमालय की तराई 


.#, 
ए्‌ 
दर 
4|7 
/ 
हि] 
९ 
अं आी 
| 
/०४+ 
४ 
जआायापडों 
नि । 
0 
पे 
राव 
५ 
च 


«६ गवांक्ष वातायन [ उच्छवांस 


भाँकते हुए स्त्रीमुख गुप्काल की:कला की:विशेषता थी १ | (चित्र५०) ड।० कुमार स्वामी नेमार तीय 
रोशनदानों या खिडकियों ( प्राचीन वातायन, पाली वातप्रान ) के विक्रास का अध्ययन 
करते हुए बताया है कि शुंगकाल और कुपाणकाल में वातपान तीन प्रकार के थे -- वेदिका- 
वातपान, जाल-बातपान, शत्लाका-शतपान, किन्तु गुप्तयुग की वास्तुकला में तोरणों के मध्य 
में बने हुए वातायन गोल हो गए है | तभी उनका गवाज्ञ ( ब्रेल की शॉँख की तरह गोल ) * 
यह अम्वर्थ नाम पडा३। इन भरोखों में प्राय: स्त्रीमुल अंकित किए हुए. मिलते हैं। 
उसी के लिये बाण ने 'शहदेवताननानीत गवाक्षेपु वीक्षमाण:” ( १४८ ) यह कल्पना की है | 

इस तरह सपुराल में दस ट्रिन रहकर ग्रहवर्मा यौतक में दी हुई सामग्री के साथ 
( योतकनिवेद्तानि शम्बलानि आदाय, १७८ ) वधू को विदा कर अपने स्थान को 
लौट गया | 


१. कालिदास ने भी “५ क्लाज्िदास ने भी लिखा है कि मोॉकते हुए पुरस्त्रियों के मुखों से गवाक्षों के भरोखे भरे 
हुए थे। सान्-कुतूहलानां पुरसुन्दरीणां सुखः गवाक्षाः व्याप्तान्तरा, रछु० ७५ ११। 
तुलना कीजिए, अग्रजी घुल्स आई! गोंल निशाना। | 
३. श्रों आनन्द कुमारस्वामी, एन्शेण्ट इंडियन आरकिटेक्चर, पंलेसज ( झासाद )पए. चित्र! 


44 


पाँचवाँ उच्छुवास 

पाँचवाँ उच्छुवास दुख और शोक के वर्णनों से भरा है। इसका नाम ही मिहाराज- 
मरण-चर्णनः है। इससे प्रभाकरवधन की मांदगी, रानी यशोवती का शोक के आावेग में 
सती होना, प्रभाकरवर्धन का देहावसान, और हु एवं राजकुल के शोक का अत्यन्त द्रावक 
वर्णन किया गया है। विषयारम्भ करते हुए बाण ने लिखा है--'काल जब करबट लेत 
है, अनेक महापुरुषों को भी एक साथ ब्रिलट डालता है, जैसे प्रथ्वी को सहख फरणों परा 
धारण करनेवाला शेषमाग जब सुसताने के लिये एक मस्तक से दूसरे मस्तक पर बोका 
बदलता है तो बड़े-बढ़े पहाड़ उलट-पुलठ जाते हैं।! बेल के सींग बदलने से भूकम् आने 
के जनविश्वास की भाँति शेषनाग के फन बदलने से भूचाल्न होने का विश्वास भी बहुत 
पुणना थी | 


जब राज्यवद्ध न कबच पहनने की आयु प्राप्त कर चुका तो प्रभाकृबद्ध न ने उसे 
हणों से युद्ध करने के लिये पुराने मन्त्रियों थ्रोर अनुरक्त महासामन्तों की - देखरेख में सेना 
के साथ उत्तरापथ की तरझ भेजा । बाण ने प्रभाकखद्ध न को हृणहरिणकेसरी' कहा दे। 
हूणों के साथ प्रभाकरबद्ध न की मिडचन्त ५७४ ई० के आसपास हुई होगी। यशोधमन्‌ 
( मालवा के जनेन्द्र शांसक्र ) ओर नरसिंह गुप्त वाल्ादित्य ने हण॒-सम्राद मिहिरकुल्ल को 
४३३ ई० के लगभग मध्यभारत से उखाड़ दिया था। मिहिस्कुल अपनी पुरानी राजधानी 
शक्ल की शोर बढ़ा, किन्ठ वहाँ उसका भाई जमा बैठा था । अ्रतएब उसने कश्मीर में शरण 
ली और धोखे से उसे हड़प लिया। वहाँ से अपने पुराने राज्य गंधार पर घावा किया, 
श्रोर बहों के अन्य हूए शासक को मारकर स्वयं राजा चन बैठा। ५४४२ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय हूण कश्मीर ओर गन्घार में जमे थे। ४४७ ई० के 
लगभग कोममा इंडिको प्लेडस्ते ने लिखा है कि श्वेत हूण भारत के उत्तर में थे और उनके 
तथा भारतवर्ष के बीच में सिन्धु नदी सीमा थी। हूणों के इन्हीं दो राज्यों के विरुद्ध 
प्रभाकखधन ने युद्ध किया होगा । उसे इसमें कितनी सफलता मिली वह निश्चित नहीं, 
बयोंकि हम उसे एणों को जीतने के लिये पुनः राज्यवद्ध न को उत्तरापय की ओर भेजते 
हुए पाते हैं। कश्मीर और विशेषत: गंधार बाण के उत्तरापथ में सम्मिल्षित जान पड़ते 
६। बुबलयमालाकथा ( ७७८ ई० ) के अनुसार तोरमाण उत्तरापय का राजा था। सातवीं 
शती के एत्रिहासिक नूगोल में गन्धार ओर उससे लगे हुए प्रदेश उत्तरापध के अन्तर्गत 
पे। उच्टरापप की विजय का सिखद प्रभाकरबद्ध न के साथ अन्त समय तक रहा, 
एर्सीलिए उसने कवच घ.रण के योग्य होते ही राज्ययद न को अपरिमित सेना ( अ्रपरिमित- 


न स्क्ज्भत ता च् म्तों के 
पुयातम्‌ ६४० ) अनुभदी मंत्रियों आर स्वामिभक्त महासामस्तों के साथ हूण-युद्ध 
यूँ. लिये भेजा । 
0५ कक कक व छाय लगभग ६१: ५ हर हे > से ५४, * ०७ (ः कप 
दत्त रुसप एप द[ स् यु एगनस ६(४--मए बइप का था, क्याक् चहू रा्यबंधन से 
<उरजड 2 वि मक जय 227९ न ृ्‌ 5 
एग्डय एच हाई था ( नंद ददास दतमान: १४६० )। राग्ययधन दे साथ वह कछ पदावा 
एव हे पाए गया, पर धागे उसझी रचि शिकार खेलने दी हुई और बह हि ई 
$ हे भा उसका राव शकार खलने दी हुई और बह हिमालय की तरा 


८८ हप के श्राखेट से लौटना [ उच्छवास 


में कुछ दिन तक आखेट करता रहा। वहीं रात के चौथे पहर में एक दिन उसने बडा 
अशुभ खप्न देखा । एक शेर आग में जल रहा है और बच्चों को छोड़कर शेरनी भी 
ञ्राग में कूर रही है। वह घत्रराकर उठ बेठा। उस दिन शिकार में मन नहीं लगा | 
मध्याहन के समय लौय्कर बेंत की शीतल पारी ( वेत्र-पस्टिका ) पर जिसके सिरदाने धवल 
उपधान रखा था, चिन्तित बेठा था कि दूर से ही उसने कुरंगक नाम के दूरगामी ( दीा-वग) 
लेखहारक को आते हुए देखा। दीर्घाष्वण मेखलक (५२ ) के समान इसके सिर पर भी 
नीली पट्टी माला की तरह बँधी हुईं थी जिसके भीतर लेख था" । चीर चीरिका वह कपड़े 
का फीता था जो प्रायः मूर्तियों के माथे के चारों ओर बँंघा हुआ मिलता है। उसके दोनों 
सिरे चिड़ियों की दोफ॑की पूँछ के ढंग से पीठ के ऊपर फहराते हुए दिखाए जाते हैं। 
भारतवर्ष और सासानी ईरान दोनों ही जगह यह उस युग की वेषभूपा थी। उसके उत्तरीय 
पट के छोर कंधे के दोनों ओर नीचे तक छुहरा रहे थे । ( अमिमुखपवनग्र छुत्मविततो- 
त्तरीयपट्प्रान्तवीज्य।मानोमयपाश्वमू , १५१ )। हवा में उड़ती हुई गन्बव-मूर्तियों में भी 
उत्तरीय की यही छुब्रि दिखाई जाती है | 


कुरंगक ने प्रणाम कर आगे बढ़कर लेख दिया | हएप ने स्वयं ही उसे लेकर 
बाँचा | लेखार्थ समझकर उसने पूछा--कुरंगक, पिताजी को कौन-सी बीमारी (मान्ध्र, 
१५२ ) है?! उसने कहा--दिव, महान्‌ दाहज्बर है? । सुनकर हर्ष को बहुत दुःख हुआ । 
तठुसत उसने सामने खड़े हुए युवक को घोड़े पर जीन (पर्याण ) कसवाने की आज्ञा दी। 
ज्ञात होता है, उस समय पदाति सैनिक के लिये आजकल के जवान की तरह युवन? 
शब्द का व्यवहार होता था* । बाण ने यहाँ सैनिक अभिवादन की रीति का उल्लेख 
किया है। पदातियों के एक हाथ में प्रायः तलवार रहती थी ( दे० प्र० २१, कृपाणपाणिना) | 
उसे मस्तक से छुवाकर वे सैनिक अमभिवादन की रीति पूरी करते थे। तुस्त ही अश्वपाल 
( परिवर्धक, १५२ ) के लाए हुए घोड़े पर सवार होकर वह चल दिया। । 

उसकी टुकड़ी में अचानक कूच का संकेत देनेवाला शंख बजा दिया गया ( अकांड- 
प्रयाणसंशा शंख, १५२ )। ठुसत चारों ओर से घुड़सवार तैयार होकर चल पड़े | 
चलते समय उसे तीन तरह के श्रसगुन हुए | हिरन बाइ ओर से निकले, कौश्ना स्‌ डी 
ओर मुख करके सूखे पेड़ पर बैठकर काँव-काँव करने लगा ओर नंगा साधु मेले-कुचेले 
शरीर से हाथ में मोरछुल लिए सामने दिखाई पड़ा (१५४२ )। शकुन-शातत्र के अनुसार 
उपरोक्त तीनों बातें प्राचीन भारत में अपशकुन समझी जाती थीं। हिरन को उचित हे 
कि सिंह की परिक्रमा करता हुआ निकले, यदि वह सिंह को अपना वायाँ देता हहै ह यह 
सिंह के विनाश का सूचक है ( विनाशमुपस्थितं राजसिंहस्य ) । कादम्बरी में कहा है कि 
हिरन यदि स्त्री की प्रदक्षिणा करता हुआ निकले तो वह उस स्रीके लिये अशुभ है 





१, लेखगर्भया नीलीरागमेचकरुचा चीर-चीरिकया रचितसुण्डमालकम, १०१ । 
२. तुलना की जिए छ० २१, युवप्रायेण सहखसात्र ण पदातिबलेन । 
शिरः  विश्लारं ण युवानस्‌, १५२ । 
३. पुरःस्थितशिरःकृपाणं विश्वां बभाण युवानम, १४९॥ | हे 
१] रा बुकानेवाले इंजन के घंटे की तरह, अथवा जेलों की पगली घटा का तरह अचानक रच 


की शंखध्वनि बिना रुके जोर-जोर से की जाती थी । 


पाँचवों ] <९ 
( प्रत्थितामिवानधीश्दक्षिणवातमगागमनाम्‌ )। बृहत्संहिता (६५१६ ) के अनुसार 
कौझा पूर्थ की ओर देखता हुआ यदि सूर्याभिमुख होकर बोले तो राज-मय होता है। 
नग्नाव्क' से तात्पर्य नंगे जैन साधु या दिगम्बर का था। मुद्रारात्त (अंक ४) में 
अमात्य राक्षस ने छ्पणक-द्शन को अशुभ कहा है । 

वह जल्दी-जल्दी मार्ग, लाँधता हुआ चला। भंडि के कहने पर भी उसने भोजन 
नहीं किया और रात में मी बरावर रास्ता तय करता रहा। बाण ने यहाँ कहा है कि राजा 
या राजकुमार की सवारी से पहले ही प्रतीहार हरावल की तरह भेज दिये जाते थे। चे 
लोग गाँववालों को पकड़कर मार्ग-सूचन के लिये रास्ते के किनारे थोड़ी-थोड़ी दूर पर खड़ा 
कर देते थे ( पुए प्रदृत्त-पप्रतीहार-खह्ममाण आमीण परम्रा-प्रकटित-प्रगुणवर्ता, १५२ ) | 

अगले दिन वह स्कन्धावार में पहुँच गया। यह राजकीय छावनी स्थास्वीश्वर में 
थी। उसने देखा कि समन्‍्धावार में बाजे-गाजे, उत्सव-हाट का सब काम बन्द है। वहाँ 
तरह-तरह के पूजा-पाठ और भूतोपचार हो रहे हैं। बाण ने इनका पूरा वर्णन दिया है, 
तथापि ये प्रथाएँ शअ्रत्यन्त भीषण होने के कारण तत्कालीन संस्कृति के लिये शोभाष्पद नहीं 
बी जा सकतीं। एक ओर कोटि होम की आ्राहुतियों का धुआँ यमराज के भेंसे के टेढ़े 
सींग की तरह उठ रहा था। स्नेही स्वजन उपासे रहकर हर को प्रसन्न करने में लगे थे | 
राजबरानों के कुलपुत्र दियाली जलाकर सप्तमात्॒काश्रों ( मातृमंडल ) को प्रसन्न कर रहे 
थे । कहीं पाशुपतमतालुयायी द्रविड़ मुण्डोपहार चढ़ाकर वेताल ( आमदंक ) को प्रसन्न करने की 
तैयारी में था*। कहीं आंध्रदेश का पुजारी अपनी भुजा उठाकर चंडिका के लिये मनौती 
मान रह्य था। एक और नये भर्ती हुए नौकरों ( नव सेवक ) के, सिर पर गुग्गुल जला- 
वर महाकाल को प्रसन्न किया जा रह था ओर इस पीड़ा से वे छुय्पटा रहे थे । बाण ने 
शन्यत्र लिखा है कि शस तरह सिर के श्राघे हिस्से पर गुग्युल जलाने से कपाल की हड्डी तक 
जलवर दीखने लगती थी ( १०३ ) | एक ओर आप्तश्रेणी के लोग अनिष्चराधा निव्त्ति के लिये 
तेज छुरी से स्वयं अपना मांस काट-काटकर होम कर रहे थे ( आत्ममांस-होम )। कहीं 
राजबुमार लोग खुलेशाम महामांस की विक्की की तैयारी में थे । यह क्रिया शैवों में कापालिक 
लोगों की थी जो अपने-आपको महाव्रती भी कहते घे । वें एक हाथ में खय्वांग लिए रहते 
थे। महामांत का विक्रय वेतालों के लिये किया जाता था। छुठे उच्छूवास में भी महाकाल 
के मेले में प्रयोत के राजकुमार द्वारा महामांस-विक्रव का उल्लेख है ( १६६ )। 

बाजार में छुसते ही हफ॑ ने एक यमपट्िटिक को देखा । सड़क के लड़कों ने उसे 
पेर का था। बाएँ हाथ में ऊँची लाठी के ऊपर उसने एक चित्रपट फैला रखा था जिस में 
भयंकर भेसे पर चढ़े वमराज का चित्र लिखा था। दाहिने हाथ में सरकंडा लिए हुए वह 

६, ह्न्दि म्क जुच्चा-लुंगाडा शब्द संस्कृत के लुंबित-त-लाटक से बना है। नंगे जैन साथ के 
लेप छाए मे हपणक शब्द का भी उत्लेख किया ह ( ४८ )। ये लोग हथ में मोर के 
कक देते रात रखते थे झार बहुत दिना तक स्वान ने करन से अ्न्यन्त सेले रहते भे। 


््् 
श 


कम थल «० € दे 
के दरन से इन्हीं साइच्रों को आहत कहा है ( २३६ )। 


ऐ 


4. 
: शणिद्ार्रों का खाका द्ादस्वरी के चंहिकावण न में विस्तार से 


हैं 3 ४तक द्वार (६.२० मीन वक्ष म््स 
5८वें रूथ दें. शाप 


| 
१४ 


5 [ उच्छवास 


लोगों को चित्र दिखाता और परलोक में मिलनेवाली नर्क-यातनाओं का बखान कर रह 
था) ) बाण ने अन्यत्र कहा है कि यमपदियक लोग चित्र दिखाते समय जोर-जोर से पद्मवद्ध 
कुछ कहते जाते थे ( उद्गीतकाः, ११८ )। सम्भवतः उनका विपय स्वर्गनस्क के मुख- 
दुःख था। देवी-देवताओं के चित्रपटों की प्रथा खूब चल गई थी । लच्ष्मीपटट, अनंगपट्ट 
आदि के अवतरण मिलते हैं। मध्य एशिया से लगभग बाण के समकालीन अनेक बुद्ध- 
पट सहस-बुद्ध-गुफा-मन्दिर से प्राप्त हुए हैं। 
हफ स्कन्धावार पार करके राजद्वार पर आया। इयोढ़ी के भीतर सत्र लोगों का 
आना-जाना रोक दिया गया था | जैसे ही बह घोड़े से उतरा, उसने सुपेण नामक वेश्कुमार को 
भीतर से बाहर आते हुए देखा ओर पिता की हालत पूछी। मसुपरेण ने कहा--अ्रभी तो 
अवस्था में सुधार नहीं है, आपके मिलने से कदाचित्‌ हो जाय |!” डयोढ़ी पर दारपाल्ों ने 
उसे प्रणाम किया और वहाँ उसने अनेक प्रकार के पृजा-पाठ और उपचार होते हुए. देखे। 
लगभग सभी धर्मी के अनुसार मन्त्रों का पाठ-जय ओर देव-पूजन चल रहा था। तत्कालीन 
समनन्‍्वय-प्रवान धार्मिक स्थिति पर इससे प्रकाश पडता है। वहाँ दान-दइक्तिणा दी जा रहे 
थी, कुलदेवताशों का पूजन हो रहा था, अम्रतचरु पकाना थ्ारम्म किया गया था, पडाहुति 
होम हो रहा था* । महामायूरी का पाठ चल रहा था। जैत्ता कि शंकर ने लिखा है, महा- 
मायूरी बौद्धों की विद्या थी? । शहशान्ति का विधान हो रह था ओर भूतों से रक्षा के लिये 
बलि दी जा रही थी। संयमी ब्राह्मण संहितामंत्रों का जप करने में लगे थे। शिव के 
मन्दिर में रुद्र-एकादशी ( यजुबंद के रुद्र-सम्बन्धी ११ अनुवाक़ ) का जप बैठा हुआ था। 
अत्यन्त पविन्न शैव भक्त विरूपाक्ष ( शिव ) को एक सहल दूध के कल्लशों से स्नान कराने 
में लगे थे। राजद्वार के सामने खुले आँगन में राजा लोग जमा थे और भीतर से बाहर 
आनेवाले राजा के निकय्वर्ती सेवकों से सम्राट के स्वास्थ्य का हाज्न-चाल पूल रहे थे । (१५४) 
राजद्वार के बाहर के इस चित्र में पूरा रंग भरने के लिये बाण ने बाहर ही काम 
करनेवाले नौकरों ( बाह्य परिजन ) के आलापों का भी परिचय दिया है। वे लोग 
राजद्वार के बाहरी अलिंद या द्वार से से हुए कोठों में ठ5 बनाकर बैठे कानाफूस्ती कर 
से थे। दुख से उनके मुख मल्लीन थे। कोई कहता, वेद्यों से ठीक चिकित्सा नहीं बन 
पड़ी; कोई व्याधि को असाध्य कहकर उसके लक्षण बताता; कोई अपने दुष्खप्नों की चर्चा 
करता; कोई कहता कि पिशाच ने राजा को धरा है; कोई देवशों की कही हुईं बात सुनाता; कोई 
उत्पातों की चर्चा करता; कोई कहता, जीवन अनित्य है, संसार दुखों की खान है; कोई घोर 
कल्लिकाल की करतूत बताता; कोई देव को दोष देता; कोई धर्म को ही उल्ाहना देता; 
कोई राजकुल के देवताश्रों की निन्‍्दा करता; कोई उन कुल्पुत्रों के भाग्य की निन्‍्दा करता 
जिनपर दुःख का पहाड़ टूथ पड़ा था | 
१, अविशन्नेवच विपणिवत्मंनि कुवृहलकु बहलवालकपरिब्त सूध्व॑यष्टिविष्कस्भवितते बास- 
हस्तवर्तिनि भीपणमहिपाधिरूढग्म तनाथसनाथे चित्रवति पटे परलोकव्यतिकरं इतरकर- 
कलितेन शरकांडेन कथयन्तं यमपट्टक ददुश, १५३ । 
२ पग्रजापतिआदि छुः देवताओं के लिये दी जानेवाली छः आहुतियाँ । 
३ महामायूरी विद्याराज्ञी बोद्धों के पंचरत्तासंग्रह में से एक था । वावर मेनुस्क्रिप्ट के देवनागरी 
संस्करण “नावनीतकं' के छुठे-सातवें प्रकरणों में महामायूरी का पाठ दिया हुआ है । 


पाँचवाँ ] ९६ 


इस प्रकार वह राजकुल में प्रविष्ट हुआ। अनेक प्रकार के ओषधिद्रव्य, तरल 
पदार्थों' और सुगन्धियों से श्रॉंयण जादे हुए काढ़ों, घृत और तेत्लों की गन्ध लैते हुए वह 
महल की तीसरी कछ््या में पहुँचा । राजमबन में तीन कक््याएँ या चौक लगते थे, णेसा 
मणितारा के क्कत्धावार के सम्बन्ध में कहा जा चुका है (६६ )। चौथी कब्या में राजा 
का निजी आ्राध्थानमंडप होता था। बीमारी के समय प्रभाकरवर्धन चौथी से तीसरी कच््या 
में आ गए थे। वाल्मीकिरामायण में भी कहा है कि महल में तीन कक्ष्याएँ होती थीं 
ओर तीसरी में रनिवास रहता था। (अयो० २०। १२) १ । 

यहाँ थानेश्वर के राजभवन में तीसरी कक्त्या में देवी यशोवत्ती का घवलग॒ह था। 
उसी में इस समय प्रभाकरर्धन थे । 

घवलगह (हिन्दी धौराहर, धरहरा )-राजकुल के भीतर राजा और महादिवी के निवास 
का मुख्य महल घबलयह कहलाता था। उसकी देहली पर अनेक वेत्रधारी प्रतीद्षारियों 
का कड्ा पदहरा लगता था। उसके अंदर लंत्री-चोड़ी वीथियाँ थीं जो तिहरे पर्द के पीछे 
छिपी थीं ( त्रिगुणविस्करणीतिरोहितसुवीधिपथे, १५५ )। श्रजन्ता के चित्रों को देखने 
से वोधियों और पद का क्रम कुछ समझ में आ्राता है। राजा साहब श्रौंधकृत अजन्ता 
पुस्‍्तक के फलक ६७ पर विश्वन्तरजातक के एक दृश्य में विश्वन्तर दापदार छोटे पायों की 
चौकी ( पर्यक्विका ) पर बेंठे हैं। उनके पीछे रंगीन वी हुई डोरी पर दौड़ती हुई नलकियों 
से लग्कती रंग-ब्रिरंगी लंबी तिरस्करणी तनी हुई है। उसके पीछे एक ऊँची तिरस्करिणी 
और है और अन्त में लाल पर्दा या कनान है जिसके वीच में दीप्तिपट ( छोटा पर्दा ) भी 
दिखाया गया है। इन पर्दा के अंदर की तरफ सुडोल खम्मों के ऊपर छुत के पयव समेत 
आ्रॉगन की शोर खुलते हुए दालान हैं। ये ही महल के अंदर की सुवीधियाँ हैं। फलक-संख्या 
७७, ४७, ४१, शरीर ३३ में भी तिस्करणी के अन्दर की ओर खम्मों के साथ बनी हुई 
वीथियाँ दिखाई गई हैं। ये वीथियाँ अ्रत्यन्त सुन्दर और अलंकझत होती थीं। वीथियों श्रौर 
बाहर की दीवार के बीच में दास-दासियों के आने-जाने के लिये गलियारा रहता था। उसे 
ही हृपचरित में वीथी-पथ कहा गया है। महल के भोतरी भाग में पहुँचने के लिये पक्षद्वार 
भी होते थे। उपरोक्त पुस्तक के पलक ७७ पर वीथी के बाई' ओर की दीवार या श्रीटे में 
पत्तद्वार स्प्ट दिखाया गया है ( चित्र ५१ )। इसी में होकर लोग वीथी के भीतर आते-जाते 
दिखाए गए ६। 


बाग 


२४५ 


ग्रन्थों से राजकीय स्कन्धाबार, उसके भीतर बने हुए राजकुल एवं उसके भीतर 
सम्राट झोर महादेदी के निजी निवास के लिये निभित धवलणह--इन तीनों के स्थापत्य का 


ड्प हज 
स्प्न फचिच उ 


ड्ँ 


हर 
6य 


लब्ध होता है। स्कन्घावार और राजकुल्ञ के विपय में संक्षेप में ऊपर कहा 


के 


एर-घाइग्रहएणी कहला 


६। धवदत्नण्ह का स्वरुप बाण के समय में इस प्रकार था--घवलण् की ब्योटी 
दी थी। अब्प्रहणी छा अर्थ रोक-धाम या रोक-टोक करने की जगह 


2० 550 पक बा के रः 
६. प्रदिश्य प्रधमां दच्यां ट्विदीयायां ददश सः | 
माहशान्वदुससपक्षान इृटान्‌ राक्षाशिसकृतान्‌ ॥ ( ९५६ ) 
हु लि | का + ब् 
पणर्य रानस्तानू हॉस्द्तीयारया ददशा सः | 


4 


ज 


>+4" 


प्‌ 
स््रया पालाइच इटारच हारररएतन्ररा: ॥ ( १६ ) 


९२ [ डच्छवांत 


था, क्योंकि राजद्वार में बाहर से प्रविष्ट होनेवाले व्यक्ति यहीं पर रोके जाते थे और विशेष 
राजाज्ञा या प्रसाद जिन्हें प्राप्त था वे ही उसके भीतर प्रवेश पाते थे। ग्रद्ययग्रहणी में 
ग्रह पद घवलणद का ही थ्रवशिष्ट रूप है। गौरव के लिये उसके साथ ग्रह पद आवश्यक 
था, इसलिये बोलचाल में वह बचा रहा, फिर इसका साधारण अर्थ देदली हो गया' | यहाँ 
के कड़े प्रभन्ध की सूचना में बाण ने कह है कि इस स्थान पर बहुसंख्यक वेत्रग्राही नियुक्त 
रहते थे और उनके अधिकार भी अन्य वेत्रगाहियों की अपेक्षा अधिक थे । एक प्रकार से 
गहावग्रहणी के वेत्री लोगों का उसपर कब्जा माना जाता था ओर उनकी अनुमति के बिना 
कोई भीतर-बाहर आ-जा नहीं सकता था। ( गहवग्रदणी ग्रादिबहुवेत्रेणि १५५ )। 
धवलगण्ह में भीतर चारों ओर कमरों की पंक्ति होती थी | इसके लिये मूल शब्द चतु:- 
शाल! था। चठ॒ःशाल का ही चौसह्ला? रूप बनारस की बोली में ग्रमी तक प्रचलित 
है। यह शब्द उस स्थापत्य से लिया गया था जिसमें एक आंगन के चारों ओर चार 
कमरे या दालान बनाए जाते थे। गुप्तकात् में इस चतुःशाज्ञ भाग को 'संजबन! कहने 
लगे थे (अमरकोष) । बाण ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया है। संजवन का श्र है वह 
स्थान जहाँ विशेष आज्ञा से लोग पंहँच सके* | संजवन या चठ॒ुःशाल स्थान घवलणह 
की डयोड़ी के भीतर थीं, अतएब वहाँ तक पहुँचना कठिनाई से ही हो सकवा था। संजबन 
या चतुःशाल के विशाल आँगन में बीचो-बीच राजा ओर रानियों के रहने का निजी स्थान था । 
इसकी ड्योढ़ी के भीतर दो छोटे-छोटे पक्षद्वार थे, उन्हीं से भीतर प्रवेश सम्मव 
था। यह कुल स्थान जैसा कि ऊपर कहा जा चुझा है तिहरी तिरस्करणी से बिरा रहता था । 
इसके भीतर तीन ओर सुवीधियाँ थीं। अजन्ता की गुफाओं में परिवार के साथ बैठे हुए जो 
राजा-रानियों के कई चित्र हैं, वे इन्हीं वीथियों से सम्बन्ध रखते हैं। यहीं पक्तद्वारों के पास 
ऊपर जाने के लिये सोपानमार्ग बना होता था। ऊपर के तह्ले में आगे की ओर तीन 
कमरे रहते थे जो विशेष-रूप से राजा-रानी के निजी कमरे थे। बीच में प्रग्मीवक ( उठने- 
बैठने का कमरा3 ) , दाहिनी ओर वासणह ( सोने का कमरा ) और वाई ओर सौध जिसकी 
छुत अधिकांश खुली रहती थी। यहाँ रानी यशोवती स्तनांशुक को मी छोड़कर चाँदनी 
में बेठती थी। वासणह सबसे अन्तरंग कमरा था जहाँ राजा-रानी विश्राम करते हु थे। 
यशोवती के वासगणह की दीवारों पर भित्तिचित्र बने हुए थे (१२७ )। दाएँ-बाएँ के 
पाश्वों में दालाननुमा जो स्थान था उसे ग्रासादकुक्षि कहते थे। उसमें राजा श्रपने चुने 
हुए आप्त सुहदों और रानियों के साथ अन्तःपुरुसंगीतक या उसी प्रकार की अच्तरंग 
गोष्ठियों का सुख लेते थे। इसी तल्ले में पीछे की ओर चख्धशालिका होती थी जो खम्मों 
पर बना हुआ खुला कमरा था। यहाँ विशेष रूप से चाँदनी में उठते-बेठते थे और रात्रि 
के उत्सव भी यहीं मनाए जाते थे | 
इस प्रकार के धवलणह की रचना का एक स्पष्ट चित्र हपचरित से प्राप्त होता है। 

स्कन्धावार, राजकुल और घवलगणह इन तीनों का सन्निवेश स्पष्ट समभाने के लिये परिशिष्ट 

१, यगृहावम्दरणी देहलीद्वारास्ग्भदेशः, शंकर, १५५ । 

२. जु गती चातु से संजवन शब्द बनता है ( संजबन्त्यत्र ) | 

१, प्रग्नीवक का पर्याय अमरकोश की रामाश्रमी टीका में मुखशाला दिया हुआ हैं। धवलगुद्द 

के वीच में ग्रीवा के स्थान पर होने के कारण इसका यह नाम पड़ा । 


| भा: ५ ््‌ 
पाचवा 


में उनके तलदर्शन ( ग्राउंड प्लान ) के स्वरूप ( नक्शे ) चित्र में अंकित किए गए हूँ। 
न केबल बाणमभट्ट अ्रपित संस्कृत के अन्य काव्यों में भी राजकुल के विविध भागों का 


ल्लेख बरावर आता है जो इन चित्रों की सहायता से स्पष्ट हो सकेगा | 


प्रस्तुत प्रसंग में यह कहा गया है कि प्रभाकखधेन अपनी बीमारी की हालत में 
घबलगह में थे । धवलग्द की उस समय क्या अवध्या थी यह भी ग्रस्त बणन से ज्ञात 
होता है। वहाँ उस समय बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। पह्द्वार वद कर दया 
गया था। गवाक्ष या रोशनदान बंद कर दिए गए थे जिससे सीधी हवा ना सके ! घृटित- 
गवाज्ञरक्षितमरति )। सोपान पर पैरों की आहट होने से ग्रतीहरी विशेष कुषित होते 
थे। राजा का निजी अंगरक्षक ( कंकटी, जो रक्षा के सब साधनों से हर समय लेस रहता 
था ) अत्यन्त निकट न होकर कुछ हटकर बेठा था। आचमन का पात्र लिये हुए. 
सेवक कोने में खड़ा था। पुराने मन्त्री लोग चन्द्रशालिका में चुप मारे बेठो थे। स्वजन 
छवियाँ श्रत्यन्व विषाइयुक्त अवस्था में सुगुम प्रग्रीवक ( मुखशाला ) में बेठी थीं ( बान्ध- 
वारगंना गद्दीतप्रच्छुन्नप्रग्रोवके, १४४ )। सेवक लोग दुखी होकर नीचे संजवन या चतुःशाला 
में एकत्र थे। कुछ ही प्रेमी व्यक्तियों को घवलणह में अंदर आने की आशा मिल सकी थी। 
वैद्य भी ज्वर की गम्भीरता से डर गए थे। मन्त्री घबराए हुए थे । पुरोहित का बल भी 
पीका पड़ रहा था। मित्र, विद्यान्‌, मुख्य सामन्‍्त--सभी दुःख में ढ़वे थे। चामरत्राही ओर 
शिरोरक्ञक (प्रधान अंगरच्ञक ) दोनों दुख से कृश थे। राजपुत्रों के कुमार रात भर 
जाने से धरती पर ही पड़कर सो गए थे १। कुल्न में परम्परा से आ्राएं कुल्लपुत्र* भी 
शोक में हवे जा रहे थे। कंचुकी, वंदीगण, आ्रासन्न सेवक-सत्र दुःखी थे। प्रधान रसोइये 
( पीरोगव ) वेद्यों के बताए पथ्य की बात ध्यान से सुन रहे थे। दुकानदार या अ्रत्तार 
अनेक प्रकार की जड़ी-बूट्याँ ( भेष॒ज-सामग्री ) जुटाने में गे थ्रे। पीने के पानी के 
अध्यक्ष ( तोयकर्मान्तिक ) की बार-बार पुकार हो रही थी। तक्र की मव्कियों को वर में 
लपेव्वर ठंडा किया जा रहा था३। बरफ के प्रयोग के सम्बन्ध में बाण का यह उल्लेख 
सबसे प्राचीन है। जाड़े में हिमालय से लाकर बरफ का संचय भूमि के नीचे गड्ढे खोद- 
वर उनमें यलपृवक रखा जाता था | 

$. बाण ने राजपुत्र कृमारक का पहली बार प्रयोग विशेष थर्थ में किया है। राजपुत्र का अर्थ 
यहाँ राजपृद लक राजपृतों की विभिन्न शाखाओं के प्रधान घरानों से बाण 
का तायय ज्ञात हाता ह। उनके पुत्र सम्राद्‌ के यहाँ बारी-वारी से उपस्थित रहने में 
अपना थारव मानते थे। ऐसी किसी प्रथा की सम्भावना सूचित होती है, पर इस विपय 
मे श्र प्रमाण-सामगरी की आवश्यकता है | 
*. कुलपुद्रों का दाण ने कई दार उल्लेख किया है। वे ऐसे राजकुमार थे जिन्हें राजा ओर 

न माह 3 + 2 रदीकार बर लेते थे और जो राजकुल में ही रहते थे। प्रभाकरवधेन 
दे दोमारी से दुखित होकर एक कुलपुत्र ने भक्ति के आवेश में आकर अपने-आपको 
धागा में जला दिया। इस समाचार को ुनकर हर्ष ने कहा व्या-पिता ( प्रभाकरव्ध न ) 
व सी । जननी ( यशोवती ) इसकी भी माता ने थीं? आर क्‍या 


हू 


पयकयच१तयत कक ससपार 
« पुरारएपरवारतपार 


पु 


नाप 


बःशिशिरोक्रियमाणोद्स्विति, ६०० | 


५2 [ उच्छवांसे 


इस वरणन में सांस्कृतिक वर्शन की दृष्टि से कुछ अन्य बातें इस प्रकार ते 
गीले कपड़े में लपेटकर कपूर की सलाइयाँ ठंडी की जा रही थीं। नए बर्तनों के चारों 
और गीली मिद्दी लथेड्कर उसमें कुल्ली करने :की औंपधि रकखी हुई थी | लाल रंग 
की कची शक्कर की तेज गन्ध उठ रही थी। एक ओर घरढीची पर पानी भरी हुई बालू 
की सुराही खखी हुईं थी ( मर्श्नकाशितसिकरतिलककरी, १५६ )। उसपर रोगी 
' की दृष्टि पड़ने से उसे कुछ शान्ति मिलती थी। पानी में भींगी हुई स्रिखाल बांस में 
पेटी हुई गोलें छींक्रों पर टंगी हुई थीं। उनमें से रिसता हुआ जल वायु को शीतल कर 
रहा था* | गल्वक की सरैयों में भुजिया के सत्त भरे हुए थे और पीले मसार की प्याली 
में सफेद शकर रखी हुईं थी ( गल्बकशाराजिरोल्लासितलाजप्तक्त नि पीतमसारपारीपरिय 
ककशक रे, १५६ )। 
इस प्रसंग में दो बातें ध्यान देने योग्य हँ--एक तो पाठल शर्करा ( लाल या 
गुड़िया शक्कर ) और दूसरे ककशकरा* या सफेर शक्कर | खाँड़ की चासनी को पकाकर 
ओर कूटकर बनाई हुई बूरा )। इन दोनों का प्रथक-प्रथक्‌ उल्लेख भारतीय शर्करा के 
इतिहास की दृष्टि से महत्वपूण है। 
गल्बक के शाराजिर और मसार की पारी, ये उस समय के रतनपात्र थे जो राजकीय 
खान-पान में काम आते थे | शाराजिर बाण में कई जगह आता है । इसका मूल अथ 
मिद्दी की सराई था। शार और अजिर इन दो शब्दों के मिलने से यह बना है जिसका 
अर्थ है वह वस्तु जिससे आँगन शबल्वित हो जाय । इस शब्द के प्रचलन का मूल कारण 
यह था कि कुम्हार चाक पर जो सरेयाँ बनाता जाता था वे श्यॉगन में वालू की तह ब्रिछाकर 
सूखने के लिये फेल्ा दी जाती थीं। यों सफेद और काले के मिलने से कुम्हार के घर का 
खुला आँगन शबलित दिखाई पड़ता था। पारी का अ्रथ पाली या कटोरी हे । हिन्दी 
में यह शब्द अ्रत्र भी प्रयुक्त होता है । 
गल्वक और मसार ये दोनों शब्द मह््वपूण हैं। मह्यमारत, दिव्यावदान ओर 
मृच्छुकटिक में भी ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मसार का रूप मुसार भी मिलता है। 
मस,र संस्कृत अश्मसार से सम्बंधित हो सकता है। पूव देश के राजा अश्मसार के बतन 
धिष्ठिर के लिये भेंट में लाए थे । बहुत सम्भव है कि मसार वर्मा से आनेवाली यशत्र 
(ऑँग्रेजी जेड ) का नाम था। बाण ने उसके आगे पीव विशेषण लगाया है। हलके 
१, सरस शेवल्लवलयितगलदुगोलयन्त्रके, १५५६॥ सिरवाल (शेवल ) एक प्रकार को 
लम्बी घास है जो बहते पानी में आ्रायः होती है। इसी से नदी को शेवलिनी कहते है। 
यह बहुत गरम होती है। बीच-बीच में इसकी तह विछाने से राब में 
से शीरा टपककर अलग हो जाता है। यहाँ भी सम्भवतः वहीं” उद्देश्य था। 
सिरवाल की गरमसी से गोल का पानी रिसकर बाहर श्रा रहा था ओर भाष बनकर 
उड़ रहा था। 
२, ककश्वेत। सफेद घोड़े को भी कक कहा गया है। दे० महाभाष्य, समाने च शुल्के 
चर्गे गोः श्वेत इति भवत्यश्वः कके इति सूत्र १२७१, २२।२९॥ कक राशि का जिसका 
अधिपति चन्द्रमा है, रंग श्वेत साना गया है। उसी से कक शब्द का श्वेत अ्रथ 


प्रसिद्ठ हुआ। 


हो 


2 


स्म्मकू 


र्ज्र 


पाँचवाँ ] 55 


पीले रंग की यशव को पीत मसार कहा गया ज्ञात होता है। दूसरा संग जिसके खान-पान 
के पात्र बनते थे हकीक था। उसी के लिये सम्मवतः गल्वक शब्द प्रयुक्त होता था" । 
इसके बाद काव्य की शेली से प्रभाकरवधेन की रुग्शावस्था का वर्णन किया गया - 
(१४६ )। उसमें प्रासंगिक रूप से यह सूचना थआ्राई है कि जब राजा लोग दूतों से 
मेंच करते ये तो वे उस अवसर के अनुरूप विशेष आभूषण पहनकर ठाठ्-ब्रांट का प्रदर्शन 
करते थे* । जिस समय प्रभाकरबधन ने हे को देखा उन्होंने उठने की कुछ चेष्टा की । 
हुए ने उन्हें प्रणाम किया । उन्होंने बड़ी कठिनता से इतना कह पायात-हे वत्स, कृश 
जान पड़ते हो।! मंडि ने सूचना दी कि हप को भोजन किए हुए तीन दिन हो चुके हैं । 
यह सुन प्रमाइुखधेन ने गदगद होक? रोते हुए कहा--डठो, आ्रावश्यक क्रियाएँ करो। 
तुम्हारे आहार करने के बाद ही में भी पशथ्य लूँगा। किर क्षण भर वहाँ ठहरकर हप 
धवलगह से नीचे उतरा और अपने स्थान पर जाकर उसने दो-चार कौर खाए। पुनः वेब्रों 
को अलग बुल्लाकर पिता की हालत पूछी। उन्होंने गोल मोल उत्तर दिया । उन बचों में 
रसायन नाम का एक वैेद्यकुमार था जो अ्रष्गंग आयुवेद का ज्ञाता और राजकुल के 
साथ वंशपरम्परा से सम्बन्धिव था। हफ ने उससे पृछा--सखे रसायन, सच्ची हालत 
बताओो। क्या कुछ खय्के की वात है !! उसने उत्तर दिया--दिव, कल्ल प्रातः निवेदन 
करूँगा! इसके बाद हफप पुनः घबलगरह में सम्राद के समीप ऊपर गया। वहाँ रात में 
प्रभाकर्बधन की हालत ओर बिगड़ी हुई थी। वे बहकी-जहकी बातें कह रहे थे। प्रातःकाल 
होने पर हपे फिर नीचे उतर आया। इससे यह ज्ञात होत है कि प्रभाकरबंधन बीमारी 
की हालत में घवलण्ह के ऊपरी भाग में थे । धवलगणद से राजद्वार तक हमे पेदल ही आया। 
राजद्वार पर उसका साईस ( परिव्धक-अश्वपाल, १६० ) घोड़ा लिए उपस्थित था। 
किन्तु हप॑ पेदल ही अपने मन्दिर को लोठे। ज्ञात होता है कि राजद्वार के भीतर सम्राद के 
अतिरिक्त श्रन्य कोई घोड़े पर चढ़कर नहीं जा सकता था। यह नियम राजकुमारों के 
लिये भी लागू था । 


2. 


न या हम 


वहाँ से उसने राज्यवधन को बुलाने के लिये ते नेवाले दीर्बाब्बग ( लम्बी मंजिल 
मारनेवाले ) संदेशहरों को ओर वेगगामी साँडनी सवारों ( प्रजविनः उप्ट्रपालान ) को 
तला-ऊपरी दोड़ाया । इसी बीच में उसने सुना कि एक कुल्पुत्र ने सम्राट के प्रति भक्ति 
५. श्री सुनीतिवुसार चटर्जी ने गल्वर्क ओर मसार शब्दों पर विस्तृत विचार करते हुए यह 
सम्मति प्रकट की ह कि संस्कृत मसार या झुसार शब्द चीनी 'मोसो' से जिसका प्राचीन 
उच्चारण 'मुबासार' था निकला ६€। चीनी शब्द को वे ईरानी शब्द वस्सद ( >मगा ) 

रद लिया €णा समकत हू, दिन्तु यह संत ऋइसाद थे नहा! ह । 
#ु राल्वर्क शब्द उनकी दृष्टि सें दामिल 'कल', तेलुगु 'कल्ल ?, सिंहली पाल! 
से सरबन्धित है जिसका सूलआअथध पत्थर धा। गल्त--गल्लवक से संस्कृत रूप गल्वक 
( गदलु झ्: 2 बंदा। इसका अथ कीमती पत्थर या स्फटिक था। (सुनीतिकुमार 
चखरजो, सम एाटस जकल नारुस, धरा हानसन रास दे सम्मान से प्रकाशित आमननन्द न- 


7222] 


श्र 


दनचन्ट्रकान्त दृतदशनदा न्या सवास्सान कझूव एस, १५०६ | 


९६ उच्छवास 


ओर स्नेह से अमिभूत होकर आग में कूदकर जान दे दी है। हर की प्रतिक्रिया हुई कि 
इसने अपने कुलपुत्रता धर्म को चमका दिया। इसका यह काम स्नेह के अनुसार ही हल 
क्योंकि पिता प्रभाकवंधन और माता यशोवती क्या इसके भी पिता-माता नये। कुलषपु्रों 
का राजकुत्ष के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध इस कथन से सूचित होता है। उस दिन 
वह राजमवन में नहीं गया। उत्तरीय से मुख ढककर अपने पलंग पर पढ़ा रहा | 

दुःख की उस अवस्था में राजभवन की सत्र हँसी-खुशी जाती रही । परिहास, गीत- 
गोष्ठियाँ, लास्य, प्रसाधन, उपभोग, आहार-श्रापानमंडल, बन्दिजनों के इलोक-पाठ, सब-कुछ 
बन्द से थे। इस समय राजधाम में अनेक प्रकार के अशकुन होने लगे। वाण ने सोलह 
प्रकार के महोत्यात कहे हैं, जैसे भूकम्प, समुद्र की लहरों का मर्यादा छोड़कर बढ़ना, धूम- 
केतुओं का आकाश में ऊँचे पर दिखाई देना, उन्हीं का नीचे क्षितिज के पास दिखाई 
पड़ना, सूयमंडल में कत्रन्ध का दिखाई पड़ना, चन्द्रमा का जलते हुए कुंडल के भीतर 
बेठना, लाली से दिशाओं का लहूलुह्ान हो जाना, प्रथ्वी पर रक्त की वर्षा होना, दिशाश्रों 
का काले-काले मेघों से श्रोकल हो जाना, घोर वत्रपात होना, धूल-गुवार का सूर्य के ऊपर 
छा जाना, स्यारों का मुं ह उठाकर रोना, प्रतिमाश्रों के केशों का घुघुआना, सिंहासन के 
समीप भौरों का उड़ना, कौश्रों का अन्तःपुर के ऊपर उड़ते हुए काँव-काँव करना, बूढ़े गद्ध 
का सिंहासन में जड़े माणिक्य पर मांसखंड की तरह भपटना। इस प्रकार के अशुभ 
निमित्त या प्राकृतिक उत्पातों का विचार बाणभद्ट के समय काफी प्रचल्लचित था। वराह- 
मिहिर-कृत बृहत्संहिता में इस प्रकार के उत्पातों और अ्रपशकुनों पर विस्तृत विचार किया 
गया है | 

यशोवती की वेला नामक प्रतीहारी ने आकर हर को सूचना दी कि मह्देवी ने सम्राद्‌ 
के जीते ही अनुमरण का भयंकर निश्चय कर लिया है । वेला के वर्णन में क्वणित तुल्ाकोटिसंज्ञक 
नूपुर, शिंजान रशना, तरंगित उत्तरीयांशुक, धम्मिल्ल केशरचना का उल्लेख किया गया 
है। सांस्कृतिक दृष्टि से तरंगित उत्तरीय से तात्पय उस प्रकार की उत्तरीय-रचना से:था जिसमें 
सामने छाती पर उत्तरीय में वारीक शिकन या रेखाएँ दिखलाई जाती हैं। पत्थर और 
काँसे की मूर्तियों में यह लक्षण मित्रता है ( चित्र ५२ )। इस प्रकार की मूर्तियाँ सातवीं 
श॒ती में बननी आरम्भ हो गई थीं । यह बाण के अवतरण से शांत होता है। प्रृष्ठ १६६ पर 
भी तरंगित स्तनोत्तरीय का बन आया है। धम्मिल्ल किस प्रकार की केशरचना को कहते 
थे इसके स्पष्टीकरण के लिये इस शब्द के मूल और व्युत्पत्ति पर ध्यान जाता है। संस्कृत 
द्रमिड़ या द्रविड़ सिंहली दमिल, यूनानी दमरिके, तमिल देश के प्राचीन नाम है। इसी 
से धम्मिल्ल शब्द की व्युपपत्ति जात होती है। धम्मिल्ल केशरचना में सिर के ऊपर केशों 
को भारी जूड़े के रूप में बाँध लिया जाता था जैसा कि अजन्ता की १७ वीं गुफा में अंकित 
प्रेयसी के चित्र में है ( राजा साहब श्रौध-कृत अजन्ता, फलक ६६ )। ( चित्र ५३ ) इस 
प्रकार का केश-विन्यास उत्तरी भारत में सर्वप्रथम गुसकाल में दक्षिणी प्रभाव से आया, 
कुषाणकालीन मूर्तियों में धम्मिल्ल केशरचना नहीं मिलती । 

उस दारुण समाचार को सुनकर हफ॑ ठुस्त अन्तःपुर में आया। वहाँ मरणोश्रत 
राजमहिषियों के झ्ाल्ाप सुने। इन आल्ापों का वर्णन काव्य के बँधे हुए. ढंग पर है। 


ह 4 
हा 


ऐाँचर्चा ] रानी यशोवती सर्तवेश में. ९७ 


इस वर्णन में उन पशु-पक्तियों एवं लता-बनत्पतियों की सूची है जो अत्यन्त प्रिय भाव से 
राजकीय भवन में रक्खी जाती थीं। काब्यों में प्रायः इनका वर्णन मिल्ञता है। 


भवन-पादयों में जातिगुच्छु, भवन-दाड़िमलता, रक्ताशोक अन्तःपुर बाल बकुल 
प्रेयंगुलतिका और राजभवन के द्वार पर लगा हुआ सहकार, ये नाम हैं। इन बनस्पतियों 
से सम्बन्धित राजाओं के विनोदों का मी उल्लेख मिलता है। रनवास में यौवन-सुख 
आमोद-प्रमोद, उद्यान-क्रीड़ा और सलिल-क्रौड़ा आदि अनेक उपभोग-लीलाओं का राजकीय 
दिनचर्या और ऋतुचर्या में निश्चित स्थान कल्पित किया गया था। कादम्बरी में राजा 
शूद्क की इस प्रकार की लीलाश्ों का कुछ वणुन हे ( कादम्बरी वेद्य० पृ० ४७-भट )। 
गृहपक्तियों में पंजर-शुक-शारिका, णहमयूूर, हंसमिथुन, चक्रवाकयुगल, ग्रहसारसी और 
भवनहंसी एवं पशुओं में ग़ह॒हरिणिका, पंजरसिंह और राजवल्लभ कोलेयक ( १६४ ) के 
नाम हैं। ये भी अन्तःपुर के आमोद-प्रमोदों के जनक ओर साभीदार थे । 

यशोवती के निजी सेवक और पाश्व॑चरों में चेटी, कात्यायनिका, धात्रेयी और 
कंचुकी का उल्लेख किया गया है। कात्यायनिका बड़ी-बूढी संसार का अनुभव रखनेवाल्री 
स्री होती थी* | बाण की मित्र-मंडली में भी एक कात्यायनिका थी। धात्रेयी या धात्री- 
सुता का काम रानी का प्रसाधन करना था । कंचुकी पुरुष होते हुए. भी रानी के पाश्वेचरों 
में सम्मिल्चित था। उसे बाण ने आयु में अत्यन्त छुद्ध कहा है3। बूढ़े कंचुकियों में 
जो सबसे अधिक आयु के ये वे रानी के सेवक नियुक्त किये जाते थे, क्योंकि वे अत्यन्त 
विश्वसनीय ओर चरित्र-शुद्ध समके जाते थे । रानी के चारों श्रोर जो सखियाँ रहती थीं 
उनमें एक मुख्य थी जिसकी पदवी प्रियसखी की थी | 

हष ने अपनी माता को सती-वेश धारण किए हुए देखा ( ग्रहीतमरणप्रसाधनाम्‌ ) | 
वे कुसुम्मी बाना पहने थीं। उस समय विधवाएँ मरणचिह् के रूप में लाल पट्टांशुक 
धारण करती थीं। उनके गले में लाल कंठसूत्र था। शरीर पर कु कुम का अंगराग लगा 
था। अंशुक के श्रॉचल में चिताग्नि की अ्रचना के लिये कुसुम भरे थे। कंठ में पेरों 
तक लग्कती माला थी। हाथ में पति का चित्रफलक दृढ़ता से पकड़े हुए थीं। पति की 
प्रासयष्टि का आलिंगन कर रहो थीं। इस प्रासयण्टि या माले में एक पताका लगी हुईं थी 
झोर पूजा के लिये अ्रपिंत की हुई एक फूलमाला भी टेंगी हुईं थी। पताक़ा के साथ 
प्रासयप्टि मध्यकाल्लीन राजपूत घुड़सवारों की विशेषता थी। यह उनके तिकक्‍क़ों पर अंकित 
सवास्भमूतियों से ज्ञात होता है ( चित्र ५४ )। बिद्ित होता है कि इस अ्भिप्राय की कल्पना 
तातवीं शर्ती में हो चुकी थी । 

द॒ए ने दूर से ही आँखों में आँसू, भरकर कहा-'माँ, तुम मी सुझ मन्दमाग्य को 
छोड़ रही हो। कृपा कर इस विचार से निदृत होशो ।! यह कहकर चरणों में गिर पड़ा । 

इस प्रकार देखकर शोक से विहवल हो गई ओर साधारण म्री की 

तरह मुक्त कंठ से विल्ञाय करने लगीं। उनके इस दुदन में कद्य गया है कि बड़े पुत्र राज्य- 


ज-+-+- जलन नमक कक 


जरत्या संस्तुतया घायमाणाम्‌, १६०। यही हमारी समः 
धाष्याच निजया प्रसाधिताम, ६६०। 
. बःजुकिसिरतिहृट रनुगताम ६६०। 

५३ 


में आया कात्यायनिका थी (६६४) । 


री 
हि के 


९८ यशोवर्ती के श्रन्तिम वाक्य [ उच्चवास 


वर्धन कहीं दूर पर थे और इस अवसर पर वे नहीं आ। सके थे । दूसरे उनकी पुत्री राम्यश्री 
ससुराल में थीं ओर वे भी उस समय तक नहीं आई थीं। शोक कुछ कम होने पर यशोवती 
ने हप को स्नेह के साथ उठाया, उनके आँस पूछे और स्वयं नेत्रों से अलधार छोड़ती हुई 
उन्हें अनेक प्रकार से समझाने लगीं -'में अ्विधवा ही मरना चाहती हूँ, आयंपुत्र से विरहित 
हो जीना नहीं चाहती। दे पुत्र, ऐसी अवस्था में मैं ही तुम्दें मनाती हूँ कि मेरे मनोरथ 
का विरोध कर मेरी कदर्थना मत करो ! यह कहकर स्वयं हर के चरणों में गिर पड़ीं | 
हष ने जल्दी से अपने पेर खींच लिए और क्ुककर छुर्त माता को उठाया । माता के शोक 
को असह्य जानकर और उनके निश्चय को दृढ़ समंभकर वह चुप होकर नीचे देखने लगा | 

इस वर्णन-प्रसंग में बाण ने सांध्कतिक दृष्टि से कई मार्क की सूचनाएँ दी हैं। 
रानी यशोवती चीनांशुक का उत्तरीय धारण करती थीं ( विधूयमानचामरमर्चलचीनांशुक- 
घरौ पयोधरो, १६७ )। उनके सिर पर पहले सुवर्णब्टों से अमिप्रेक किया गया था और तब 
लतल्ाट पर महादेवीपद का सूचक पद्चवन्ध" बाँधा गया था | शरीर पर तरंगित स्तनीत्तरीय पढ़ने 
हुए थीं। वस्त्र के प्रकरण में तरंगित पद का अ्रमिप्राय पहले कह जा चुका है (पृ० १६३) । 

रानी यशोवती ने सुख धोने के लिये चाँदी के ब॒तेन में से जो जल लिया उसका 
निम्नलिखित वर्णन बाण की शलेब्प्रधान शब्दावली, अपनी समकालिक कला की वस्तुओं 
को साहित्य में उतारने की रुचि, और स्पष्यक्षर शब्दों के द्वारा इष्ट अर्थ को कहने की असा- 
धारण शक्ति का हृषचरित ओर कादम्बरी में सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है-- 

मग्नांशुकपटान्ततनुताग्रलेखाल्ांछितलावण्यकुत्जिकावजितराजतराजहंसास्यसमुद्गीणन 
पयसा प्रक्ञाल्य मुखकमलम्‌* । ( १६६ ) 

4 वराहमिहिर के अजुसार पद्द सोने के होते थे ओर पाँच प्रकार के बनाए जाते थे--राजपद्, 

” महिपीपद्ट, युवराजपद्द, सेनापतिपट्ट और प्रसादएटट (जो राजा की विशेष कृपा का 
झोतक था )। संख्या एक में पाँच शिखाएँ, दो और तीन में तीन शिखाएँ, चार में एक शिखा 
होती थी। पॉाँचवे प्रसादपट्‌ट में शिखा या कलेँगी नहीं लगाई जातीं थी। महादेवीपट्ट 
साढ़े दस इंच लम्बा, बीच सें सवा पॉच इंच चौड़ा, और किनारों पर इसकी आधी चौढ़ाई 
का होता था ( बृहवसंहिता ४८। २४ )। 

१. निण यसागर-संस्करण में 'मसनांशक' से समुद्शीर्रोन! तक १६ शब्दों का एक ही समास 
मांना गया है। वही ठीक है। श्री केलाश चन्द्र शास्त्री, कावेल और कणे ने लावण्य के ऊपर 
अनुस्वार मानकर पहले ९५ शब्दों का समास अलग करके उसे मुख-कमल का विशेषण माना 
है। जैसा अर्थ देखने से स्पष्ट होगा इस प्रकार पाठ-संशोधन अनावश्यक है। उससे अर्थ 
का चमत्कार ही जाता रहता है। यायों कहना चाहिए कि समास तोड़ने से इसका 
शुद्ध श्रथ हो ही नहीं सकता। यह वाक्य मध्यकाल में भी दुरूह हो गया था। शंकर 
ने इसपर टीका-टिप्पणी बिल्कुल नहीं की यय्पि इसमें कई शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ 
खोलना चाहिए था। कश्मीर के पाठ में भी यह समास तोड़ दिया गया था। लावण्य 
से अन्त होनेवाले वाक्यांश को 'झुखकमल' का विशेषण कर लेने से ज्यों-स्यों अर्थ बिठाने 


की इच्छा से ऐसा किया गया होगा। ॥॒ 

निर्णयसागर के संस्करण में कुष्जिका की जगह कुजिका पाठ दिया गया है। यह 
छापे की भूल जान पड़ती है। अन्य सब संस्करणों में, कश्मीरी प्रतियों में भी कुब्जिका 
पाठ है और पाँचों अर्थों की दृष्टि से वही साधु है । 


पु ४ 3५ *»रछ ५ हे 
पाचवोँ ] मग्नांशुक पठान्त वाक्य के पाँच श्रथ ९९ 


इस वाक्य के पाँच अर्थ हैं और पाँचों में एलेय से प्रत्येक शब्द का अर्थ ठीक बठता 
है एवं शब्दों के स्वरूप को भी तोड़ना-मरोडना नहीं पड़ता । बाण ने 'निरन्तरश्लेषपना 
सुजातयः? ( कादम्बरी, प्रस्तावना-इलोक ६ ) कहते हुए जिस शली को आदश माना है वह 
पाँचों अ्र्थी में चरितार्थ होती है। राजहंस के कई अथ हैं, ( १) राजा (२) हंस (३ ) 
हंस की आकृति का पात्र । संख्या (२ ) वाले हंस के पक्ष में साधारण हंस, राजहंस, 
ब्रह्मा का हंस--इन तीनों को लक्ष्य करने से तीन अ्रथ होते हैं जैसा नीचे दिखाया गया है। 

पहला अथे, हंसाक्ृति पात्र को लक्ष्य करके 

चाँदी के राजहंस की आकृति के बने हुए पात्र के मुख से निकलता 
हुआ जल लेकर रानी ने मुँह घोया। वह पात्र एक कुब्जिका अर्थात्‌ आठ 
वर्ष के वय की सुन्ररी कुआ्रॉरी कन्या की पुतल्ली उठाए हुए थी। हाथीदाँत का शफरुक 
पात्र लिए. हुए कनकपुत्रिका ( सोने की पुतली ) का उल्लेख पहले था चुका है ( १४८ )। 
इस प्रकार का, वास्तविक चाँदी का, राजहंस की आकृति का एक पात्र तक्षशित्ञा से सिरकप की 
खुदाई में प्राप्त हो चुका हैं । उसकी ऊँचाई ६३ इंच है (चित्र »५)। उसे रखने के लिये श्राधार 
की आवश्यकता स्पष्ठ विदित होती हैं। कुश्जिका या कुआरी कन्या के आकार की पुतल्ी 
के हाथ में यह पात्र पकड़ाया यया था। उसके मुख से जल की धारा निर्गत होती थी। 
कुब्जिका का विशेषण है मम्नांशुकपटन्त-तनुताम्रलेखालांछितलावणय । इनमें मग्नांशुक 
और तनुताम्रलेखा, ये दो विशेषताएँ उस समय की कला से ली गई हैं। गुप्काल में 
शरीर पर पहननेवाले बस्त्र इतने भीने होते थे कि वे शरीर से सटे जाने पड़ते थे, देह से 
उन्हें अलग पहचानना कठिन था। पत्वर और ताँवे की मूर्तियों से यह विशेषता स्पष्ट 
पदचानी जा सकती हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार के वेष को “वेट ड्रेपरी! कहा गया है। 
बाण का मग्नांशुक पद अपने युग की भाषा में उन वस्त्रों का यथा्थ परिचय देता है। वे 
शरीर से ऐसे श्रभिन्न थे जसे पानी में भींगने से सट गए हों। 

मूर्तियों सें ये वलत्च शिकन आदि से प्रथक्‌ न दिखाकर सामने छाती पर एक 
पतली रेखा डालकर अंकित किए जाते हैं। इसके कितने ही उद्ाहरण पत्थर और ताँवे की 
गूरवियों में देखे जा सकते ६। इनकी डोरीदार किनारी के लिये पटान्त या बच्त्रान्त की तनु- 
ताग्रलेखा शब्य हैं। यह बिनारी पतली ताँवे की डोरीनुमा होती थी। इससे यह भी 
शात होता है कि चाँदी का पात्र उठानेवाली कुश्जिका पुतली ताँवे की ही बनी थी । इस प्रकार 
के मग्नांशुक दख का छोर दिखानेदाली पतल्ली किनारी का अत्यन्त स्पष्ट उदाहरण 
भीकुमारस्वामी की भारतीय कला का इतिहास १ नामक पुस्तक की चित्र संख्या १५६ ( ताँचे 
वी गुतकालीन दुद्धदूति) में देखा जा सकता है (चित्र ५३)। छात्री पर डाली हुई यह डोरी मूर्ति 


३2०० कम 


के उप्वकाय भाग की जान है, इसीके लिये दाण ने लांडितलावस्य पद दिया है, श्र्थात्‌ 





ँँ 


उस धारी से पुतल्ली वो लुनाई निकदा रहो थी। उससे बाण का भाव साफ समझ में आ 
ऊादा है। हस प्रवार इस दाक़्य में मस्नांशुक, पयन्ततनु॒ताप्नलेखा, कब्मिका और 


है 

एारथणआए लता. एइच्क्ताडा> अर ड्तशक न 
फारब् इव्झञी] दे श्यृ 

५) 


दे च् जा वीं सहायता से मविदित हो 


42. 





हट 
मग्प्यन झट, फहझक २०, चित्र ९५०९ | 


३, छः रू । 
१०० सरनांशुक पदान्त वाक्य के पाँच श्रथ | उच्चवांस 


पूरे वाक्य का अर्थ इस प्रकार हुआ--शरीर से चिपटे हुए अंशुक वस्त्र के छोर 
पर डाली गई पतली ताँवे की धारी से जिसका सौंदय बढ़ रह्य था, ऐसी कुश्जिका पुतली से 
झुकाकर पफड़े हुए चाँदी के बने राजहंस की श्राकृति के पात्र के मुख से निकलते हुए 
जल से रानी ने श्रपना सुख-कमल धोया | 


दूसरा अथ, राजहंस पक्षी को लक्ष्य करके 

इस पक्ष में कुत्जिका>सिंब्राड़ा) | अंशुक वह महीन सुतिया अखुत या रेशा जो 
सिंघाड़े की सिर की ओर निकली हुई ट्ूरंड के भीतर रहता है* | पट-छिलका | तनुताम्र- 
लेखा-वह हलकी लाल धारी ज़ो गुलाबी-मायल सिंधाडे के छिलके पर दिखाई देती है। 
पिंत्रादे के पक्ष में 'कुश्जिक्रावर्जित! का परच्छेर कुव्जका--आरवजित न करके कुब्जिका -- 
वर्जित क्रिया जाएगा। पिंघ,ड़ा गदले बरसाती पानी में होता है ओर हंस उस पानी को 
छोड़कर चले जाते हैं। वे शरद्‌ के स्वच्छु जल में उतरते हैं जत्र तालात्रों में सिंबाड़े की 
वेल समाप्त हो लेती है। जैसे ही सिंधाड़े की वेल तालाबों के पानी में फेलाई जाती है3 
हंस मानों उस संकेत को पाकर मानसरोबर की ओर चल देते हैं। यही कुश्जिका-बर्जित 
पद से बाण का तातये है। अतणएव इस पक्त में यह अर्थ होगा--'छिपे हुए अंखुबे के 
छिलके की किनारे पर पड़ी हुईं महीन लाल धारी से सुहावने सिंधाड़े को छोड़कर जानेवाले 
श्वेत राजहंस के मुख से उछाले हुए जल्ल से ( सरोवर में ) कमल का मुख धोकर ।? 


तीसरा अथ्थ, राजहंस के ही पक्त में 

इस अ्रर्थ में कुब्जिकावर्जित का पदच्छेद स्वाभाविक रीति से कुब्जिका आवर्जित यही 
होगा। भिन्न-भिन्न पदों में श्लेषाथ इस प्रकार है--मग्न-जल के भीतर ड्डबी हुईं। 
अंशुक-किरणें । तनुताम्रलेखाज्पतली लाल भाज्क। लांछितचिहिनत। कुब्जिका- 
गद न मोड़कर बैठने की मुद्रा । इस अथ में यह कल्पना की गई है। प्रातःकाल के समय 
सूर्य की किरणें जल में पड़ रही हैं। उनके बीच में गदन कुकाए हंस तैर रहा है और 
अपनी चोंच से जल को उछालकर कमल का मुख धो रहा है। इस चित्र के अनुसार 
वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा--“जल् में पड़ी किरणों के जालरूपी पट के चारों ओर 





१, सिधाड़ा--श्ट गाटक, संस्कृत वा रिकुअज्रक ( वेयक-शब्द॒सिष्, ०१०६५,); कुबजक से ही 
स्त्रीलिंग में कुब्निकां; श्रग्म जी 278]08 075[77058 त्रापा बाइस्पिनोसा | वाट, डिक्शनरी 
आफ इकनोमिक प्राडक्ट्स, वाल्यूम ६, भाग ४७, ए० ७३ के अनुसार वामिल में सिंघाड़े 
को कब्य कम्‌ ( कह्जक ) कहते हैं | 

२. अभ्रशः सूव्रादिसूचमांशे ( अमरकोंश, रामाश्रमी टीका, १४७३३ )। अंश: एवं 'अंश॒ुक 
( स्वाथ में क प्रत्यय )-सहीन सुतिया अखुवा | 

३. सिधाड़े का बीज न बोकर उसकी लत्ती ( लतिका ) या बेल डाली जाती है। गर्मी 
में किसी तरह उसे जिलाए रखते हैं। पुष्य या चिरेया नक्षत्र में (१९-२० जुलाई के 
लगभग ) जब ताल बरसाती पा से भर जाते हैं तब सिधाड़े की बेल रोपी जाती है। 
कथिसमय के अजनुततार बरसात के गदले पानी को हंस छोड़कर चले जाते हैं। इसी 

की ओर श्रर्थ को ध्वनि है| 


॒ +- 5 ९: 6 २ 
पांचवां ] मग्नांशुक पटान्त वॉकक्‍्य के पाँच अथ १०१ 


भलकती हुई पतली लाल किनारी से सुशोमित, गदन मोडकर ऊुक्ा हुआ श्वेत राजहंस मुख 
से जल में किलोल करता हुआ कमल के मुख को धो रहा है । 
चोथा अथे, ब्रह्मा के हंस के पक्ष सें 

राजतराजहंस का एक पदच्छेद यों है, राजतर + अ्रजहंस । राजतर-उत्तम, श्रेष्ठ । 
ग्जहंस-प्रजापति ब्रह्मा का हंस । मग्न-पानी में भींगा हुआ । अंशुकपट-घोती की तरह 
पहना हुआ वस्त्र | तनुताम्रलेखा- शरीर की लाल रेखा। कवि को कल्पना इस प्रकार है 
क्षीरसागर में विष्णु की नामि से निकलते हुए कमल के आसन पर ब्रह्माजी अपने हंस 
के ऊपर बेठे शरीर के निचले भाग में वे गीली धोती ( मग्नांशुकपठ ) पहने हैं। 
ऊपर लाल शरीर है। इस पक्ष में तनु का ग्रथ शरीर है। ब्रह्मा का शरीर लाल हे, 
वे रजोगुण के अधिष्ठाता हैं*। उनके लाल शरीर की आमा से हंस लावणुययुक्त 
बन रहा है। ऐसा उत्तम हंस कुब्जिकावजित मुद्रा में बेठा हुआ सुख से क्षीर सागर का 
पय॒उछालता हुआ ब्रह्मा के कमल्लासन को पखार रहा है। पूरा श्रथ इस प्रकार होगा-- 
'गीले अंशुक की धोदी पहने ब्रह्मा के लाल शरीर के संपक से सुशोमित, दुबककर बंठा हुआ्रा 
उन का श्रेष्ठ हंस मुख से क्षीरसागर का पथ लेकर कमलासन को धो रहा है । 

पाँचवाँ अर्थ, राजहंस शर्थात्‌ प्रभाकरवधेन एवं रानी यशोवती के पत्त में 

राजत--गौखर्ण । राजहंस-राजा प्रभाकरवर्धन जो पुरुषों में हंस जाति के हैं। हंस. 
शश, रुचक, भद्र और मालव्य भेद से पुरुषों के गुण, कर्म, स्वमाव,शरीर,लक्षण आदि कहे गए 
हैं: | वराहमिदिर ने दृहत्संहिता में हंस जातीय पुरुष को सर्वोत्तम कहा है। वहीं यह भी कहा 
गया है कि हंसजाति के पुरुष का सेवक या पाश्वचर कुब्जक पुरुष ही होना चाहिए३ | कन्या- 





१, रजोजपे जन्मनि खसत्वदृत्तये स्थितों प्रजानां प्रलयेतम:स्एशे । 
श्रजाय सर्गस्थिति भाशहतवे प्रयीमयाय अजिगुणात्मने नमः || 

( कादम्वरी, पहला श्लोक ) 
रजोजप्‌८ प्रह्मा, लाल; स॒त्वदृत्ति-- विष्णु, नील; तमःस्एश-- शिव, श्वेत । 
, जिसवा बृहस्पति स्वक्ष न्नी, स्वराशि सें, डब्च का होकर बेटा हो बह हंस कहलाता है 
(इृष्त्संहिता, ६८।२ )। हंस के शरीर-छक्षण बहुत विशिष्ट होते हैं (६८।२४) । खस देश 
शूरसेन, यन्थार, गंगा-यसुना का अंतराल, इनपर वह शासन करता है ( ६८२६ ) । 


३, बृध्ज दह हैं जिसके शरीर का निदला भाग शुद्ध या परिपृ्ण ग हो, पूर्वकाय कछ 
क्षण धार छुड्गा हो | वह व्यक्ति हंसजाति के पुरुप का अनुचर बनता है ( वृहत्संहिता 
६८।६५ हू० सानियर दिलियन्स, संस्कृत कोश, ए० २५१। )। कब्ज और वामन 


राजाशा छू न्‍नतठःएर दे शनदचरा स॑ कह श्‌ए0 हृ || दाना सदर द्ट | 


जतका नचला 


घाग भग्न यथा कछुद्दा हो, डाएर टोंक हो, वह दामन, और जिसका ऊपर का भूका हो वह 


है बएढाता है-- 
उन्‍न्एएगगा दानदा सग्दपृष्ट 


गए़ातहा रात हृदए नद्र 


न्‍न्‍्वरप। 
| दासुददस्य ऋक्तः ॥६८।३० 
न (058 छूरफ पादत पृदकाय ततश्च | 


ः के 
हृझालतं राए्बाब्ण्सुऐदा (दटान ररः सचझ 


४६५ न सूचक: स्थात कृतज्ञः [६८।३५० | 


: 2 
हि प्र ता 


3 
४" 
्‌ 
कक 
५2 
हि 
2] 
+ 
५ 
हि । 
रई 
ढ़ 


49२ सग्नांशुक पटान्त वाक्य के पाँच अर्थ [ उच्छवांस 
रूप में वह अनुचरी कुब्जिका कहाई | वद कुब्जिका दासी जब्र राजा को पानपात्र में मधुपान देती 
है तो उससे पानपात्र लेने के लिये राजा उसकी ओर आवर्जित होते या झकते हैं और उस 
मधु को अपने मुख में पीकर उसका गंड्रपसेक रानी के मुख पर डालते हैं। स्री-पुरुष में 
परस्पर गंडूपसेक कामविल्लास का अंग था। कादम्बरी में राजा शुद्रक के यौवनसुखों में 
बाण ने इसका भी उल्लेख किया है (कादम्बरी वेद्य०, प्र० ५७ )। राजाओं के 
आपान-मंडल के अनेक विलासों में यह भी गिना जाता था । इस पक्ष में वाक्य का अर्थ 
निम्नलिखित होगा--सठे हुए अंशुक वस्त्र के छोर की पतली लाल क़िनारी से दीप 
सौन्दयवाली कुब्जिका ( सुख्दरी कन्या के हाथ में रखे हुए पानपात्र ) की ओ्रोर क्ुक्े हुए 
गौरवर्ण हंसजातीय सम्राट प्रभाकरवर्धन के मुख से निकले हुए. तरल (मधु ) गंड्प से 
( रानी यशोवती ने अपना ) कमलरूपी मुख धोकर |? गा 

'ग्नांशुकपठन्ततनु॒वाग्रलेखलांछितलावर्य”ः यह पद कुब्जिका के स्थान में राजा का 
विशेषण भी माना जा सता है। गौरवर्ण राजा का वेश ठीक उससे मिल जाता है जो उपरोक्त 
बुद्धमूर्ति में पाया जाता है?" । उस दशा में वाक्य का श्रर्थ इस प्रकार होगा-- 

भग्नांशुक उत्तरीय के छोर पर बनी हुई महीन लाल किनारी से जिनका सौन्दर्य 
भलक रहा है और जो कुब्जिका की ओर ( मघुपान लेने के लिये ) करके हैं, ऐसे गौर वर्ण 
राजा के मुख से सिंचित गंड्ूष-सेक से यशोवरी ने अपना मुख-कमल प्रत्ञालित करके |? 

इस प्रकार यह वाक्य महाकवि बाण की उत्क्ृष्ठ जड़ाऊ कृति हैं। अ्र्थों में कुछ भी 
खींचातानी या कूट कल्पना नहीं करनी पड़ती । एक बार जब हम उन कल्षा की परिभाषाश्रं 
तक पहुँच जाते है जिनका ज्ञान बाण के युग में लोगों को स्वाभाविक था तो एक के बाद दूसरे 
रसभरे अ्र्थों के कोष खुलने लगते हैं? । 


३. कुमारस्वामी, भारतीय कला का इतिहास, चित्र १५९ । 

२. ऊपर के श्रथो' को लिखने के कुछ दिन बाद मुझे यह देखकर अ्रत्यन्त हप॑ हुआ कि कम- 
से-कमस एक विद्वान श्री डा० भार० सी० हाजरा ने इस वाक्य के पाठ भ्रौर अथ पर विचार 
करने का प्रयत्न किया था ( ए पैसेज इन बाणभद्‌टस हपचरित, पूना ओरियेंटजिस्ट, भाग 

| १४ ( १९४९ ), ए० १३-२० )। डा० हाजरा ने केवल एक अर्थ ( चाँदी के राजहंस- 
सेज्ञक पात्र के पक्ष में ) ही दिया है। तो भी उनके लेख से में कुब्जिका” का ठीक 
अर्थ समझ सका। मैंने भी पहले कुबड़ी अथ किया था। पर श्री हाजूरा ने तंत्रों के 
पुष्कल प्रमाणों से सिद्ध किया है कि क्ुब्जिका का वास्तविक अर्थ था आठ वप की 
गविवाहिता कन्या! । रुद्रयामलतंत्र तथा अ्रव्य तंत्रों में एक वर्ष से १६ वर्ष तक की भआयु 
की कन्याओ्ं की संज्ञाएं बताते हुए भ्रष्टवर्षा कन्या को कुब्जिका कहा है ,(( सप्तभिर्मालिनी 
साक्षादृष्टवर्षा च कुब्जिका, रुद्यामल, पटल ६, श्लो० ९४ )। मुझे यह नया अर्थ बिहकुल 
समीचीन जान पड़ता है। विशेषतः जब में सहोली ( सथुरा ) से मिले हुए मधुपान के 
दृश्य में अंकित, चपक ज्षिए हुए, रानी के एक पाश्व में खड़ी हुईं अलुत्पक्नस्त्रीव्यंजना 

नया को देखता हूँ (मथुरा स्यूजियस हैंडबुक, चित्र २४), वो सुझे कुष्जिका का यही श्र्थे 
निश्चित प्रतीत होता है (चित्र ५७) । मैंने श्री हाजरा द्वारा श्रदर्शित कुब्जिका के इस अ्रथ को 
यहाँ अपना लिया है। अपने लेख के पूर्वार्ध में श्री हाजारा ने मसनांशुक' ' 'से पहले के वाक्य 





पाचवाँ ] प्रभाकरवध को झत्यु १०३ 


रानी यशोवती अन्तःपुर से पैदल ही सरस्वती के किनारे तक गई' और वहाँ सती हो 
गई ( १६८ ) | 

हुं भी माता के मर्ण से विहृवल होकर बन्धुवग को साथ ले पिता के पास आए । 
प्रभाकरवर्धन के शरीर में थोड़ी ही प्राणशक्ति बची थी। उनको पुतलियाँ फिर रही थीं । 
हर्ष के फूट-फूटकर रोने का शब्द उनके कान में पड़ा। बहुत घीमे स्वर में उन्होंने उसके 
लिये कुछ अन्तिम वाक्य कहदे--पुत्र, ठुम महासत्व हो। लोक महासत्त के आश्रय से 
ठहरता है, राजा का अंश ( राजत्रीजिता १६८ ) तो बाद की वख्घु हे। तुम सच्धारियों 
में श्रेष्ठ हो, कुल के दीपक हो, पुरुषों में सिंह हो। वह प्रथ्वरी तुम्हारी है। राज्यलक्षमी 
ग्रहण करो । ल्ञोक का शासन करो । कोश स्वोकार करो | राजसमूह को वश में करो। 
राज्यमार संभालो। प्रजाओं की सवथा रक्षा करो। परिजनों का पात्नन करो। शशस्त्रों 
का अभ्यास इद करे । शलुओं को शेप न रखना |” यह कहते-कहते उन्होंने आँखें मीच लीं। 

प्रभाकरबधन की मृत्यु के बाद उनकी शव-शित्रिका काले चँँवर लगाकर बनाई गई । 
काले अगरु के काप्ठ से चिता तैयार की गई। अमुमरण के लिये तैयार स्त्रियों ने प्रसन्नता 
से कानों में हाथीदाँत की कर्णिका और सिर पर केसर की मुडमालिका पहनी। स्वयं हर्ष, 
एवं सामन्‍्त, पौर श्रोर पुरोहित कंधा देकर श्ररथी को सरस्वती के किनारे ले गए, और चिता पर 
रखकर अग्निक्रिया को । 

हर ने वह मयंकर रात्रि नंगी धरती पर बरठे-चेंठे बरिताई । कुछ दिनों तक स्वामिभक्त 
अन्तरंग सेवक कुशाश्ों पर सोते रहे । दृप सोचने लगा क्रि राज्यवर्धन की मृत्यु से एक 
बड़ा श्रभाव हो गया है। इस प्रसंग में बाण ने सत्ववादिता, वीरता, कृतश्ता आदि कुछ 
गुणों का परिगणन किया है। वस्त॒तः गुप्तयुग में चरित्र-्सम्बन्धी गुणों पर बहुत जोर 
दिया जाने लगा था। मनुष्यों के नामों में मी ( जैसे ध्विशर्मा, सत्यशर्मा ) इसकी छाप 
पाई जाती है। रक्‍न्दगुप्त के जूनागढ़-लेख में पणुदत और चक्रपालित के गुणों की अ्रलग- 
अलग सूचियों दी गई हूँ जिनपर रुग्यकू विचार करके उन्हें मुराष्ट्र का गोत्ता बनाया 
गया था। शुब्रानीति में भी जो गुप्तशासन का परिचय-अन्थ है, सावेजनिक अधिकारियों के 
लिये आवश्यक गुणों को तालिकाएँ दी गई हैं। कालिदास ने सब गुणों में विनय ( प्रशिक्षण 
वे; दाग उत्पन्न योग्यता ) को प्रधान माना है। बाण ने कह है कि प्रभाकरवर्धन की मृत्यु 
के बाद मानों अपदानो के लिये कोई स्पान न रहा (अपदानि अपदानानि १७०)। 
अपदान शब्द का मूल अथ वीरता का विह्नक्षण काय थघा। समापव के युविष्ठिरराजनीति- 


पव में योद्धाद्ों को दत्तापदाना विक्रान्दाश (४६७, पा ) कहा गया है। संस्कृत 


' (वन छझाच्द बन मु ज्च्दानद आवनत्वाददान! आई नामां में 
दापिसत्तो दे; दरि हरी ० स्लो मी जु न्‍ 

पर्ञा४- ३ ह>बनमप 8 रा बम टू स्ाता न त्तर्का एके फ्रिएन रिक कक 
उषित्तततोी दे आस्यन्मुणु-रच्चो फिरी लोफात्तरद्ायं के लिये प्रयुक्त होता था | 

एः ब्रा न द्रा ज्् अेनााक ०० कृि>पकनन ककन.. .2फाम्कममममक हम लकी 2० पक की च्ै न. ह 
फेक घर सफाद के एल उनकर कत्श में रक्‍खे यए छोर वे ननदधातगर्भकम्म! 
पिणोे एश रमाद € 5 हक, ब हा न <्‌ #५ ा + जब ४.०७ ब्डः 

एण पर सखकर वदिदिय होपसपानों छोर नत्ियों दो ले 


7 ले जाए गए। भारहत-साँची की 


दर डा 5 र दर ढ् 
कप « ब4प हू ६ असर श्ू हफ्रसाट नच च्च्च्यतमरि: | 
न. 95 न्शीर हे ऐ के प्ले (८६६६ जज का ह प्चयूतसात्यप्य हस्तन 
रतजाक्ताय तर गहसद रर्खाशुस्टल्न पं हालत ने भी मिग्नागक *- 2, "४ 
हि ३२ हर थे ६४६४०. ६, ९- पक हर ॥। | “4 (२१ ृ सना सरनाशुक न समदगीणन! 
जा ६ हा या ०. थक 5 7 डा 
सब छू प ६ धन्य . अ सदा स्क्। एक हर पृ ण्ट साना ट्ट ] 


३०४ सम्राद की श्रोध्वदेहिक क्रिया [ डच्चुवास 


प्राचीन कला में बुद्ध की धातुगर्भमंजूयाएँ इसी प्रकार दाथियों पर ले जाई जाती हुईं दिखाई 
गई हैं। यह प्रथा बहुत प्राचीन थी और बाण के समय में भी वह प्रचलित थी १ | 
मृतक के लिये उबाले भात के पिंडे जल के किनारे दिए गए; उनका रंग मोम के गोले की 
तरह सफेद था | 

अगले दिन प्रातःकाल हप उठे ओर राजकुल से बाहर निक्रलकर सरस्वती के 
किनारे गए। राजमर्िर में सन्नाय छाया हुआ था। अन्‍्तःपुर में केवल कुछ कंचुकी रह 
गए थे। महल्ल की तीन कक्ष्याश्रों मं काम करनेवाले परिजन अनाथ की तरह थे। राज- 
कुंजर दर्षशात अपने स्तम्भ से बँधा विपाद में चुपचाप खड़ा था और ऊपर ब्रेंठे मद्ाबत की 
आल से आँसुझ्रों को धारा वह रही थी। खासा घोड़े ( राजवाजि ) जिन्हें मंदुरापालक के 
रुदन से सम्राट के देहावसान का संकेत मिल चुका था, दुःखित दशा में चुयचाय आंगन 
में खड़े थे ३) महास्थानमंडप सूता पड़ा था ओर जयशब्द की ध्वनि इस समय वहाँ 
नहीं सुन पड़ रही थी* | 

सरस्वती-तीर पर जाकर हर ने-स्नान क्रिया और पिता को जलांजलि दी। मृतक- 
स्नान करने के बाद उसने बालों में से जलन नहीं निचोड़ा ओर घुले हुए दुकूल् बस्त्रों का 
जोड़ा पहनकर छात्र के बिना ओर लोगों को हृटानेवाले ( निरुत्सारण ) प्रतीहारों के ब्रिना 

वह पेंदल राजभवन को लौठट आया ( १७२ ) ५। 


इसके बाद धार्मिक इतिहास की दृष्टि से हर्पचरित का एक अत्यन्त महपूर्ण 
प्रकरण है ( १७२ )। इसमें बाण ने २१ धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। इनमें 


से केवल चार के नाम दिए हैं और शेष १७ बिना नाम के ही कहे गए. हैं। केवल उनके 
धार्मिक सिद्धान्तों और आचारों के बहुत ही गूढ संकेत से उन्हें पहचानना होगा । इनमें 


:0, पार्थिवास्थिशकलकलास्विव कलविंककंधराधूसरासु तारकासु भूख्द्वातुगर्भक भधारिपु 
विविधसरःसरित्तीर्था भिमुखेषु अस्थितेषु वनकरिकुलेपु (१७१ )। यहाँ फूलों के रंग 
की उपमा चिरौंटे के कंधे के घूसर रंग से दी गई है। रंगों के विषय में बाण का निरीक्षण 
अत्यन्त सूच्म था। 
फूल छुनने से पहले जी के तथा फूल छुनने के बाद भात के पिंड दिए जाते हैं । 
मन्दुरापालाकन्दक थिते चाजिरभाजि राजवाजिनि। वाण का यह मूलपाद बिल्कुल शुद्ध 
था। राजकुजर के विपादिनि और निष्पन्द्सन्दे विशेषण धोड़ों के लिये भी लागू है। 
श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री ने अनावश्यक ही कथिते के स्थान पर 'क्वथिते! या “व्यथ्रिते! पाठ 
संशोधन किया है। कश्मीरी पाठ 'कथिते' ही है। 
शुद्वान्त अर्थात्‌ धवलगृह तीसरी कच्या में था। उसके बाहर दूसरी कच्या थी 
जिसमें नोकर-चाकर जमा थे। उसके बाद पहली कच्या थी जिसमें एक ओर खासा 
हाथी ( राजकुंजर ) के लिये इभशपण्यागार, बीच में महास्थानमंडप, ओर बॉयी ओर 
खासा धोड़ों ( राजवरलभतुरंग ) के लिये सन्दुरा थी--इस प्रकार राजकुल का संत्तिप्त 
मानचित्र बाण ने यहाँ फिर दोहराया है जिसका विस्तृत वर्णन दूसरे उच्छुवास में पहले 
किया जा चुका है । । 
५. लोगों को हटाकर राजा के चारों ओर बने हुए घेरे को वाण ने समुत्सारणपर्यन्तमंडल 
(७१ ) कहा है। 


7 


पाँचवाँ | * धामिक सस्मदाय १०७५ 


से कुछ लोग तो हर्ष के साथ संवेदना प्रकग करने के लिये और समझाने के लिये श्राते हैं । 
शेष के लिये यह कल्पना की गई है कि प्रभाकरवधन के अत्यन्त प्रिय ( राजवल्‍्लभ ) भ्त्य, 
सुहृद्द और सचिव जो सम्राद से वियुक्त होने के शोक को न सह सके वे घरबार छोड़कर 
अपने-अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार साधु चन गए। यह तो कल्पना है, पर इस 
प्रसंग से लाभ उठाकर बाण ने भारत के धार्मिक इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली बहुमूल्य 
सामग्री एक स्थान पर दे दी है। सोमदेव ने यशस्तिलकचम्पू (६ वीं शती ) में अनेक 
सम्प्रदायों का ओर उनके सिद्धान्तों का अच्छा परिचय दिया है। श्री हंदीकी ने अपने 
ग्रन्थ में ऐतिहासिक दृष्टि से उनपर विस्तृत विचार किया है १५। श्रीहृष के नेषधचरित में 
एवं प्रवोधचन्द्रोदय आदि नाठकों में भी इन सम्प्रदायों के नाम ओर उनके मतों का संकेत 
मिलता है। किन्तु बाण का उल्लेख सातवीं शती के पूर्वाध का होने से अधिक महत्त्व का है। 
शंकराचार्य के समय से पूर्व के विभिन्न दाशनिक मतों और धार्मिक सम्पदायों के ऐतिहासिक 
विकास पर बाण की सामग्री प्रकाश डालती है। बाण ने आगे अ्रष्यम उच्छुवास में दिवाकर 
मित्र के आश्रम में रहनेवाले उन्नीस संप्रदायों के अनुयायियों के नाम गिनाए. हैं (२३६ )। 
उसी दी से प्रस्तुत प्रकश्ण को समझने की कुंजी प्रात होती है। दिवाकर मित्र के आश्रम 
में नाना देशीय निम्नलिखित सिद्धान्ती लोग उपस्थित थे--१, श्राईत, २. मस्करी, ३. श्वेतपट, 
४, पांडरिमिन्ुु, ५. भागवत, ६. वर्णी ७, केशलुचन, ८. कापिल, ६, जैन, १०, 
लोकायतिक, ११, काणाद, १२, ओपनिप्रद, १३, ऐड्वरकारणिक, १४, कारन्धमी, १५, धर्म- 
शास्त्री, १६, पौराणिक, १७, साप्ततन्तव, १८, शाब्द, १६, परांचरात्िक श्रौर अन्य 
(२१६ )। जैसा हम देखेंगे, उक्तयूची में और यहाँ के क्रम में भेद है, किन्तु इनके पहचानने 
वी कुंजी वहाँ अवश्य छिपी है । 


दर्षचरित के पाँचवें उच्छवास की सूची इस प्रकार है। प्रत्येक अ्रंक के नीचे दो 
झथ दिए गए है; पहला अ्र० भत्य झादि के पत्त में है, दूसरा सम्प्रदायों के पक्ष में । 
९. केविदात्पान॑ भरयुव्‌ बबन्छ: । 


श्र, वुछ ने भगपतन स्थान में अपने-श्रापको नीचे गिराकर शआ्रात्माहुति दे दी। 
भगुपतन या भागुपाद स्पान हिमालय में केदारनाथ के समीप है जहाँ मोज्ञार्थी पर्वत से नीचे 
के रैरान्त वर लेते थे *। प्राचीन विश्दात के अनुसार आर्त लोग श्रसह्य दुःख 
ले प्राण पाने के लिये शुगुयतन, काशी-करवट, करीपाग्नि-दहन और समुद्र में शात्मविलय-- 
एस बार प्रकारों से जीवन का भ्न्त कर डाहते थे | 


प्रा, कुछ छोग भयगुद्यों में अनुरक्त हुप। वहाँ भागदतों से तावे है। भगु ने 
दिप्णु की हाठी में छात सारी, डिर भी दिपणु से डबका सम्मान किया। यह कथन विप्णु 


गदतों को मान्य था। मल में भाग लोग नद्ग 


बॉ, 


है 


लाए वष्एदंघम का समन्दव इस कथा का भाव है । 


हा + 8.0 
६. ६८३ शा८ ब.० दें ० हू क्‍बा-हत दशरस्तछक एड हाहयन कल्चर । 

६. धाव क्ाशदइना शब्द थे ददन्डः के सदापत एर दर्मड़ः पाठ सुझाया ह सो बाए के शिलप्ट 
धु 


पर ए। एप ऐे धशट है । इन्व धातु वे यहाँ दो दर्द हूं. आत्साएण करना झीर अनुरक होना । 


$र 


#५ 


धर 


१०६ धार्मिक सम्प्रदाय [ उच्छवास 


इस समन्वय का सत्रसे अच्छा प्रमाण महाभारत का वर्तेमान रूप है जिसमें नारायणीय धर्म 
ओर भागवों के चरित्रों का एक साथ वर्णन है १। 

२, केचित्तन्रेव तीथेपु तस्थुः । 

अर, कुछ तीथ्थयात्रा के लिये गए और वहीं रह गए | 

थ्रा, दूसरे पत्त में तीथ का अर्थ गुरु है। कुछ विद्याध्ययन के लिये आचायों के 
पास गए, और नेण्ठिक ब्रह्मचय का व्रत लेकर वहीं रह गए।। ऐसे लोग वर्णों कहलाते ये। 
वर्णी अपने ब्रत के सूचक जठा, अ्रजिन, वल्कल, मेखला, दंड, अक्षवल्य आदि चिह 
घारण करते थे। इसीलिए भारवि ने वर्शिलिंगी पद का प्रयोग किया है ( किरताजु नीय 
१।१)। बाण ने क्‍त्स के भाई सारस्वत के विपय में लिखा है कि उन्होंने अविवाहित 
रहकर इन्हीं चिहों को धारण करके जन्ममर तप क्रिया*। कादम्बरी में जय, कृष्णाजिन, 
वल्कल, आपाददंड धारण करनेवाली तापसियों को वर्णी कहा गया है ( वेद्यन २०८ ) | 

३. केचिदनशने: आस्तीणतृणकुशा व्यथमानमानसा: शुच्म्‌ असमामशमयन्‌ | 

अर. कुछ लोग आहार त्याग कर अपना भारी शोक मिंयने लगे | 

आ, यहाँ निराह्षर रहकर प्रायोपवेशन के द्वारा शरीर त्वागनेवाले अथवा लंवे-लंबे 
उपवास करनेवाले जैन साधुओं से तात्पये है। ये श्वेताम्बरी साधु ज्ञात होते हैं। कादम्परी 
में सित वसन पहननेवाली श्वेतपट तापसियों का उल्लेख है |3  अन्यजैन सम्पदायों के 
लिये संख्या ७-८ देखिए | 

४. केचिद्‌ शल्लमा इव वेश्वानरं शोकावेगविवशाः विविशुः | 

ञ्र, कुछ शोक के आ्वेग से अ्ररिनि में प्रविष्द हो गए। 

आरा, धार्मिक पक्ष में यहाँ चारों शोर आग जलाकर पंचाग्नितापन करनेवाले 
साधुओं की ओर संकेत है। स्वयं पावेती के सम्बन्ध में कालिदास ने पंचाग्नितापन का 
उल्लेख किया है ।४ सम्भवतः ये लोग शुद्धवृत्ति के शैव थे। मधुरा-कला में पंचाग्नितापन 
करती हुईं पार्वती की अनेक मूर्तियाँ मिल्री हैं, जो गुत्काल से शुरू होती हैं। अवश्य ही 
वे इसी प्रकार के शिवभक्तों की जान पड़ती हैं। इनके विपरीत पाशुपत घोर दुत्ति के 
शैव थे, जैसे मैरवाचाय । बाण की मित्र-मंडली में शैव वक्रधोण इसी प्रकार का शिवभक्त 
जान पड़ता है| 

५, केचिद्दास्णदुःखदह यमानहृदया गह्ीतवाच: तुषारशिखरिणं शरण ययुः | 

अर. कुछ मौनमत लेकर हिमालय पर चले गए,। 





१. इस विपय के विस्तार के लिये देखिए, श्री विष्ण सीताराम सुकर्थंकर के “शंगुवंश और 
भारत' शीर्षक लेख का मेरा अनुवाद, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका । 

२. आत्मनापि श्रापाढ़ी कृष्णाजिनी वल्‍्कली अक्तवलयी मेखली जटी भूत्वा तपः (३८ )। 

३. सितवसननिविड्निबद्धस्तनपरिकरामिः श्वें तपटव्यंजनामिः तापसीतिः ( वेद्य०, २०८ )। 


४. ततश्चतुर्णा ज्वलतां हविभुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । 
विजित्य नेन्रम्नतिधातिनीं प्रभामनन्यदष्टिः सवितारमेत्षत॥ (कुमार० ५२० )॥ 


पाँचदाँ ] घामिक सम्प्रदाय १०७ 


आ. यहाँ वैयाकरण लोगों से तात्पर्य है जो पाणिनि की शब्द-विद्या के माननेवाले 
थे। स्वयं पाशिनि वाकू या शब्द-विद्या की साधना का जत लेकर हिमालय में तप करने गए. 
घे। दिवाकर मित्र की यूची में इन्हें 'शाव्दा:? कहा गया है? । ह 

६, क्वचिद्‌ विन्ध्योपत्वकास वनकरिकुल्करशीकरासारसिच्यमानतनव: पत्लवशयन- 
शयिनः सनन्‍्तापमशमयन्‌ | 

अर, कुछ विन्ध्याचल के जंगलों में पत्तों पर सोकर अपना सम्ताप मिटाने लगे । 

आ. सम्प्रदाय के पक्ष में यहाँ पांडरि मिन्नुओं से तालये ज्ञाव होता दै जो पहनने और 
शयनादि के लिये पल्‍्लव श्रर्थात्‌ श्वेत दुकूलवस्त्रों का प्रयोग करते थे | ज्ञात होता है, ये लोग 
ठाटब्राट से रहनेबाले महन्त थे जो हाथी आ्रादि भी रखते थे । निशीथचार्ि ( ग्रन्थ ४, प० ८६५ ) 
के अनुसार आजीबकों की संज्ञा पाएडरिमिक्तु थी ।* थे लोग गोरस का बिल्कुल व्यवहार 
न करते थे। इससे बाग्य का यह कथन मिल जाता है कि उनके शरीर जल से सींचे गये थे । 

७, केचित्सन्निहितानपि विपयानुत्यज्य सेवाविमुखाः परिच्छिन्नीः पिंडके: अव्वीभुवः 

शत्या जयहुः । 

अर. कुछ विपयों को त्याग कर अल्वाहार से कृश शरीर होकर शज््य अय्वीध्यानों में रहने लगे । 

थ्रा, यहाँ जैन साधुश्रनों का बणन है जो चार्द्रावण आदिक अनेक प्रकार के बतों में 
अत्यन्त नपा-तुला आहार ( परिच्छित्र पिंडक ) लेते थे। इन साधुओं की पहचान यापनीय 
संबवाले साधुश्नों से की जा सकती है। यदि यह सत्व हो तो बाण के समय ( सातवीं शती ) 
में इस सम्प्रदाय का खूब प्रचार रह होगा। श्री नाधूरामजी प्रेमी के अनुसार यापनीय संघ के 
साधु मोरविच्छि रखते थे, नग्न रहते थे, पाशितलमोजी थे, घोर अवमोदायय या अ्ल्पभोजन का 
वाष्ट संक्षिष्ट बुद्धि के विना सहकर उत्तम स्थान पाने की अमिलापा रखते थे और मु॒नियों की 
मृत देह को शल्य स्थान में अकेली छोड़ देते थे ( नाधूराम प्रेमी, यापनीय-साहित्य की खोज, 
जन-साहित्य ओर इतिहास, ए० ४४,२४६ )। इन पहचानों को लेकर चलें तो बाण के 
बणन से यापनीयों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी मिल जाती है। वाण ने मोर-विच्छु रखने- 
वालों को कुपणक ( ४८ ) और नग्नाटक ( १४२ शिखिपिच्छिलाओ्छुन: ) कहा है। यापनीय 
नंगे रहते ये, यही शव ताग्बरों से उनका भेद घा। यापनीयों के लिये भी उस समय क्षपणक 
झोर नग्नायक ये दो विशेषण प्रयुक्त होते घे। तीसरी बान बाण ने यह कही है कि ये लोग 
बहुत दिन तक स्वानादि के बिना रहकर शरीर को अत्यन्त मलिन रखते थे । सम्मवतः 
महथारी विशेषण इन्हीं के लिये प्रयुक्त होता था। अल्प भोजन से शरीर को कष्ट देने की 
बात तो यहीं मिहछती है कि मित आस खाकर रहते थे (पारिब्लिन्नों: पिंडकै:, 


१७२ )। शत्व स्थान या जंगछों में ात्रय लेने की दाव का भी समर्थन बाण के इसी 


हर ॥+०थ हि (.क 
ध्द्हेर्छ ४४ छऐे पझाट८ वर भाटजा जाराध्ान जे दा प्विसना प्त्ा* श्‌द मंभीचफते 
इल्कैख में है ( अटदीलुदा। शत्पा जरहु: )।! सिदाविगुखा: शब्द में भी श्लेप ज्ञात होता 
व 


“7 
72 


देमस दा र्घत्‌ नेग मोल सदर 
>> चददुद्ध दाधातू नंगनशनक्ससशक 


ते की सेद करनेदाले | नेगमेश ने ब्राह्मणी देवानन्दा 


ट रे 
का दधो इई-०२० ३०० ३5 क्ष्ल्जज सेल 
रभवर व सनर्े।हर दान पाए [द्र 
में दा 


हे 


ल्‍्२र्ज लत 


4 
की 
४३, 2॥7 


पे ५] 3» बन 
पदिशला के गम में बदल दिया था। बाण 


झलेञजत रस ख्िकिि 
शच्ष 


; 27 7 #: 
0: । 
व ४5 $£ 
; 
न्ज्क 
ग 
! 
24 
|” 


यू दा एजा 


इडा का विशेप प्रचार था। मथुरा 


के 











ग्छ के |5 ९ घ्प्‌ ४5: >> ओ स्व 
« एछबाह के दृयावरणय दा शाहिकों दे. दाब्यसन का एद्चप्रानुतकम नामक भाण में चित्र 
सच गया पर पर रे हु 
-/दा गया है ( चर्ुर्नाएं ६, एृ० ८ से ६० तक ) 
के ब्प की हि पथ क् कक च्ररा कया" पते पे ये टच ने 
६. झेत शागालाल सथसरा हुत गशरादी इंचर्ंद्र, ए० २२४ ऋर ५६० । 


श्‌ 
रब 


थ्प 


१०८ धार्मिक सम्प्रदाय [ डच्छवां 


्ध्ज 


एवं अहिच्छुन्ना से कुपाण और गुप्तकाल की कई नेगमेश-मूर्तियाँ मिली हैं। ब्रहत सम्मव है 

के यापनीय-संघ के अनुयायी लोगों में नैगमेश की पूजा का विशेष प्रचार गुपकाल या उसके 

कुछ बाद भी जारी रहा | ह 
८. केचित्वनाशना धर्मंधना धमद्धमनयों मुनयो व्ूजु. । 


अर, कुछ वायुभक्षण करते हुए कृशशरीर मुनि हो गए । 

; हुए वे शरीर को सुखाते थे । घमद्धमनयः विशेषण इन 
लोगों के लिये साथंक था। उप्र तपस्या करते हुए बुद्ध को छूश और धमनिसंस्यित कहा 
गया है। इसका उदाहरण गंधारकला में निर्मित तप करते हुए बुद्ध की मूर्ति है जिसमें एक- 
एक नस दिखाई गई है। बुद्ध ने तो इस प्रकार का उम्र मार्ग त्याग कर मज्मिमपणिपदा 
( बीच का रास्ता ) अपना ली थी, किन्तु महावीर उसी मार्ग पर आरूढ़ रहे | दिवाकर मित्र 
के आश्रम की सूची में बाण ने जिन्हें केशलु'चन कहा है वे ये ही ज्ञात होते हैं और जिन्हें 
आहत कहा है वे यापनीय-संघ के। हिन्दी में एक मुहावरा हे लुच्चा-लु गाड़ा। इसका लुचापद 
लु'चित या केशलु'चन की ओर संकेत करता हे | लु गाड्ा शब्द नग्नाठक का अ्रपश्रंश 
रूप है। इस ग्रकार लुचा-लु गाड़ा पद में दिगम्बरी साधु और यापनीय-संप्रदाव के साथु, इ 
दोनों की ओर एक साथ संकेत विहित ज्ञात द्ोता है। इस प्रकार यापनीयों की उस समय नग्नाटक, 
ज्षपणक, आहत आदि कई संज्ञाएँ प्रचलित थीं | 

8. केचित्‌ गहीतकापायाः कापिलं मतम्‌ अ्रधिजगिरे गिरियु ( १७३ ) | 

अर. कुछ काषाय धारण करके गिरिकन्दराश्नों में कपिलमत का अध्ययन करने लगे। 

आ. कपिलमतानुयायी साधुओ्नों को बाण ने लंबी जयएँ रखनेवाले (जटावलम्बी, ५०) 
कहा है। दिवाकर मित्र के श्राश्रम में भी कापिलों का उल्लेख है। कपिल्षमतानुयायी सांख्यवादी 
साधु मोक्षमाग का अनुसरण करते और कापराय वद्ध पहनते थे ( दे० याज्ञ० स्मृति ३४७ )। 

१०, केचित्‌ आचोटितचूडामणिषु शिरस्स शरणीकृतधूजय्यो जय जघशिरे | 

अर. कुछ ने घूड़ामणि उतारकर शिव की शरण लेकर जयएँ रख लीं। 

आ., ये लोग पाशुपत शव ज्ञात होते हैं। हे के स्कन्धावार में पाशुपत साधु भी एकत्र 
थे। पाशुपतब्रतधारिणी परित्राजिकाएँ माथे पर भस्म लगाकर हाथ में रुद्रात्ञ की मात्रा लिए 
शरीर पर गेरुए; वस्त्र पहनती थीं१ । प्रथम शताब्दी ई० के बाद से मथुरा और समस्त 
उत्तरमारत में पाशुपत शवों का व्यापक प्रचार हो गया था* | 

११, अपरे परिपाय्लप्रलम्बचीवराम्बरसंवीताः स्वाम्यनुरागमुज्जवलं चक्रः। 

श्र, कुछ ल्ञाल रंग का लम्बा चीवर पहनकर स्वामी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट 
करने लगे-। 

आ, साधुओं के पक्ष में, लाल लम्बा चीवर अर्थात्‌ संघाटी पहननेवाले भिक्तु स्वामी 
अर्थात्‌ बुद्ध के प्रति अपना अनुराग प्रकट कर रहे थे। बौद्ध मिक्षु दिवाकर मित्र भी अश्ण 
३. धवलभस्मललाटिकाभिः अक्षमालिकापरिवर्त नप्रचलकरतलामिः पाशुपतवृतधारियीसिः 


धातरागारुणाम्बरामिश्व परिवाजिकासिः ( कादम्बरी बेद्य० २०८ ) | 
२. शंकराचार्य ने पाशुपतद्शन का खंडन किया है ( शारीरकभाष्य, शराई७ )। 


पाँचवाँ ] धार्मिक सम्प्रदाय १०९ 


चीवर-पटल पहने था ( २३७ )। कादम्बरी में पक्त तालफल के छिलके की तरह लाल 
वस्त्र पहननेवाली और रक्तपट साधुश्रों का व्रत धारण करनेवाली तापसियों का उल्लेख है* । 
बाण ने बौद्धों के लिये जैन शब्द प्रयुक्त किया है। शंकर ने हष के स्कन्धावार में एकत्र 
जैन साधुओ्नों का अर्थ शाक््य ही किया है (प्रृ० ६० )। इस थुग के संस्कृत-बोद्ध-साहित्य 
में बुद्ध के लिए. बराबर जिनताथ शब्द आया है। बाण ने बौद्ध मि्षुश्रों को शमी कहा है।* 

१२, अन्ये तपोवनहरिणजिह्ांचलोल्लिह्ममानमूतेयो जरां ययुः । 

अर, कुछ तपोवन में आ्राश्रममगों से चाटे जाते हुए; वाद्ध क्य को प्राप्त हुए । 

था, साधुओं के पक्त में, इसमें बेखानसों का उल्लेख है जो ग्रहस्थ-जीवन के बाद 
वानप्रस्थ-त्राश्नम तपोवन में व्यतीत करते थे। भवभूति ने तपोननों में वृक्षों के नीचे रहने- 
वाले इद्ध रहस्थों को जो शमधर्म का पालन करते थे, वेखानस कहा है।3 कालिदास ने 
भी कण्व के आश्रम में शमप्रधान तपोधन साधुओं के आदर्श का वर्णन किया है। ज्ञात 
द्ोता है कि कए्य का आश्रम भी बेखानसों के आदश पर ही संगठित था। इसीलिए 
उसमें स्त्रियों के भी एक साथ रहने की सुविधा थी। बाण से पहले गुप्तकाल में ही वैज्ञानस- 
धर्म ने महत्व प्राप्त कर लिया था। इस बेखानस-अआदर्श में कई घाराश्रों का समन्वय हुआ । 
उन्होंने गदरथधर्म को प्रतिष्ठा दी। शहस्थाश्रम के बाद मिक्त बनने का मार्ग भी खुला 
रखा, किन्तु स्त्री का परित्याग करके नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर वानप्रस्थ-श्राश्रम में शमधर्म 
का पालन करते हुए। उपलब्ध बेखानस-आगमों से एक बात और ज्ञात होती है कि 
वैखानसों ने धर्म के ज्षेत्र में एक ओर भागवतधमम और पांचरात्रों की व्यूहपूजा को स्व,कार 
किया तो दूसरी झोर वैदिक यज्ञों को भी अपने पूजापाठ में नये दंग से सम्मिलित करते हुए 
ग्रहण किया। इस प्रकार वेखानस-धर्म कई धाराश्रों को साथ लेकर गुप्तकाल के धार्मिक 
आन्दोलन में युग की आवश्यकताश्रों के श्रनुसार विकसित हुआ। वसिप्ठ और जनक के 
जीवन उसके आदश थे। बच्त॒ुतः बैष्णवों में भी भागवत, पांचरात्र, वैखानस और सांत्वत 
झादि भेद थे। दिवाकर मित्र के आश्रम में भागवत और पांचरात्रिकों का प्रथक उल्लेख 
हुआ ऐ। पांचराज्रिक चठ॒य्यूह के माननेवाले थे। उन्हीं में कुछ लोग अपने को 
एकान्तित्‌ कहकर केवल बासुदेव विष्णु की उपासना करते थे। सात्वतों का सम्बन्ध 
प्राचीन नारायणीय धर्म से था। वे दिपु के अन्य अदतारों--विशेषत: सिंह और बराह-- 
को भी मानते थे। उत्तिंह वराहमुखों के साथ दिपु की अनेक मूर्तियाँ मथुरा-कला में मिली 
है। दे सालत-परम्परा में ही ह्ात होती हैं। दैद्यानस-धर्मानुयावी पंचवीर अथवा सत्यपंचक 
फे मप में विष्णु और उनके चार अन्य साथियों या चत॒ष्यृंह की उपासना करते ये | धार्मिक 
६, प्रिणतताल्‍ूफलवल्कललोहितदस्त्रानिः रक्तरटदृतवाहिनीलि: तापसीसिः ( कादम्वरी 
ह्चण र्0८ ) 
« शाध््याध्रम शूति शर्रीजिः ( ५८ )। 


् 


हा 


ने तानि गिरिनिर्भर्णिीतरटे देखानस ध्िततरूणि तपोदनान 
« एतानि तानि गिरिनिमारिणीतटे दंखानसाधिततरूणि तपोरनानि। 
कि ६2 शपरसा: मिनो नजन्‍ते दीदार स्ल्क्चित्ता राडित्न श्दा > 
एप्दा।तथयपरना: घामदा नजनन्‍्त दादारह्ञप्टपचना यू टिएो गहाहि (उत्तररामचरित ९२०) | 
+- बल स् हे के न्‍ हे रा दर क ४7५ ० पी 808 ० ह 
शईंसण छात हाठा है दि: देखादस छोग झातिध्यधमस में निष्ठा रखते थे और तपोवन में 
स्टय एष्एड् हारनदाल सादाराट़ घानया रे जादनय ४ 


"देदयाद्रा उलात थ। 


(| 


3 


के घामिक सम्प्रदाय उच्छेर्वास 


इतिहास के लिये भागवतों के विविध सिद्धान्तों और थ्राचारों का अन्वेषण महत्वपूर्ण है | 
साहित्य श्रीर कला दोनों पर उनकी छाप पड़ी थी । ॥ 
९१. अपरे पुनः पाणिपल्‍लवप्रमृष्टैराताम्र रागैनेयनपुठे: कमंडलुमिश्व वारि वहस्तो 
गह्दीतश्नता सुंडा विचेह् 
अर, ऊुछ ने आय भरे हुए लाल नेत्रों को हाथों से पूँछुकर और कमंडलु के जल 
से धोकर सिर मुँड़वा लिया और भूमि-शयन, एक बार भोजन श्रादि विविध व्रत ले लिए | 
आ, साधझों के पक्त में, वाण यहाँ पाराशरी मिक्षुओं का वर्णन कर रहे हैं। 
दिवाकर मित्र के आश्रम की सूची में पाराशरी नाम नहीं है, किन्तु हपचरित में अ्न्यत्र 
पाराशरियों का जो लक्षण बाण ने दिया है वह इससे ब्रिल्कुल मिल जाता है। द्वितीय 
उच्छुवास में कहा गया है कि कमंडलु के जल से हाथ-पैर घोकर चैत्यवचद्दन करनेवाले लोग 
पारशरी थे" । बाण ने अन्यन यह भी कहा है कि पाराशरी ब्राक्षणों से दृप करते थे 
( पाराशरी ब्राह्मणुयो जगति दुलमः श्प१ )। यह बात इनकी चैत्यपूजा-परायणुता से 
भी प्रकट होती है। शंकराचार्य ने 'जख्लों मुंडी लुचितकेशः कापायाम्बरत्रहुक्ृतवेश: 
इस पद्मांश में चार प्रकार के प्रमुख संप्रदायों का उल्लेख किया है। जख्लि ( -कापिल ), 
मुडी ( >पाराशरी ), लुचितकेश (-केशलुचन करनेवाले जैन ) और कापायाम्बरधारी 
( स्म्रीौद्ध )॥ पाराशरी मिक्तुओं का उल्लेख तो पाणिनि की श्रष्याध्यायी में भी मिलता है*, 
किन चैत्यपूजा करनेवाले इन पाराशरियों का प्राचीन पाराशरी भिक्तुओं से क्या संबंध था-- 
इसे स्पष्ट करनेवाली इतिहास की कड़ियाँ अविदित हैं। 
इसके आगे बाण ने हे को सममाने के लिये आए, हुए; आठ अन्य प्रकार के लोगों 
का वर्णन किया है। 
१४ पितृपितामहपरिग्रहागताश्चिर्तना: कुलपुत्रा: । 
ञ्र, वे पुराने कुलपुत्र जिनके पितृ-पितामह को सम्राट का परिग्रह प्राप्त हुआ था ओर 
पीढी-इर-पीढी क्रम से जो लोग राजकुल की भक्ति करते चले श्राते थे, जो राजकुल में कुतपुत्र 
संशा से अभिहित होते थे, वे भी आए। 
आा, सम्प्रदाय-पक्त में यहाँ पांचरात्रिकों का उल्लेख है जो पितृ-पितामह के परिवार- 
क्रम से सप्ुदित पंचव्यूह अर्थात्‌ वासुदेव, संकपेण, प्र म्व, अनिरुद्ध, और साम्त्र की पूजा 
करते थे। बासुदेव और संकषण की पूजा सबसे प्राचीन थी। आगे चलकर उस परम्परा 
में प्रयु म्न, अनिरुदध आदि कुलपुत्र भी सम्मिलित कर लिए गए | 
१५ वंशक्रमाहितगौरवाश्च ग्राहयगिर; गुरवः । 
अर वंशक्रम से पूजित ऐसे गुरुजन जिनकी बात मानी जाती थी, आए। 
आ, सम्प्रदाय-पक्त में यहाँ बाण ने सम्भवतः नैयायिकों का उल्लेख किया है। वें 
ही लोग निग्नहस्थानों की व्याख्या करते थे जिसका संकेत ग्राइयगिरः पद्‌ में है। अन्य 
4. कसंडलुजलशुविशयचरण पु चैत्यप्रणतिपरेषु पाराशरिव ( <० )। बाण की मित्र-मंडली 
में पाराशरो, उपणक, मस्करों, शैव, धातुवादविद्‌ भी थे। उन सबका यहाँ उल्लेख 


हुआ है। 
२. पाराशयंशिलालिस्यां सिक्षनद्सूत्रयो ( ४) ३। १९० ) पाराशरिणो भित्तवः ! 


पाँचवाँ ] धार्मिक सम्प्रदाय ११९ 


समस्त दर्शनों के मध्य में प्रमाणों पर आश्रित विवेचन-प्रणाल्ी के कारण नेयायिक सबके 
गुद समझे जाते थे। प्रत्येक दशन ईश्वर, जीव, जगत्‌ के मतों को माने न माने, लेकिन 
पोडश पदार्थ और प्रमाण की तकसंगत प्रणाली प्रत्येक की माननी पढ़ती थी। “वंशक्रम 
गौरव प्राप्त करनेवाले”! यह विशेषण मी नन्‍्यायदशन के लिये ही चरिताथ होता है। 

जैता श्रीवल्देवउपाध्यायजी ने लिखा है--रम्म में न्याय ओर वेशेषिक स्वतन्त्र दशनों 
के रुप में प्रादु्भुत हुए। अपने उत्पत्तिकाल में न्याव पूरवदशन मीमांसा का पुत्र था, परन्ठु 
कालांतर में वह वेशेषिक का झृतक पुत्र बन गया) । 

इनकी पहिचान दिवाकर मित्र के आश्रम की सूची में उल्लिखित ऐड्वरकारणिक 
दाशनिकों से की जानी चाहिए। न्याव दशेन ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त कारण मानता है, 
यही उसका मुख्य सिद्धान्त है* | 

१६ श्र्‌ तिस्मृतीतिहाासविशारदाश्च जरद्‌द्विजातय: | 


श्र, अर्थात्‌ श्र्‌ ति-स्पृति-इतिहास के ज्ञाता तीन वर्णो के वृद्ध द्विजाति उपस्थित हुए | 

थआ्रा यहाँ रिवाकर मित्र के आ्राश्रम की सूची के घर्शापष्त्रियों से श्रमिप्राय है। 
धमशास्त्रों में धम का सुख्य आधार श्रुति, स्वृति और सदाचार श्रर्थात्‌ इतिहास प्रसिद्ध 
महापुरुषों के आचार या कर्म कह्य गया है3। दिजाति श्रर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय-बेश्य, इनके 
उल्लेख की संगवि भी धर्मशास्त्रियों के साथ ही लगती है | 


१७ श्र तामिजनशीलशालिनो मूर्डाभिषिक्ताश्चामात्या: । 
ञत्र॒ जश्न, कुल श्रोर शील से थुक्त, मूर्डाभिपिक्त राजा लोग जो अ्रमात्य पदवी के 
अधिकारी थे, एफ के साथ संवेदना प्रकट करने फे लिये उपस्थित हुए 


आ, संप्रदाय-पत्ष में यह मह्त्वपूण उल्लेख यज्ञवादी मीमांसकों के लिये है) दिवाकर 
मित्र के आश्रम वी सूची में इन्हीं को सप्तवान्तव कहा गया है। ऋग्वेद ( १० | ५९२। ४; 
१०।१५४। १ ) में यज्ञ के लिये सप्ततन्तु विशेषण प्रयुक्त हुआ है। महाभारत में 
भी यज्ञ को सप्ततन्तु कहा गया है। अतएव साप्ततान्तव और मीमांसक दोनों एक ही ये । 
ये लोग ध्ृति थर्धात्‌ वेद को ब्राद्णयुन्पों पर ग्राध्रित कर्मझांड का मूल खोत या आधार मानते 
ये ( अमिजनन्पूवजों का बासर्धान )। बच्ध में अवश्य-स्नान करने के कारण इन्हें मूर्डा- 
भिषिक्त कष्य गया हैं | 


यज्-पत्त में शअ्मात्य शब्द थे है यश्षशाह्या में रनेवाले ( श्रमासश्रग्निशरण या 
न॑ पं) | राजान: पद भी रिलिप्ड शत होता है। राजा अर्थात्‌ सोम रखनेवाले (राजानः:)४ | 


भारतीय दृशन ( ६९७२ ) ए० शशृ६। 

९. धोयलदेव रषाध्यायक्षत भारतीय दशन, ए० २७४। दोर भी, शांकर भाष्य (२ २३७)। 
दान्तदशन की न्‍्याव से यह दिशेषता है कि दह ईश्वर को निमित्त और उपादान 

बारण दोारी ही सानता है । 


है द> ५०5७ ण०+कब्क-र 2०० 
प 


घट; नरा।ठः रदाचहाराः चस्तच्य प्ियमात्मन [ 


) ठ 


एल्च्चडदिप शाह ; साकह्ाइमत्य लक्ष्टम ॥ (सह०२। ६२) 
+ नम 5 ४ 
है, ऋशहुब्म5च (५७५१२॥१ ६२७ ) । जटों किसी दस्त और उसझे स्वामी दोनों के लिये 
एवं शा शब्द हो दहों यह ह्च्यय होता है। झतणएद गाजा 


साम, ग्ामदाला । 


११० घासिक सम्प्रदाय उच्च्चर्वास 


इतिदास के लिये भागवतों के विविध सिद्धास्तों > 
इतिहास के लिये भागवतों के विविध तिद्गवास्तों और आनारों का श्रल्वेषण महत्वपर्ण है। 


कप न 


साहित्य श्रौर कला दोनों पर उनकी छाप पड़ी थी । 


अपरे पुनः पाशिपल्लपप्रमप्टैर पु १ ५६ 
१३. अपरे पुनः पाणिपल्लपप्रमृप्टेराताम्ररागैनेयनपुटेः कमंडलुमिश्व वारि वहस्तो 
इातीलितण 5३ >> विलेत हु 
टइतिद्रता खुडा चिचर: 


अर. कुछ नेश्रॉवू भरे हुए लाल नेत्रों को द्थों से पूँछुकर श्रौर कमंडलु के जल 
से घोकर सिर मुंदवा शिया और भूमि-शयन, एक बार भोजन आदि विविध अत ले लिए | 
आ, साधब्रों के पक्ष में, बाण यहाँ पाराशरी मिक्षुओं का वर्णन कर रहे हैं। 
दिवाकर मित्र के धआधश्रम की सूची में पाराशरी नाम नहीं है, किस्तु ह्पचरित में अ्रन्यत्र 
पागशरियों का जो लक्षण बाण ने दिया है वह इससे बिल्कुल मिल जाता है। द्वितीय 
उच्छेयास में कह्टा गया है कि कमंडलु के जल से हाथ-पेर घोकर चैत्यवन्दन करनेवाले लोग 
अन्यत्र यह भी कहा है कि पाराशरी बआाक्षणों से दृप करते थे 
( पारशाशरी ब्राहगुयों जगति दुलभः १८१ )। यह बात इनकी चैत्यपूजा-परायणता से 
भी प्रकट होती ऐै। शंकराचार्य ने 'जटि्लों मुंडी लुचितकेशः कापावाम्बरबहुकृतवेश: 
एस पयांश में चार प्रकार के प्रमुख संप्रदायों का उल्लेख किया है। जटिल ( -कापिल ), 
मुडी ( ज्पाराशरी ), लुवितकेश (-केशलुचन करनेवाले जैन ) और कापायाम्बरधारी 
( स्यीद )। पाराशरी भिक्तुओं का उल्लेख तो पाणिनि की अरष्यध्यायी में भी मिलता है*, 
किन्तु चैत्यपूजा करनेवाले इन पाराशरियों का प्राचीन पाराशरी भिचुओं से क्या संबंध था-- 
श्से स्पष्ट करनेवाली इतिहास की कड़ियाँ अ्रविदित हैं । 
इसके थआागे बाण ने हे को सममाने के लिये आए हुए आठ अन्य प्रकार के लोगों 
का वर्णन किया है । 
१४ पितृपितामहपरिग्रहागताश्चिर्तना: कुलपुत्रा: | 
ञआ. बे पुराने कुलपुत्र जिनके पितृ-पितामह को सम्राट का परिग्रह प्राप्त हुआ था ओर 
पीदी-रर-पीढी क्रम से जो लोग राजकुल की भक्ति करते चले आते थे, जो राजकुल में कुलपुत् 
संज्ञा से अ्रमिहित होते थे, वे भी आए । 
आ, सम्प्रदाय-पक्त में यहाँ पांचरात्रिकों का उल्लेख है जो पितृ-पितामह के परिवार- 
क्रम से सम्रुदित पंचव्यूह अर्थात्‌ वासुदेव, संक्षण, प्रथू मन, अनिरद्ध, और साम्ब की पूजा 
करते थे। वासुदेव और संकर्षण की पूजा सबसे प्रचीन थी। आगे चलकर उस परम्परा 
में प्रयू म्न, अनिरुद्ध श्रादि कुलपुत्र भी सम्मिलित कर लिए गए ! 
१५, वंशक्रमाहितगौरवाश्च ग्राहुयगिरः गुरवः | 
अर. वंशक्रम से पूजित ऐसे गुरुजन जिनकी बात मानी जाती थी, आए | 
आरा, सम्प्रदाय-पक्त में यहाँ ब्राण ने सम्मवतः नैयायिकों का उल्लेश् क्रिया है। वे 
ही लोग निम्नहस्थानों की व्याख्या करते ये जिसका संकेत ग्रहियगिर: पद में है। अन्य 
4. कमंडलुनलशुचिशयचरण पु चेत्यप्रणतिपरेषु पाराशरि३ ( ० )। बाण को मित्र-मंडली 
में पाराशरो, उपणक, सस्करी, शेव, धातुवादविद्‌ भी थे। उन सबका यहाँ उल्लेख 


हुआ है । 
२. पाराशयेशिलालिस्यां सिक्षुनट्सूत्रयो ( ४७ ३॥ १३० ) पाराशरियों भिक्तवः ! 


पाँचवाँ ] धार्मिक सम्प्रदाय १११ 


समस्त दर्शनों के मध्य में प्रमाणों पर आश्रित विवेचन-प्रणाली के कारण नैयायिक सबके 
गुद समझे जाते थे। प्रत्येक दर्शन ईश्वर, जीव, जगत्‌ के मतों को माने न माने, लेकिन 
घोडश पदार्थ और प्रमाण की तकंसंगत प्रणाली प्रत्येक को माननी पड़ती थी। “वंशक्रम 
से गौरव प्रा करनेवाले! यह विशेषण भी न्यायद्शन के लिये ही चरितार्थ होता है। 
जैसा श्रीवलदेवउपाध्यायजी ने लिखा है--शरम्भ में न्याय और वेशेषिक स्वतन्त्र दशेनों 
के रूप में प्रादुभरत हुए। अपने उत्पत्तिकाल में न्याय पूर्वदर्शन मीमांसा का पुत्र था, परन्‍ठ 
कालांतर में वह वेशेषिक का कृतक पुत्र बन गया? । 

इनकी पहिचान दिवाकर मित्र के आश्रम की सूची में उल्लिखित ऐश्वरकारणिक 
दाशनिकों से की जानी चाहिए.। न्याय दशन ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त कारण मानता है, 
यही उसका मुख्य सिद्धान्त है* । 

१६ श्र तिस्वृतीतिह्सविशारदाश्व जरद्‌द्विजातय: । 


ञ्र, अर्थात्‌ श्र्‌ ति-स्मृति-इतिहास के ज्ञाता तीन वर्णों के वृद्ध द्विजाति उपस्थित हुए । 

आरा, यहाँ र्िवाकर मित्र के आश्रम की सूची के धर्मशास्त्रियों से अ्रमिप्राय है। 
धर्मशास्त्रों में धर्म का मुख्य आधार भ्रृति, स्वृति और सदाचार अर्थात्‌ इतिहास प्रसिद्ध 
महापुरुषों के आचार या कर्म कहा गया है? । दविजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय-बैश्य, इनके 
उल्लेख की संगति भी घर्मशास्त्रियों के साथ ही लगती है। 


१७, भ्रतामिजनशीलशालिनो मूडामिषिक्ताश्चामात्याः | 
अर, शान, कुल और शीत से युक्त, मूर्डामिषिक्त राजा लोग जो अमात्य पदवी के 
अधिकारी थे, हप के साथ संवेदना प्रकट करने के लिये उपस्थित हुए) 


आा. संप्रदाय-पक्त में यह महत्त्वपूर्ण उल्लेख यज्ञवादी मीमांसकों के लिये है। दिवाकर 
मित्र के आश्रम की सूची में इन्हीं को सप्ततान्तव कहा गया है। ऋग्वेद ( १० । ५९। ४; 
१० | १२४ | १ ) में यज्ञ के लिये सप्ततन्तु विशेषण प्रयुक्त हुआ है। महाभारत में 
भी यज्ञ को सप्ततन्तु कहा गया है। अतणएव सामप्ततान्तव और मीमांसक दोनों एक ही थे । 
ये लोग श्रुति अर्थात्‌ वेद को ब्राह्मणगुन्थों पर आश्रित कर्मकांड का मूल खोत या आधार मानते 
थे ( अमिजन-यूवंजों का वासस्थान )। यज्ञ में अवभथ-स्नान करने के कारण इन्हें मूर्दा- 
मिपिक्त कहा गया है । 

यश्-पक्त में अ्रमात्य शब्द का अ्रथ है यज्ञशाल्रा में रहनेवाले ( अ्रमा-अ्रग्निशरण या 
घर + त्य) | राजान: पद भी श्लिष्ट ज्ञात होता है। राजा अर्थात्‌ सोम रखनेवाले (राजानः:)४। 


६. भारतीय दशेच ( १९४२ ) ए० २३६। 
२. श्रीवलदेव उपाध्यायक्ृत भारतीय दशन, घृ० २७४। श्रौर भी, शांकर भाष्य (र। २३७)। 


वेदान्तदशंन की न्याय से यह विशेषता है कि वह ईश्वर को निमित्त और उपादान 
कारण दोनों ही मानता है। 


चेदः स्वृति; सदाचारों स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्दियं प्राहु : साक्षाइमेस्य लक्षणम्‌ ॥ ( सनु० २। ६२ ) 

अशादिश्यो 5च ( ५१२॥ ६२७ )। जहाँ किसी वस्तु और उसके स्वामी दोनों के लिये 
एकः ही शब्द हो वहाँ यह प्रत्यय होता है। अ्तएव राजा - सोम, सोमवाला | 


थ्र्छ 


१११ धामिक सम्प्रदाय [ उच्छवास 
+ड 


इस वाक्य में श्रमात्य शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है| प्रश्न यह है कि मूर्पाभिषिक्त- 
राजा अमात्य कैसे हो सकते हैं। बाण ने उनके लिए किस स्थिति में अ्रमात्य पद का प्रयोग 
किया है। इसका उत्तर यह है कि अमात्य शब्द राजनैतिक ज्षेत्र की एक विशेष पदवी का 
नाम था। गुप्न-अमिलेखों में प्रयुक्त कुमारामात्य पद के अर्थ पर विचार करने से इस 
अमात्य शब्द का श्रर्थ समझ में झ्रा सकता है। अ्मात्य का एक अर्थ सखा या साथी भी 
था। परमभददरक सम्राद के साथ सखाभाव या बराबरी का पद किसी का नहीं हो सकता था। 
कुमार राज्यवर्द्दन के लिये कुमारणुत्त और माधवगुप्त सखा नियुक्त किए गए ये | ज्ञात 
होता है कि बहुत पहले से कुमारों के बराबर सम्मान के भागी उनके सखागों की नियुक्ति 
होने लगी थी। पीछे चलकर यही गौरवपूर्ण पद कुमारामत्य के रूप में नियमित किया 
गया। कुमाराम्ात्य पदवी मंत्रिपरिषद के मंत्री, सेनापति आदि शासन के उच्चतम अ्रवि 
कारियों को प्रदान की जाती थी। समद्रगुप् के प्रयाग-स्तम्म-लेख मं हर्पिण के नाम के 
पहले तीन विशेषण प्रयुक्त हुए हैं १. सांधिविगृ्‌हिक ( संधि और विगृह का अधिकारी मंत्रि- 
परिषद्‌ का एक सदस्य ) २, कुमारामात्य ३ महादंड नायक । इनमें महादंडनायक सैनिक 
पद ( मिलिद्री रंक ) का द्योतक था। सांधिविगृहिक शासनतंत्र के अधिकरपद ( आफिस ) 
का सूचक था शरीर कुमारामात्य व्यक्तिगत सम्मानित पदवी का वाचक ( यइव्लि )! था। 
प्रस्तुत प्रसंग में मूर्धाभिषिक्त राजाश्रों को जो सम्राद के अधीन थे, अमात्य अर्थात्‌ कुमारामात्य 
का सम्मानित पद प्रदान किया गया था। यहाँ अमात्य का अ्रथ मंत्री नहीं है | 
१८, यथावद्मिगतात्मतत्ताश्च संखुता मस्करिणः | 
अर, आत्मतत्त्व को ठीक प्रकार से अधिगत करनेवाले प्रसिद्ध मस्करी साधु भी 
उपस्थित हुए थे। यहाँ बाण ने स्वयं ही संप्रदाय का नाम दे रिया है। पाणिनि ने 
मस्करी पसरिाजकों का उल्लेख किया है। कुछ इन्हें मंखली गोशाल का अनुयायी आजीवक 
मानते हैं। बाण के समय में इनके दाशनिक मतों में कुछ पसरिितेन हो गया होगा। 
झपने मूलरूप में मस्करी भाग्य या नियतिवादी थे। जो भाग्य में लिखा है वही होगा, कम 
करना बेकार है, यही उनका मत था। किन्तु बाण ने उनके मत का ऐसा कोई संकेत नहीं 
किया है । 
१६ समदुःखसुखाश्च मुनयः | 
अर्थात्‌ दुःख-सुख को एक-सता समभनेवाले मुनि लोग । ये लोग संभवतः लोकायत 
मत के माननेवाले थे जिनके लिए सब-कुछ सुख या मौज ही है। 
२०, संसारासारत्वकथनकुशल। ब्रह्मवादिन:। 
संसार की असारता का उपदेश देनेवाले ब्रह्मवादी शांकर वेदान्त के अनुयायियों का 
स्मरण दिल्लाते हैं। शंकराचार्य बाण से लगभग दो शती बाद हुए; किन्तु उपनिषदों पर 
आश्रित बरह्मवाद का ऊहापोह उनसे बहुत पहले ही आरंभ हो गया था, ऐसा ज्ञात होता है। 
बाण ने दिवाकर मित्र के झ्राश्रम में औषनिषद दाशंनिकों का उल्लेख किया है | हर्षचरित 
के दीकाकार शंकर ने उसका श्रर्थ वेदान्तवादी किया दै। कालिदास ने विक्रमोब॑शी के 
4. चअन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री शिखरस्वामी को भी कर्मदंडा लेख में कुमारामात्य 
” कहा गया है। गुप्त-शासन में कुमारामात्य खिताब मंत्रियों से लेकर विपयपति तक के लिये 
सुरक्तित था ( दे० दामोदरपुर ताम्रपत्र, कोदिवपविफ्ये तन्नियुक्तकुमारामात्य ) । 


| 


श्‌ँ 
पाँचवोँ |. परससौगठ राज्यवधन ११३ 


मंगलश्लोक में वेदान्तेष' ऐसा उल्लेख किया है। वहाँ भी उसका अर्थ उपनिषद्‌ ही किया 
जाता है। उपनिषदों पर आश्रित ब्रह्मयाद की परंपरा का आरंभ बहुत पहले ही हुआ । 
शंकराचार्य तो. उसके परमोत्क्े के द्ोतक हैं । 

२१, शोकापनयननिषपुणाश्च पोराशिकाः । । 

अर्थात्‌ अनेक प्रकार के प्राचीन दृष्टान्त सुनाकर शोक को कम करनेवाले पौराणिक 
लोग भी उस समय वहाँ हर्ष के पास आए। दिवाकरमित्र के आश्रम की सूची में भी पौराशिकों 
का उल्लेख हैं। गुप्तकाल में पुराणों के उपबृ.हण और परिवद्धन पर विशेष ध्यान दिया 
गया था। ततकालीन धर्म और संस्कृति के लिये उपयोगी अनेक प्रकरण पुराणों में नए 
जोड़े गए और नए पुराणों की रचना भी हुई, जैसे विष्णुघर्मोत्तरपुराण ठेठ गुप्तकाल की 
सांस्कृतिक सामग्री से भरा हैं और उसी युग की रचना हैं। यह सब कार्य जिन विद्वानों 
के द्वारा सम्पन्न होता था वे ही पौराणिक कहलाते थे। तत्कालीन विद्या के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में उनकी भी प्रतिष्ठित गणना थी । है 

इन लोगों के समभाने-बुमाने से हुँ का शोक कुछ कम हुआ और उसके मन 
में परदेश गए राज्यवद्धान के विषय में अनेक विचार आने लगे। यहाँ बाण ने 
राजवद्धन के जीवन की तुलना बुद्ध के जीवन से की हैं ओर यह कल्पना कीहे कि 
कहीं राज्यवद्ध न भी बुद्ध की तरह आचरण न कर बेठे। बॉसखेड़ा-ताम्रपत्र-लेख 
में राज्यवद्ध न प्रथम, उनके पुत्र आदित्यवद्ध न और उनके पुत्र प्रभाकरवद्धन को परमाददि- 
त्यमक्त कहा गया है एवं प्रभाकरवद्ध न के दो पुत्रों में से राज्यवद्ध न को परमसौगत' और 
हर्ष को परममाहेश्वर कहा गया है। राज्यवद्ध न के विषय में ताम्रपत्र के इस उल्लेख का 
विचित्र समर्थन दर्षचरित से होता है। श्लेष में छिपे होने के कारण अभी तक विद्वानों 
का ध्यान इसपर नहीं गया था। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थों से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 


१, अ्रपि नाम तातस्य मरणं महाप्रलयरुहशमिदमुपश्न त्यायों वाष्पजलस्नातो न गृहणी 
याद्‌ बल्कले । 


अर्थात्‌ कहीं आय राज्यवद्ध न महाप्रलय के संहश इस भमरणा-दुःख को सुनकर रोते 
हुए बल्कल न पहन लें ,जैते आये ( बुद्ध ) ने चार दृश्यों में मरण-संबंध घोर दुःख के विषय 
में ( अपने सारथि से ) सुनकर दुःख से चीवर पहन लिए थे । 

२. नामप्रयेद्‌ वा राजपिराध्रमपद । 


कहीं राजपि राज्यवद्ध न किसी श्राश्रम में प्रविष्ट नही जाएं, जेसे राजर्षि बुद्ध ने 
आतलार कातलान के धातश्रम में प्रवेश किया था। 


३, न विशेद्‌ वा पुरुषत्िंहो गिरियुहां । 
कहीं वह पुरुष-सिंह पर्चत की गुफा में न चला जाए, जैसे शाक्यसिंह ( गौतम ) 
श्द्रशेलग॒हा में चले गए थे । । 
अखसलिलनिर्भरभरितनयननलिनयुगलो वा पश्येदनाथां प्रथिवीं । 
कहीं वह इस प्ृथिवी को अनाथ देखकर नेत्रों से निरन्तर अश्न धारा न प्रवाहित करने 


लग, जैसे घुद्ध ने भूमिस्पश सुद्रा के समय प्रकट हुई पृथिवी को मारधर्पण से शअनाथ देख 
कर दःख साना धा । 





3, परमसोगतस्यु्त इव परहितेकरतः, बॉसरििदा ताम्रपट्ट, पंक्ति ५। 
पृ 


११४ राज्यवर्धन की छुछू से तुलना [ उच्चवास 


५, प्रथमव्यसनविपमधिहचलः स्मरेदात्मानं वा पुरुषोत्तम : । 

कहीं वह श्रेष्ठ मनुष्य दुःख की इस पहली चोट से घबराकर संसार से विमुख द्ोकर 
आत्मचिन्तन में न लग जाए, जैसे पुरुषोत्तम बुद्ध मारधपण के समय “अत्ता? ( आत्मा ) का 
ध्यान करने लगे थे । , 

६. अनित्यतया जनितवैराग्यों घा न निराकुर्यादुपसपंन्ती राज्यलक्ञर्मी । 

कहीं वह संसार की अनित्यता से वैराग्यवान्‌ होकर आती हुई राज्यलज्षमी से विमुख् 
न हो जाए, जेसे बुद्ध ने वेराग्य उत्पन्न होने के बाद विम्बसार के द्वारा दी हुई राज्यलच्मी को 
अस्वीकार कर दिया था। 

७, दारुणदुःखदहनप्रज्वलितदेहो वा प्रतिपत्न तामिपेक । 

कहीं इस दारुण दुःखरूपी अग्नि से जलती हुई उसकी देह को अभिषेक्र की आवश्य- 
कता न पड़े, जैसे बुद्ध ने महाकश्यप के आश्रम में देह से अग्नि की ज्वालाएँ प्रकट होने पर 
जलधाराएँ प्रकट करके अभिषेक किया था | 

ह ८, इहागतो था राजभिरभिंधीयमानो न पराचीनतामाचरेत । 

अथवा यहाँ लौट आने पर जब राजा लोग उससे सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना करें 
तो वह परढ मुख न हो जाए, जेसे कपिलवस्वु सें लोटने पर बुद्ध ने शुद्बोदन के आग्रह करने 
पर भी राजकुल के भोगों के प्रति पराढमुखता दिखाई थी । 

इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के विचार लाते हुए हर्ष राज्यवद्धन के लौटने की 


बोट देखता रहा। 


छूठा उच्छुवास 


हर्ष ने इस प्रकार राज्यवद्ध न की प्रतीज्ा करते हुए अशोच के दिन बिताए । 
इस प्रसंग में बाण ने मतकसम्बन्धी कुछ प्रधाओं का वर्णन किया हैं जो आज .भी 
प्रचलित है, जैसे-- 

१, ग्रेत-पिंड खानेवाले ब्राह्मणों" को जिमाया गया ( प्रथमप्रेतपिंडभुजि भुझ्के 
ट्विजन्मनि, १७५ )। दस दिन तक महात्राह्मण जो झतक्पिंड खाते हैं, वे प्रेतपिंड भुकू 
कहलाते हैं। उस समय झतक को प्रेत कहते हैं। ग्यारहवें दिन एकादशाह या सर्पिडीकरण 
की क्रिया होती हैं। उसके साथ मृतक व्यक्ति पितरों में मिल जाता हैं। एकादशाह के दिन 
अशौच समप्त हो जाता है, इसी के लिये वाण ने कहा हैं, गतेषु अ्रशौचदिवसेषु ( १७५ )। 
दशाह पिंड तक जो ब्राह्मसभोजन होता हैं. उसे बाण ने प्रथम-प्रे तपिंड-मोजन कहा हैं, , 
क्योंकि अशौच समाप्त होने पर पुनः तेरहवें दिन या उसके कुछ बाद आह्मणभोजन होता है। 


२, द्वितीय त्राह्मणमोजन में उच्च कोटि के पांक्ष य ब्राह्मण भाग लेते हैं जो यज्ञ, 
अरिनिहोत्र आदि देवकार्य कराते हैं। इसी कारण दोनों प्रकार के ब्राह्मणों को अलग-अलग 
कहा है, यद्यपि दोनों के ही लिये द्विज शब्द का प्रयोग किया गया हैं। इन ब्राह्मणों को 
भोजन के अतिरिक्त दुवारा शप्यादान भी दिया जाता है। इसी के लिये बाण ने लिखा है-- 
राज! के निजी उपयोग की जो सामग्री--पलंग, पीढ़ा, चेंवर, छत्र, बर्तन, सवारी, हथियार आदि- 
घर में थी, ओर अब जो आँखों में शूल-सी चुभती थी वह शब्यादान के साथ ब्राह्मणों को दे 


दी गई। ( चुर्दाहदायिनि दीयमाने हविजेस्यः शयनासनचामरातपत्रामत्र-पत्र शत्नादिके 
नुपनिकटोपकरणकलापे, १७५ ) । 


३, झतक के फूल तीर्थस्थानों में जलप्रवाह के लिये भेज दिए गए ( नीतेषु तीथ- 
स्थानानि कीकसेपु, १७५४ )। इसके विषय में कहा जा चुका है कि सम्राट के धातुगभेकुम्म 
हाथियों पर रखकर विविध सरोवर, नदी शओर तीथों में सिलाने के लिये रवाना किए 
गए थे ( १७१ ) । 

४. चिता के स्थान पर चेत्य-चिहन स्थापित किया गया जो घुधा या गचकारी से 
बनाया गया था। शंकर ने चिताचेत्य का अर्थ श्मशान-देवगृह किया हैं। बाण के समय 
में इन चैत्यों की कया आहति थी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु अनुमान होता है 
कि ये चेत्य-चिहन वही थे जिन्हें अमरकोश में 'एडक' कहा गया है, जिनके अन्दर कीरसा 
या झत व्यक्ति की शरीर-धातु का कोई अंश रख दिया जाता था*। गुप्तकाल में एड्क बनाने 
छ्ी प्रथा का परिचय विष्णुधर्मोत्तरपुराण से मिलता है। ये त्रिमेधिस्तूप की आकृति के 
हवते मे अधात क्रमशः परिमाण में कम होते हुए एक दूसरे पर बने तीन चबूतरों के ऊपर 
किसी देवचिटून, शिवलिंग या प्रतिमा की स्थापना की जाती थी। अहिच्दत्रा की खुदाई 


६ इन्‍्हें धाजकल अचारज, ध्रचारजी ( श्राचाये ) कहा जाता है। 
३, पुढ्क यदन्‍्तन्यस्तवगेकेसम, अमर २। २१ ४। 


११६ राज्यवद्ध न का हणयुद्ध से लौटना [ उच्चवास 


में इस प्रकार का एक एडूक मिला हैं। महाभारत में भी कलियुगविपयक्त भविष्यवाणी 
में कहा गया हैं कि प्ृथ्व एड्टक-चिह॒नों से भर जाग्रग ( बनपर्च १६० । ६५-६७ )। 

इसके वाद दो बातों का शरीर उल्लेख हैं एक राजगजेन्धच या प्रभाकरवद्ध 
के खासा हाथी का बन में छोड़ दिया जाना ; दूसरे स्थापे क प्रथा जो पंजाब में अभी तक 
प्रचलित है, अर्थात्‌ गत गाकर शोक मनाना श्रौर उस रूप में स्थापा करने के लिग्रे मृतक के 
यहाँ जाना। इसके लिये कविरुद्तिक शब्द का प्रयोग हुआ है। 


जब यह हो चुका तो सब वृद्ध वन्धुवर्ग, महाजन और मौल ( बंशक्रमागत ) मंत्र हर्ष 
पास आए | शीघ्र ही उसने हणयुद्ध से घायल होकर लोटे बढ़े भाई को देखा। राज्य- 

वद्ध न के शरीर के घार्वो पर लप्बी सफेद पश्चियाँ बधी थी ( हृरानिजंयसमरणखणवद्धपइके 
दीघंधवलेः, १७६ )। यह अनिश्चित हूँ कि हूणों को दवाने में राज्यवद्ध न कहाँ तक सफल 
हुए। इस समय पिता की मस्त्यु के शोक से उनकी हालत बहुत खराब थी। शरीर कृश 
हो गया था। सिर पर चूड़ामणि और शेखर दोनों का पता न था। ज्ञात होता है कि उ 
समय दो आभूषण ओर तीसरी मुडसाला पहनने का रिवाज था। हर्ष के सिर पर भी 
दरबार के समय इन तीनों का वर्णन किया गया हैं ( ७४ )। राज्यवद्ध न के कान में इस समय 
इन्द्रनीलजटित बाली ( इन्द्रनीलिका ) के स्थान पर पवित्री पड़ी हुई थी । 

इस प्रसंग में वाण ने लिखा हैं कि हड़वड़ी में आने के कारण राज्यवद्धनन के निजी 
परिजन या सेवक छूट गए थे या घिसटते साथ लग रहे थे। उनकी संख्या भी कम हो गई 
थी। वे इस प्रकार थे १. छत्रधार २, अम्बरवाही अर्थात्‌ राजकीय वस्त्रों को साथ ले 
-चलनेवाला ३, म'गारग्राही अर्थात्‌ जलपात्र ले चलनेवाला ४. आचमनधघारी अर्थात आचमन 
करने का पात्र थामनेवाला) | ४, ताम्वूल्रिक ६. खज्ग्राही, एवं अन्य कुछ दासेरक । 

राज्यवद्ध न भीतर आकर बैठ गए। परिजन से लाए हुए जल से मुख घोकर ताम्बू- 
लिक द्वारा दिए हुए तौलिए से उन्होंने मुँह पूछा । बहुत देर ब्राद चुपचाप उठकर स्नानभूमि 
में गए और वहाँ स्नान करके देवतार्चन के बाद चतुःशाल की वितर्दिका में आकर चोकी पर 
देठ गए*। वाण ने लिखा है कि वितर्दिका के ऊपर-नीचे पठाववाली छत थी (नीचापाश्रय )। 
ऊपर घवलगह के वर्णन में जिसे संजवन कहा गया है उप्ती का दूसरा नाम चतुःशाल थार । 
घर का चतुशशाल भाग इस समय चोसलला कहलाता है। आँगन के चारों ओर बने हुए 
कमरे चतुःशाल का मूलरूप था। इसी में एक ओर उठने-घेठने के लिये बना हुआ कुछ ऊंचा 
चबूतरा गुप्तकाल में वितर्दिका या वेदिका कहलाता था जिसपर नीचा पठाव रहता था । 
ज्ाजकल की पटावदार बारहदंरी जो चोसल्ले आँगन में बनाई जाती हैँ, इसी का प्रतिदृप हैँ ।४ 

हे ने भी रनान किया ओर प्रथिवी पर बिछे हुए कालीन पर पास आकर बंठ गया। 
'उस' समय आकाश में शशांकमंडल का उदय हुआ। यहाँ वाणभट्ट ने श्लेष से गौड़ाधिप 
शशांक के भी उदय होने का उल्लेख किया हूं । 
३, प्रभाकरवर्धन के आचमनवाही का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
* २, चतुःशालवितर्दिकायां नीचापाश्रयविनिहितैकोपवर्हायां पय किकायां निपत्य जोपमास्थत। 


: है; स॑जवन त्विदं चतुःशाल ( अमर, २२६ ) । 
४. काशी में चौसल्ले आँगन के एक भाग में पायों पर वारहदरी बनाई जाती है जिसे बंगला 


भी कद्दते हैं । 


छुठा ] शशांक सडल्त का उदये ११७ 


प्रकटकलंकम्‌._ उद्यमानम्‌ विशंकटविषाणोत्कीणपंकसंकरशंकरशकुरशक र-ककुदकूट- 
संकाशम्‌ अकाशत आकाशे शशांकमंडलम्‌ ( १७८ )। 

अर्थात्‌ चौड़े सींगों से उछाली हुई मिद्दी से सने हुए शिव के तगड़े बृषभ के उभरे हुए 
ककुद के समान कलंकित शशांकमंडल आकाश में उदय होता हुआ खुशोमित हुआ ।. इस वर्णन 
में शशांक की स्वरमुद्रा पर अंकित शिव के साथ सामने बैठे हुए नन्‍्दी एवं आकाश में उद्त 
पूर्णचन्द्र का मानों यथार्थ चित्रण बाण ने किया है (चित्र ५८ )। आगे आनेवाली विपत्तियों 
को स्लेष-द्वारा सूचित करने की प्रश्ृत्ति बाण की शेली की विशेषता हँ। राज्यश्री के विवाह 
की बेदी में शोभा के लिये रखे हुए जवारों के कलशों का वणन करते हुए श्लेष-द्वारा दूसरा 
अर्थ यह सुकाया गया था कि सिंहमुखी उन कलर्तों के जवारों से भरे हुए मुख ऐसे भयंकर 
लगते थे जैसे शत्रुओं के सुख, मार्नो विवाह की बेदी पर ही आगे आनेवाले दुर्भाग्य की छाया 
पड़ गई थी । 

इस अवसर पर प्रधान सामन्तों ने जिनकी वात टाली नहीं जाती थी ( अनतिक्रमण- 
वचनः ), कह-सुनकर राज्यवद्ध न को भोजन कराया। प्रातःकाल होने पर राजाओं के बीच में 
बैठे हुए हर्ष से राज्यवद्ध न ने कहा--ेरे मन में दुर्निवार शोक भर गया है। राज्य मुझे 
विष की तरह लगता हैं। राज्यलच्मी को इस प्रकार त्याग देने को मन करता हैं जैसे 
रंग-विरंगे कफन के ब्त्रों के घृघट से सजाई हुई, लोगों का मन बहलानेवाली, बाँस के ऊपर 
लगी हुई ठेसू की पुतली को डोम लोग फेंक देते हैं १। मेरी इच्छा आश्रमस्थान* में चले 
जाने की है। तुम राज्य-भार ग्रहण करो । मैने आज से शस्त्र छोड़ा।' यह कहकर 
खद्जग्राही के हाथ से तलवार लेकर घरती पर फेंक दी ( १4० )। ह 


इसे सुनते ही हर का हृदय विदीए, हो गया। उसके मन में अनेक प्रकार के विचारों 
का तूफान उठ खड़ा हुआ। किन्तु वह कुछ वोल न सका ओर सुँह नीचा किये बेठा रहा। 
इसी वर्णन के प्रसंग में वाण ने अपने समकालीन समाज के विषय में कुछ फबतियाँ कसी हैं-- 
“जिसमें अभिमान न हो ऐसा अधिकारी, जिसमें एपणा न हो ऐसा हिंजाति, जिसमें रोष न हो 
ऐसा झुनि3, जिसमें मत्सर न हो ऐसा कवि, जो बईमानी न करे ऐसा बणिक्‌ , जो खल न 
हो ऐसा धनी, जो ब्राह्मण पी न हो ऐसा पाराशरी भिक्तू, जो भीख न माँगता हो ऐसा परिम्राट 


वहुस्ततपटावगु ठनां रंजितरंगां जनंगमानामिव वंशवाह्यामनायां प्रियं व्यक्त मभिलपति मे. 

सनः (१८०) । इस वाक्य का अर्थ पूवे टीकाकारों ने स्पष्ट नहीं किया । कावेल ने वाण 
के जनंगसानाम्‌ पाठ को जनंगसांगनां करने का सुकाव दिया है (प्रू० २७६ ) 
अनावश्यक है। वस्तुतः यहाँ वाण ने टेसू की उस पुतली का उल्लेख किया है 
जिसे दिल्ली आ्रादि की तरफ डोम, भंगी तीन वाँसों के ऊपर लगाकरं कफन में प्राप्त 
रंग-विरंगे कपड़ों से सजाकर गाजे-बाजे के साथ दशहरे पर निकालते हैं और फिर पानी 
सें सिला देते हैं । यह उनकी श्री देवी थी । 

* भूल में आध्रम पद बौद आश्रम के लिये ही प्रयुक्त हुआ ज्ञात होता है, जेसा दिवाकर 
मित्र का आश्रम था। अन्यत्र भी शमधमोंनुयायी सिक्षओ्रों के स्थान को शाक्य-आाश्रम 

कहा रया है ( ९७-९८ )। 

दिगम्बर जंनसाश्नों को बाण ने केवल मुनि पद से अभिहित किया है ( ६७२ )। 

« एराशुपत भंरदाचाय को बाण ने अन्यत्र परिवाद कहा है। 


0 


श्५ 40 


३६८ प्रहवर्सा का वध और राज्यवधन की प्रतिज्ञा [ उच्छवा[्स 


( पाशुपत साधु )*, जो सत्यवादी हो ऐसा अमात्य ( कूटनीतिज्ञ भन्त्री ) जो दुर्विनीत न हो 
ऐसा राजकुमार संसार सें दुलंभ है? (१८१ )। 

राज्यवद्ध न जब इस प्रकार बोल चुके तो पहले ही सहेजे हुए वस्त्र-कर्मान्तिक 
( सरकारी तोशाखाने के अधिकारी ) ने रोते हुए चल्कल हाजिर किए। ्रेवातें हो ही रही 
थीं कि ५ राज्यश्री का संचादक नाम का परिचारक रोता-पीठता सभा में श्राकर गिर पढ़ा । 
राज्यवद्ध न के पूछने पर उसने किसी प्रकार कहा--दिव, जिस दिन सम्राद्‌ के मरने की खत्रर 
फैली उसी दिन दुरात्मा मालबराज ने ग्रहवर्मा को जान से मार डाला और भवृ'दारिका 
राज्यश्री को पैरों में बेड़ी पहनाकर कान्यकुड्ज के कारावास में डाल दिया। ऐसा भी झुना 
जाता है कि वह दुष्ट सेना को नायक से रहित सममकर थानेश्वर पर भी हमला करना 
चाहत्ता हैं ( १८३ )। 

डाक्टर बूहलर ने मालवराज की पहचान देवगुप्त से की थी, जो सर्वसम्मत हैं; किन्तु 
मालवा को पंजाब में माना था जो असम्भव है, क्‍योंकि बाण के समय में मालव लोग 
अवन्ति में आ चुके थे और अवन्तिप्रदेश मालव कहलाने लगा था* | पंजाब से उखइने के 
बाद मालवों को हम जयपुर रियासत के कर्कोट नगर में पाते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हुए 
वे गुप्काल में चोथी शत्ती के लगभग मालवा में आकर बसे होंगे। राजनीतिक घटनाएँ इंगित 
करती हैं कि जैसे ही चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अवन्ति से शकराजाओं का उन्मूलन किया वैसे 
ही मालव लोग अवन्ति में आकर अधिकृत हो गए। सम्भव हैं कि इस कार्य में वे चन्रगुप्त 
के सहायक भी रहे हों। मंदसोर के लेखों (ई० ४०४ और ई० ४३६ ) में मालव-संवत्‌ का 
उल्लेख होने से भी यही विदित होता दे कि मालव लोग पाँचवीं शती से पहले मालवा में आ 
बसे थे। अतएव मालवराज का सम्बन्ध मध्यभारत में स्थित मालवा से ही माना जा 
सकता हैं। 

इस घोर समाचार को सुनकर राज्यवद्ध न का सब विषाद जाता रहा और उसमें वीररस 
का संचार हुआ। उसके हृदय में शोक के आवेग की जगह कोप का आवेग भर गया। : 
बायाँ हाथ म्यान पर एवं दाहिना भीषण कृपाण पर पड़ा ओर उसने हर्ष से कहा--राजकुल, 
बांधव परिजन, प्रथ्वी ओर प्रजाओं को तुम सभालो, में तो आज ही मालवराज के कुल का 
नाश करने के लिये चला। मेरे लिये यही चीवर और यही तप है कि अत्यन्त अधिनीत इस 
शत्रु का दमन कर । हिरन शेर की मं छ मरोड़ना चाहता है, मेंढक काले साँप के तमाचा 
लगाना चहता हैं, बछुड़ा बाघ को वंदी बनाना चाहता है, पानी का साँप गरुड़ की गर्दन टीपना 
चाहता है, ई'धन स्वयं अग्नि को जलाना चाहता है, अन्धकार सूर्य को दबोचना चाहता है-- 
यह जो मालवों ने पुष्पभूति-दंश का अपमान किया हैं। क्रोध ने अब मेरे मन की जलन 
को मिटा डाला हैं। सब राजा और हाथी यहीं तुम्हारे साथ ठहरेंगे। अकेला यह संडि दस 
हजार धोड़ों की सेना लेकर मेरे पीछे चलेगा ।” यह कहकर फौरन द्वी कूच का डंका ( अ्याण- 
पटह ) बजाने का हुक्‍्स दिया ( १८४ )। उसके इस श्रकार आदेश देने पर हर्ष ने कई 
प्रकार से पुनः आग्रह करते हुए कद्दा-- आये के प्रसाद से में पहले कभी वंचित नहीं रहा। 
कृपा कर मुझे भी साथ ले चलें ।? यह कह कर उसने उसके पेरों में सिर धर दिया । 


हवस 2 की लक ८ पर व इक हु 
“१, उज्जैन की शिप्रा नदी में सालवी स्त्रियों का स्नान-वर्णन ( कादस्वरी, वद्य० ५१ )। 


इद्दा ] अद्वारह द्वीप ११९ 


उसे उठाकर राज्यवद्धन ने कहा--तात, इस प्रकार छोटे शत्रु के लिये भारी तैयारी 
करना उसे बड़ाई देना होगा. । हिरन मारने के लिये शेरों का कुडः ले जाना लज्जास्पद है । 
तिनकों के जलाने के लिये क्या कई अग्नियाँ मिलकर कवच धारण करती हैं ः और फिर, 
तुगहारे पराक्रम के लिये तो अठारह द्वीपों की अष्टसंगलक माला पहननेवाली प्थिवी उपयुक्त 
विषय हैं। थोड़ी-सी रुई के लिये पव॑तों को उड़ा ले जानेवाले मरुतों की तैयारी नहीं होती । 
सुमेरु से टक्कर लेनेवाले दिग्गज कहीं बाँवी से भिड़ते हैं ? मान्धाता की तरह तुम सुन्दर 
सोने की पत्रलताओं से सजे हुए घन्ुप को सकल प्रथिवरी की विजय के लिये उठाओगे । तो, 
तुम ठहरो। मुझे अकेले ही शत्रुनाश करने दो। इस क्षधा में क्रोध का आस अकेले ही खाने 
दो ।” यह कहकर उस्री दिन शत्न्‌, पर चढ़ाई कर दी। 


इस प्रकरण में कई सांस्कृतिक महत्त्व के उल्लेख आए हैं । गुप्तकाल के भारतीय 
भूगोल में पूर्वी दवीपसमूह के भिन्न-भिन्न द्वीपों की गणना भी होने लगी थी। पुराणों व 
इस काल के अन्य साहित्य में कुमारीद्ीप अर्थात्‌ भारतवर्ष, सिंहलद्वीप ( लंका ), नम्मद्वीप या 
नारिकेलट्रीप ( निकवरम्‌ या निकोबार ), इन्द्रयू म्नद्वीप ( अंडमन ), कटाहद्वीप 
( केड़ा ), मलयद्वीप, सुवर्शद्वीप ( समात्रा ), यवद्धीप ( जावा ), वारुषकद्दीप ( बरोस ), 
घारुणट्टीप ( वोनियो ), परयु पायनद्वीप ( सम्भवतः फिलिपाइन ), चर्मद्वीप' (-कर्मरंग 
या कर्द्रंग, मलयद्वीप में ) कपू रद्दीप ( संभवतः वोर्नियो का दूसरा नाम जहाँ से सबो त्तम 
कपूर आता था ), कमलद्वीप (अरबी कमर ; ख्मेर, कम्बोडिया ), बलिद्वीप (वाली ) 
इत्यादि द्वीपों के नाम आते हैं। इस संख्या में अठारह द्वीपों की गिनती होने लगी थी। 
वाण ने दो बार अट्टारह द्वीपोंवाली पृथ्वी का उल्लेख किया है ( १७६, १८५ )। जैसे 
बाण ने दिलीप को अष्टादश द्वीपों में अपना सिक्का वेठानेवाला कहा है ( अ्र,लतादिष्टाष्टादशद्वीपे 
दिलीपे, १७६ ), वेंसे ही कालिदास ने माहिष्मती के पूर्वकालीन राजा कातंवीर्य को अष्टादश 
द्वीपों में अपने यज्ञस्तम्भ खड़े करनेवाला कहा हैं3 । वस्तुतः द्वीपों की संख्या चार से क्रमशः 
बढ़ती हुई अठारह तक जा पहुँची थी। पुराणों में पहले चतुद्दींप, फिर सप्तद्यीप का वर्णन 
आता है। महाभारत आदिपव में राजा पुरूरवा को समुद्र के बीच में स्थित तेरह द्वीपों का 
शासक कहा गया हैं४। बस्तुतः पूर्वी द्वीपसमूह एक साथ प्रायः द्वीपान्तर नाम से अभिहित 
किए जाते थे । कालिदास ने कलिंग ओर दीपान्बर के वीच में लवब्नपुष्पों के व्यापार का 


६. दृहत्संहिता, १९, ५१ 
२. संजुश्लीमूलकल्प, भाग २ पु० ३२२। 

( 5७ जप 
कमरञ्ाख्यद्वीपेषु नाडिकेरसमुदझ्धवे । 
द्वीप वारुपके चेव नपम्नवलिसमुझवे ॥ 
यवद्वीपे वा सच्चेषु तदन्यद्वीप समुद्भवा। 
चाचा रकारबहुला तु वाचा अस्फुटतां गता ॥ 

है च्े कप ्ष छ 
अच्यक्ता निप्ठुरा चव सक्रोधग्न तयोनिषु ॥ 
संग्रामनिर्दिष्टसहखवाहुरप्टादशद्दीपनिखातयूपः । 


किक 


अनन्यसाधारणराजशब्दों वश्व योगी किल कात्तवीर्य: ॥ ( रघुवंश ६३८ )। 
९. त्रयोदशसमुद्वस्थ द्वीपानश्नन्‌ एखूरवाः। आदिपवे ( पूना-संस्करण ) ७०६७ । 


/ीए 


१२० अप्टसंगलकमाला  उद्दच्चास 


उल्लेख किया है।" वाण ने इन दीपों से रत्नराशियों के ढेर कमाकर लानेवाले जहाजों 
का बणन क्रिया है । 

अठारह द्वीपों की श्रष्टटंगलकमाला पहननेवाली प्रथिवी ( १८५ ) के इस उल्लेख में 
अप्टमक्लकमाला शब्द भारतीय कला की उन्दर परिभाषा से लिया गया ह। शॉँची के 
महास्तूप से सम्बन्धित तोरणस्तम्भ पर उत्कीर्ण शिल्प में साज्नलिक चिह्नों से बनी हुई मालाएँ था 
कठले अक्लित हैं। एक कहुले में ग्यारह ओर दूसरे में तेरह मान्नलिक चिह्न हैं3 । पीछे चलकर 
कुपाणकाल में यह संख्या अ्ष्टमाम्नलिक चिद्दों तक ही सीमित हो गई और इस तरह की माला 
का नाम अप्टरमझलक्रमाला पड़ गया ( चित्र ५६ )। मथुरा के कृपाणकालीन आयागपढ़ों पर ये 
चिह्न इस प्रकार है, यथा सीनसियुन, देवविमानशणद, श्रीवत्स, वर्भमान, व्रिरत्न, पुष्पदाम, इन्द्रयष्टि 
या वजयन्ती आर पूराघट४ । वाण के समय में अप्टमनज्नलकमाला नाम हुढ़ हो गय्रा था, 
इसीलिये अटष्टादश द्वीप की अप्टसफ्लकमाला यह कथन संभव हुआ । इस प्रकार की मालाएँ 
कृत्स्नपृथिवीजयार्थ प्रयाण करनेवाले सेनानी सर्वविधमंगल के लिये धारण करते थे । 

राज्यवद्ध न के वीर॒रस का वर्णन करते हुए बाण ने एक वाक्य लिखा है जो पहले कहे 
हुए 'मम्मांशुकपअंततनुताम्रलेखा*** *** ? बाले वाक्य (६६ ) की भाँति श्लेपात्मक अर्थों के 
चमत्कार एवं ऐतिहासिक सामग्री के लिये विलक्षण है--दर्पात परास्शन नखकिरणसलिल- 
निर्मारेः समरभारसंभावनाभिषेकमिव चकार दिड नागकु'मकूटविकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वामः 
पाणिपललवः ( १८३ )। 

कोश शब्द के यहाँ तीन अर्थ हैं १, म्यान, २. दिव्य परीक्षा ओर ३, बौद्धदाशनिक 
बसुबन्धु-कृत अभिधर्मकोश नामक ग्रंथ । इनके अनुसार वाक्य के अर्थ इस श्रकार होंगे। 

पहला अथे, स्यान के पत्त में 

गुप्तयुग के घीरवेष में कटिवन्ध में दाहिनी ओर छुरी-कटारी ( असिपुत्रिका, छुरिका ; 
दे० अहिच्छत्रा खिलोनों पर मेरा लेख, चित्र १८८4, १६० ) और बाँ३ ओर परतले में तलवार 
मूलती रहती थी। बाण का कहना है कि आवेश में राज्यवद्ध न का वायाँ हाथ कटारी की 
तरफ गया और दाहिना पुनः कृपाण की शोर कपटा । वाहु एक विशेष प्रकार की तलवार थी 
जिसे इस समय की भुजाली कह सकते हैं। (ठ॒ुलना कीजिए, करपालिका करोली ओर 
भुजपालिका > भुजाली )! इसकी लंबाई भुजा ( बाहु कोहनी से अँगुली तक का भाग ) के 
बराबर होने से इसका यह नाम पड़ा। वराहमिहिर ने उत्तम तलवार की लंबाई ५० अंग्रल 
कही है। उसकी आधी २५ अंगुल की 'ऊन” कहलाती थी जिसे हिंदी मे अभी तक ऊना 


7, रखुबंश, ६५०। कुछ विद्वान दी कुछ विद्वान्‌ द्वीपान्तर की पहचान मलयद्वीप से करते हैं। 

२. द्वीपोपगीतगणमपि सम्रुपा्जितरत्नराशिसारमसपि पोते ( १4५७ )। 

३. ग्यारह चिह्नोंवाली माला में सूय, शुक्र, पदूससर, अक्कुश, वेजयन्ती, पंकज, मीनमिशुन, 
श्रीवत्स, परशु, दर्पण और कमल हैं। दूसरी माला में कमल, श्रक्ुश, कल्पबृत्त, दर्पण, 
श्रीवत्स, चैजयन्ती, पंकज. मीनयुगल, परश, उुष्पदास, चक्र एवं दो चिह्द और हैं । 

: देखिए मार्शल, साँची मौनूमेंट्स, भाग २, फलक ३७। 

४. देखिए, घासुदेवशरण अग्रवाल कृत लखनऊ म्यूजियम गाइड बुक, मूर्ति-संख्या 

जे २४५, फलक ५। | 


छुठा ] बाहुशिखर कोश के तीन अर्थ १२१ 


कहते हैं । वस्तुतः छुरी, कटारी, करोली, भुजाली, ऊना सब तीस अंग्रुल से कम नाप की 
होती थीं। तीस से ऊपर जाने पर तलवार का नाम निद्चिंश पड़ता था। 

अजन्ता में वाहु या भुजाली का अंकन पाया जाता हैं। उसके शिखर या ऊपरी भाग 
के पास म्यान पर गजसस्तक-जैसी आकृति का अलझ्वरण वना हुआ है ( औंध-कृत अजन्ता- 
फलक ३१) नींचे की पट्टी में चित्रित बीच की दो भुजाओं में दाहिनी ओर की वाहु नामक 
राजकीय भुजाली की म्यान गजमस्तक से अलंकृत हैं ( चित्र ६० )। 

इतना समझ लेने पर बाण का शब्दचित्र स्पष्ट हो जाता है--राज्यवर्धन का वायाँ 
हाथ दाहिनी ओर कमर में खोंसी हुई भुजाली की मूठ पर गया जो गजमस्तक के अलंकरण 
से सशोमित थी। यो उस हाथ की नखकिरणों ने युद्ध का बोका उठाने में समर्थ उस म्यान- 
बंद भुजाली का मानों जलधाराओं से सम्मानपूर्ण अभिषेक किया ।! 


दूसरा अथ, दिव्यपरीक्षा के पक्ष में 

शद्धर ने कोश का अर्थ एक प्रकार की दिव्य परीक्षा किया है। अभियुक्त व्यक्ति को 
सचेलस्नान कराकर संडल में खड़ा करके किसी देवमूर्ति के स्नान किये हुए जल की तीन 
अंजुलियाँ पिलाई जाती थीं। यदि वह दोषी हुआ तो देवता के प्रकोप से उसकी मृत्यु तक 
हो जाना सम्भव साना जाता था$ । इस पक्त 'में 'समरभार! का पदच्छेद स+मर+ भार 
होगा (मर>मरण, मसत्यु; भार८”-बोमा या दंड जो विरादरी या देवता-द्वारा अभिशस्त 
व्यक्ति पर डाला जाय )। समरभारसंभावनाभिषेक- वह स्नान जिसके फलस्वरूप खत्यु तक 
होने की सम्भावना हो। बाहु कोहनी से अंगुली तक का भाग, उसका शिखर -- हाथ । 
जो अमभिशस्त व्यक्ति दिव्यपरीक्षा देता था वह दर्पपूर्वक अन्त तक अपने को निर्देष कहता था। 
अभिशस्त व्यक्ति वाएँ हाथ से परीक्षा का जल दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर पीता था, उसी 
से इस अर्थ की कल्पना हुई-- 

गजमस्तक की तरह विकट मुद्ठी वंधा हुआ वायाँ हाथ दिव्यपरीज्ञा के समय दाहिनी सुद्ठी 
को अपनी नखकिरणों से मानों मरणपर्यन्त दंड की सम्भावना का अभिषेक करा रहा था। 


तीसरा अथे, अभिधमकोश-प्रन्थ के पक्त में 


इस धर में विशिष्ट महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री सामने आती हैं। यहाँ 'कोश' 
का अर्थ है वौद्ध दार्शनिक बसुबन्धुकृत* “अमिधर्मकोश” नामक अत्यन्त प्रसिद्ध दुर्शन- 


मर अदा: कि तक * अपन 
१. श्रीकणे ने व्यवहारसयूख से निम्नलिखित उद्धरण दिया है +-- 
तमाहूयाभिशस्तन्तु संडलाभ्यन्तर.. स्थितम्‌ । 
आदित्याभिम्मुख॑ कृत्वा पाययेत्‌ प्रसतितन्रयम्‌ | 
पूर्वोक्तेव विधानेन स्नातमार्द्वाग्वर शुचिम्‌ । 
अचेयित्वा तु तं देवं प्रक्षाल्य सलिलेन तु। 
एनश्व श्रावयित्वा तु पाययेव प्रसतिन्नयम्‌ | 
और भी देखिए, याज्ञवल्क्यस्थृति शषण। 
चसुवन्धु पुरुषघुर ( पेशावर ) के एक ब्राह्मण-परिवार में जन्मे थे। उन्होंने चौथी शत्ती 
शक अन्तिम भाग में असिधर्मकोश' की रचना की ।मूलमप्नन्थ में ६०० कारिकाएँ और वसुवन्धु 
के स्वरचित भाष्य था जिसमें प्रमाण, चेतना, रृष्टि, नीतिधर्म, मोक्ष, आत्मा आदि प्रमुख 
हे ( शेष टिप्पणी पृ० १९३ - 


हि. 





0३३ वसुबन्धु और दिह नाग का उ्छेख [ उच्चवास 


ग्रन्थ । वसुबन्धु के ही अनुयायी दिल नाग चोथी-पॉँचवीं शती में हुए" । तारानाथ के अनुसार 
दि नाग बसुबन्धु के शिष्य थे जो उनके शिरप्यों में सबसे बढ़े विद्वान और स्व॒तन्त्र विचारक 
थे। वे चोद्ध तकशात्र के जन्मदाता एवं भारतीय दर्शन के क्षोत्र में चोटी के विद्वान माने 
जाते हैं। दिल नाग ने अपने दिग्गज पांडित्य से बसुवन्धु के अमिधर्मकोश' को सर्व शास्त्रों 
में शिरोमणि प्रमाणित किया। उनका एक ग्रन्थ हस्तवलप्रकरण” या 'मुब्य्पिक्रर्ण” प्राप्त 
है? । सम्भवतः इसी अन्थ के कारण हाथ फेंककर विपक्षियों से शाह्लार्थ करने की किंबदन्ती 
दिल नाग के विपय में प्रचलित हुईं। कालिदास ने मेघ्रदूत३ में दिझ नाग के स्थूल हस्तावलेपों” 
का जो उल्लेख किया है वह निश्चित ही सत्य पर आश्रित जान पड़ता है। उसी का उल्लेख 
बाण ने श्लेप से अपने ऊपर लिखे हुए वाक्य में किया है। कालिदास के स्थूल हस्तावलेप 
( शास्त्रार्थ में बढ़-बढ़कर हाथ फटकारना ) का वास्तविक स्वरूप बाण ने दिया है कि रिड- 
नाग सीधे हाथ में अ्रभिधर्मक्रोश लेकर बाएँ हाथ से उसकी ओर इशारा करते हुए शा्त्रा्थों 
में अपनी प्रतिभा से उत्पन्न नए-नए विचारों ( भावना ) द्वारा उसका मंडन ( अमिपेक ) 
' करते थे। बाण ने वसुबन्धु के कोश का दिवाकर मित्र के थ्ाश्रम में भी उल्लेख किया है 
जहाँ शाक्य-शासन में कुशल रद्द, तोते उसका उपदेश कर रहे थे ( २१७ )। दिडनाग के 
पक्षु में वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा-- 


दिडनाग के मस्तक की कूठ कल्पनाश्रों से विकट बना हुआ जो वसुबन्धु का अमिधर्म- 
कोश था उसे आचाय दिडनाग शास्त्रार्थों में अपने दाहिने हाथ में लेकर बाएँ हाथ से दर्प- 
पूर्वक जब उसकी ओर संकेत करते थे, तब उनके बाएँ हाथ की नखकिरणों की सलिल-घार 
मानों वसुबन्धु के कोशग्रन्थ का भावनामय (विचारों के द्वारा ) ऐसा स्नान कराती 
विषयों का प्रामाणिक ओर अत्यन्त पाडित्यपूर्ण विवेचन किया गया था। मूल संस्कृत-मनन्‍्य 
अभी हाल में प्राप्त हुआ है। परसार्थ ने ( ५६३ से ५६७ ई० तक ) और श्युआन्‌ च्युआइः 
( ६७१ से ६०४ ) ने चीनी भाषा में उसके दो अनुवाद किए। तिब्बती भाषा में भी 
उसका अनुवाद हुआ था। वसुबन्धु पहले सर्वास्तिवादी संग्रदाय के थे, परन्तु पीछे अपने 
बड़े भाई की भ रणा से महायान के विज्ञानवाद के अनुयायी हो गए। <० वष की आयु 
में श्रयोध्या में उनका देहान्त हुआ । (९ विंटरनिज, भारतीय साहित्य, भाग २, ४० 
इ७७ से ३६१ तक ) | 


१. रैंडल दिखनाग को निश्चित रूप से ३५० और ५०० ई० के बीच मानते हैं। इनके 
अनेक म्न्‍्थों में से केवल न्‍्यायग्रवेश मूल संस्कृत सें बच गया है | 


२. चिंथ्रनिज, भारतीय साहित्य, भाग २, ए० ३५२; नंजियो, चीनी त्रिपिटक, सं० .रेफण से ५६ 
तक; इस अनन्‍्थ सें केवल ६ कारिकाओं में संसार की अनित्यता सिद्ध की गई है। टामस, 
जे० आर० ए० एस०; १९१८; ए० २६७। 


३. दिड्नागानां पथि परिहरन्स्यूलहस्तावलेपान्‌ | ( मेघदूत १। १४) 
दिडसनागाचायस्य हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यासपूर्वकाणि दूषणानि परिहरनू । 
कालिदास ने यहाँ दिडनाग के तक॑प्रधान शाखार्थो" पर फबती कसी है। 


चुदा ] राज्यवर्धन के वध का समाचार १२३ 


थी, जिसमें शाध्त्रार्थरूपी युद्धों के मचने से रसहीनता झा जाती थी ( समर + भा + अरसम्‌ 
+ भावनामिषेकम्‌ )" । 

इससे यह ज्ञात होगा कि बाण ने श्रद्भुत काव्यमय कीौशल से अपने युग में प्रसिद्ध 
एक साहित्यिक अनुश्र्‌ ति का उल्लेख यहाँ किया है। 

राज्यवद्ध न के चले जाने पर हष अकेला अनमना होकर समय बिताने लगा ( कथमपि 
एकाकी कालमनेषीत्‌ )। एक दिन स्वप्न में एक लोहे का स्तम्भ फटकर गिरता हुआ दिखाई 
दिया। वह घत्रराकर उठ बेठा और सोचने लगा--्यों दुःस्वप्न मुझे नहीं छोड़ते ! मेरी 
बाई' आँख भी फड़कती रहती है । तरह-तरह के दारुण उत्पात भी होते रहते हैं। सूथ में 
कबन्ध दिखाई पड़ता है और राहु यूथ पर भपय्ता हुआ लगता है। सद्तर्षि घुआ छोड़ते हैं। 
दिशाएँ जल्नती हैं। आकाश से तारे टूटते हैं, मानों दिग्दाह की चिनगारियाँ हों। चन्द्रमा 
कांतिहीन हो गया है। दिशाश्रों में चारों ओर उल्कापात दिखाई पड़ता है। घरती को 
कँपानेवाला अन्धड़ धूल और बजरी उड़ाता हुआ राज्यनाश की सूचना देता है।! इस प्रकार 
उत्पातों की बात सोचते-सोचते वह राज्यवद्ध न की कुशल मनाने लगा ( १८६ ) | 

बाहय आस्थानमंडप में आकर बैठा ही था कि उसने राज्यवद्ध न के कृपापात्र कुन्तल 
नाम के सवार को आते देखा । उसने खबर दी कि राज्यवद्ध न ने माल्व की सेना को खेल- 
ही-खेल में जीत लिया था, किन्तु गौड़ाधिपति की दिखाबटी आवभगत का विश्वास करके वह 
अकेल। शरत्रहीन दशा में अपने ही भवन में मारा गया ( १८६ )। 


इतना सुनना था कि हष में प्रचंड कोप की ज्वाला धधक उठी। उसका स्वरूप 
अत्यन्त भीषण हो उठा। वह ऐसा लगता था, मानों शिव ने मैरव का अ्रथवा विष्णु ने 
नरसिंह का रूप धारण कर लिया हो3 | ये दोनों अभिप्राय बाण ने अपने थुग की मूतिकला 
से ग्रहण किए हैं ( मैरवाकर शिव के लिये देखिए अहिच्छुत्ना के खिलोनों पर मेरा लेख, चित्र- 
सं० ३००। नरसिंहाकृति विष्णु के लिये वही, चित्र-सं० १०८ )। उसने गौड़ाधिपति को 


१- इस अथ सें समरभारसंसावनासिपेकम्‌ का पद॒च्छेद इस प्रकार होगा--समर ( शास्त्रार्थ 
युद्ध )+भा ( प्रतिभा )+अरसम्‌ ( नीरस )+ भावना ( विचार )+अभिपेकम्‌ । नख- 
किरणजल से स्नान चस्तुतः (अरस) बिना जल का रनान है। वह केवल भावनाभिपेक है। 
अभिषेक या स्नान की भावना कर लेना भावना-स्नान कहलाता है । वह कई प्रकार का है। 
आगरनेयं भस्मना स्तानसवगाहय॑ तु वारुणस । 
आपो हिप्ठेति च ब्राह्म' वायव्य गोरजः स्सुतम्‌ ॥ 

( रघुवंश ३ | 4५, मल्लिनाथ का श्लोक )। 
जल से वारुण स्नान, भस्म लगा लेने से आन्‍नेय , आपोहिष्ठा संत्र से घाह्य और गोघूलि 
से वायव्य स्नान होता है। पिछले तीन भावना अभिषेक हैं। बसुवन्धु के कोश का 
अभिषेक भी जलहीन होने के कारण केवल भावनाभिषेक धा। उसका यह भी श्र्थ है 
कि दिडलनाग ने विचारों द्वारा उस अन्ध को भ्र्नालित किया। अभिषेक का उद्दे श्य शुद्धि 
हं, ( देखिए, रहुवंश ६ । <५ वीर्थाभिषेकजां शुद्धियादधाना महीक्षितः ) किन्तु दिझ नाग 
द्वारा शास्त्रा्ध-समर के उत्पन्ञ हो जाने से उस अभिपेक में रसहीनता या कट॒ता उत्पन्न 
हो गई थी । दि 
कुतलं नाम बृहदरववारं राज्यवद्ध नस्य प्रसाद-भूमिम ( १८६ )। 

$. हर शव इतभंरवाकारः, हरिरिव प्रकश्तिनरसिंहरूपः ( १८७ ) । 


११४ सेनापति सिहनाद [ उच्छवास 


बहुत बुरा-मला कहा--भरोखे में जलनेवाले प्रदीप को जैसे सिफे काजल मिलता है, वैसे ही 
इस कृत्य के द्वारा गौड़ाधिप के हाथ केवल अपयश ही लगेगा ) सूर्य के अस्त हो जाने पर 
भी सत्नथ के वेरी इसी अंधकार से निपटने के लिए अ्रभी चन्द्रमा तो है ही। भ्रंकश के ट्ट जाने 
पर भी दुष्ट गजेन्द्र ( व्यालवारण ) को विनय सिखाने के लिये केरारी के खरतर नख तो कहीं 
नहीं चलें गए। तेजस्वी रत्नों को तराश में बिगाड़ देनेवाले मूर्ख वेगड़ियों के समान प्रथ्वी के 
कलंक उस को कोन मृत्युदंड न देगा ! अ्र वह इुबुद्धि भागडर कहाँ जाएगा ।? ( १८८ ) 


हप इस प्रकार अपने उद्गार प्रकट कर ही रहा था कि सेनापति सिंहनाद जो प्रभाकर- 
न का भी मित्र था ओर पास में बेठा हुआ था, कहने लगा। यहाँ पर वाण ने इद् 
सेनापति के व्यक्तित्व का अच्छा चित्र खींचा है। 'उसकी देहयप्टि साल इच्त की तरद लम्बी 
ओर हरताल की तरह गोरी थी। उसकी आयु बहुत अधिक हो चुकी थी, किन्तु इद्धावस्था 
भी मानों उससे डर रही थी। उसके केश श्वेत थे। भा. लथ्ककर आँखों पर आा 
गई थीं। भीमाकृति मुख के सफेद गलगुच्छे गालों पर छाए हुए थे। मालदार दाढ़ी सफेद चँवर 
की तरह लगती थी। चोड़ी छाती पर घावों के बढ़े-बढ़े निशान थे । वह ऐसी जान पड़ती 
थी, मानों पंत पर टॉँकी से लेखों ( बर्णुक्षरों ) की लम्बी-चौड़ी पंक्तियाँ खोद दी गई हों* | 
समुद्र-प्रमण द्वारा उसने सब जगह से धन खींचकर जमा किया था३। वह सेनापति की 
समस्ष्त मर्यादाश्ं का पालन करनेवाला था ( वाहिनीनायकमर्यादानुवत्तेनेन ) | राजा का भार 
उठाने से वह घुट-पिटकर मजबूत हो गया था४ | दुष्ट राजाओं को वश में करने के लिये 
वह नागदमन-नामक शस्त्र की तरह था जो दुष्ट हाथियों को वश में करने के लिये 
प्रयुक्षत होता है। वीरगोष्ठियों का वह कुलहपुरोहित था। वह झूरों का ठुलादंड, शस्रतमूह का 
ज्ञाता, प्रौढ़ बचन कहने में समथे, भागती हुईं सेना को रोककर रखनेवाला, बड़े-बड़े युद्धों के 
मर्म को जाननेवाला ओर थुद्धप्र मियों को खींच लाने के लिये आधोषणापटह के समान 
था ( १८६-१६० )। ह 
सिंहनाद ने अनेक प्रकार से हप में वीरता का भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया 
श्रौर कह--अ्रकेले गौड़ाधिपति की क्‍या बात है ! आपको तो अब ऐसा करना चाहिए जिससे 
किसी दूसरे की हिम्मत इस तरह का आचरण करने की न हो। जिस मांग पर तुम्हारे पिता- 
पेतामह-प्रपितामह चले हैं, त्रियुवन में श्लाघनीय उस मा का परित्याग मत करो। जो 
भूठे विजिगीषु सारी प्रथिवी को जीतने की लालसा से उठ खड़े हुए हैं उन्हें ऐसा कर दो कि 


१, ताहशाः क्वेकटिकाः हव तेजस्विर्नविनाशका कस्य ने वध्याः ( १८८ )। रह्न- 
वराशी के सम्बन्ध में बाय का यह उदलेख सूल्यवान्‌ है। इससे मारूम होता है 
कि राजा लोग श्रच्छे रत्नों के सही ढंग से वराशे जाने के किवने पक्षपाती थे | 

२, निशितशस्त्रटंकको टिकट्टितबहुबृहद्वणाक्षरपंक्तिनिस्‍न्तरतया च सकलसमसरबिजयपवे- 

.._ गणनामिव कवेन्‌ पवत इव पादचारी । ज्ञात होता कि इस वाक्य में कुद्कगरणित के 
अंक और अक्षरों को पत्थर पर खोदुकर उसके आधार से ज्योतिप के फलाफल का 
विचार करने की ओर संकेत है । कृट्ूकगणित का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने किया था। 

३, अचूअ्सणनानादर श्रीसमाकपंणविश्रमेण संद्रमपि मंदयन्‌ ( १८९ )। 

४. देश्वरभारोद्वहनूघृष्ठशष्ठतया हरद्॒पभमपि हसन्निव ( ३८९ ) | 


छुद्ठा ) हप की दिग्विजय-प्रतिज्ञां १९७ 


उनके अंतःपुर की त्लियाँ गहरी साँस छोड़ने लगें। सम्राट के स्वगंवासी हो जाने पर एवं 
राज्यवद्ध न के दुष्ट गौड़ाधिप द्वारा डस लिए जाने से जो महाप्रलयय का समय आया है इसमें 
तुम्हीं शेषनाग की भाँति प्रथिवी को धारण करने में समथ हो । शरणहीन प्रजाश्रों को धैय 
बेंधाश्रो और उद्धृत राजाश्रं फे मस्तक दाग कर परों के निशान अंकित कर दो*| पिता के 
मारे जाने पर अकेले परशुराम ने दृढ़ निश्चय से इकीस बार समस्त राज्यवंशों का उन्मूलन 
किया था । देव भी अपने शरीर की कठोरता और वज्रतुल्य मन से मानियों में मूद्ध न्य हैं; तो 
आज ही प्रतिज्ञा करके नीच गोड़ाधिप के नाश के लिये अ्रचानक सेनिक कूच की सूचक भांडी 
के साथ धनुष उठा लीजिए* ( १६१-१६३ )। 

ह॑ ने उत्तर दिया--आपने जो कहा है वह अवश्य ही करणीय है। जबतक अ्रधम 
चंडाल दुष्ट गोड़ाघिष जीवित रहकर मेरे हृदय में काँटे की तरह चुभ रहा हे, तबतक मेरे 
लिये नपु सक की तरह रोना-धोना लज्जास्पद है। जबतक गौड़ाघम की चिता से उठता 
हुआ धघुआं मैं न देखू। तबतक मेरे नेत्रों में आँसू कहाँ! तो मेरी प्रतिज्ञा सुनिए--आये 
के चरण-रज का स्पश करके मैं प्रतिशा करता हूँ कि यदि कुछ ही दिनों में मैं इस प्रथ्वी 
को गौड़-रहित न बना दूँ और समस्त उद्गत राजाश्रों के पेरों में वेड़ियाँ न पहना दूँ तो घी 
से धधकती हुई आग में पतंगे की तरह अपने शरीर को जल्ला दू गा।! इतना कहकर 
पास में बेठे महासन्धि-विग्रहाधिकृत अवन्ति को आज्ञा दौ--लिखो, पूर्व में उदयाचल, 
दक्षिण में त्रिकूट, पश्चिम में अस्तगिरि और उत्तर में गन्धमादन तक के सब राजा करूदान 
के लिये, सेवा-चामर अर्पित करने के लिये, प्रणाम के लिये, आ्राज्ञाकरण के लिये, पादपीठ 
पर मस्‍्तक ठेकने के लिये, अंजलिबद्ध प्रणाम के लिये, भूमि त्यागने के लिये, वेत्न्यश्टि 
लेकर प्रतिहार का कार्य करने के लिये, और चरणों में प्रणाम करने के लिये तेयार हो जाएँ; 
अथवा युद्ध के लिये कयिवद्द रहें ॥ में अब आया ।? 

महासन्धिविग्नदाधिक्रत का पद शासन में अत्यन्त उच्च था ओर गुप्तकाल से ही उसका 
उल्लेख मिलने लगता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में महादंडनायक हरिषिण को 
सांधिविग्रहिक कहा गया है। गुप्तकाल के बाद भी शासन में यह पद जारी रहा। एक 
प्रकार से इसका कार्य विदेशमन्त्रीजेसा था। शुक्रनीति में भी इसका उल्लेख है। 

ह की जो प्रतिशा वाण ने यहाँ दी है वह उस युग में समस्त पृथ्वी के जयार्थ दंडयात्रा 
करनेवाले विजिगीषु राजाओं की घोषणा जान पड़ती है। समुद्रगु्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 


4. चुसापतीनाम्‌ शिर:सु लल्ाटंतपान्‌ प्रयच्छ पादन्यासान्‌ ( १९३ )। मस्तक पर 
पैरों के निशान का दिखाई पड़ना श्रत्यन्त हुर्भाग्य का लक्षण समझा जाता था | 
सथुरा-कला सें भाप्त एक सस्तक पर इस प्रकार पादन्यास अंकित पाए गए हैं। 
चह मत किसी दुर्भाग्य देवता की रह्दी होगी । बाण ने स्वयं आगे लिखा है-- 
चूद्ामसिपु चक्रशंखकमललर्साणः । प्राहुरभवन्‌ पादन्यासा: राजमहिपीणाम्‌ 
( २०१ ), अथांत्‌ हुए के द्ग्विजयार|भ करने पर शज्रु-सामन्तों की स्त्रियों 
सस्तक पर परों के निशान जिनमें शंख, चक्र, पद्च, शंख बने थे, प्रकट हो गए | 

२, उदय व इृतप्राठत्ीं गृहाण गोंडाघसजीवितध्वस्तवें जीवितसंकलनाकुलकालाकांड- 
दंश्याह्याचिद्नप्वज घनुः ( ५९३ )। 


१२६ हप का प्रदोपास्थान श्रौर शयनगृह में जाना | उच्चवास 


उसकी विजय-यात्रा को 'सब-पथिबीविजयः का नाम दिया गया है एवं उसमें राजाओं के 
साथ करदान, आराज्ञाकरण, प्रणामागमन, प्रसभोद्धसण, परिचारिकोकरण आदि जिन नीतियों 
का वणुन किया गया है उन्हीं का उल्जेख हप की प्रतिज्ञा में वाण ने क्रिया है। बाण ने 
प्रणाम करने के चार दर्जे कहे हैं--- १, केवल सिर भुकाकर प्रणाम करना (नमन्तु शिसंसि) 
२. अजलिबद प्रणाम करना (घटन्तामंजलयः), ३, सम्राट के चरणों तक सिर भुकाकर 
प्रयाम करना (सह: क्रियतामात्मा मचरणनखेपु), ४, चरण की धूल अपने मस्तक पर 
चढ़ाना (शेखरीमवन्तु पादरजांसि), जिसमें सम्मवतः सिर को पादपीठ या प्रथ्वी पर छुश्रा- 
कर प्रणाम करना पड़ता था। परिचारक बनने या सेवा के भी दो प्रकार थे, (१) चँवर 
डुलाना जिसको बाण ने सेवाचामर अर्पित करना भी कहा है,' और (२) ह्वाथ में वेत्रयटि 
लेकर दरबार में प्रतिदहदार का काम करना । 

इसी प्रसंग में बाण ने सर्वद्वीपान्तरसंचारी पांदलेप का उल्लेख किया है, अर्थात्‌ पैरों 
में लगाने का ऐसा मरहम जिसकी शक्ति से सब्र द्वीपान्तरों म॑ं विचरण करने की शक्ति प्राप्त 
हो ( १८४ ) | जिस युग में द्वीपान्तरों की यात्रा करने की चारों ओर धूम थी उसी युग में इस 
प्रकार के पादलेप की कल्पना की गई होगी | 

इस प्रकार अपने निश्चय की घोषणा करके वह वाह्य आस्थान-मंडप से उठा (मुक्ता- 
स्थान, १६४), सब राजाओं को ब्िंदा किया एवं स्नान करने की इच्छा से सभा को छोड़कर 
भीतर गया" | हे अबतक बाह्य आस्थान-मंडप में था जो कि राजकुल के भीतर दूसरी 
क्या में होता था। वहीं उसने कुन्तल से राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुना था | वहीं 
सेनापति सिंहनाद के साथ उसकी बातचीत हुई और उसने प्रतिज्ञा की। बाह्य आस्थान- 
मंडप में ही राजा और सामन्त द्रबार-मन्त्र णा आदि के लिये एकत्र होते थे | हप ने आस्थान- 
मंडप से उठते हुए उन्हें त्रिदा दी। बाहुय आस्थान-मंडप से उठकर राजा धवलण्ह के समीप 
में बने हुए स्नानण्ह में जाते थे । बाहय आस्थान-मंडप या दरबार को केवल आस्थान (१८५), 
आस्थान-मंडप अ्रथवा आस्थान-भवन ( का० वै० १५ ), महास्थानमंडप ( १७२ ) या सभा 
(१६४) भी कहा जाता था। 

वहाँ से उठकर हु ने समक्ष आहिक ऋत्य किया । प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उसका मन 
स्वस्थ के समान हो गया था। स्नान-भोजनादिक से निद्वत्त हो वह प्रदोपास्थान में थोड़ी 
देर बैठा और फिर शयनण्ह में गया। प्रदोषास्थान श्रर्थात्‌ रात्रि के समय भोजनादि से 
निवृत्त होने के बाद बैठने का एक मंडप था। धवलगण्ह में इसके निश्चित स्थान का संकेत 
नहीं किया गया; किन्तु दो सम्भावनाएँ हो सकती हैं, या तो भुक्तास्थानमंडप ( दरबारए- 
खास ) ही जो धबलगण्ह से मिला हुआ उसके पीछे होता था, प्रदोषास्थान का काम देतो था; 
अथवा इससे अधिक सम्भव यह है कि धवलगण्ह के ऊपरी तल्ले में जो चद्धशालिका थी वही 
4. क्लेश्रित्सेवाचामराणीवारप॑यद््‌भिः, दूसरा उच्छु वास, ह के राजद्वार में उपस्थित भुजनिर्जित 


*. शात्रु महासासन्त (६०)। है 

२, मुक्तास्थानः विसर्जितराजलोकः स्नानारम्भकांत्षी समभामत्याक्षीत्‌, (१९४) । कादम्बरी 
में भी झूद्क के विषय में ठीक यही.वर्णन किया यया है--मध्याह्शंखध्वनिरुद्तिष्ठत्‌ 
तमाकरण्य च समासन्नस्नानसमयः विसर्जितराजलोकः ज्षितिपतिरास्थनसंडपादुत्तस्थी 


(चेच्य० घ० १३)। 


९२८ हप के यहाँ हाथियों की सेना [ उच्छवास 


सेना (अनेक-नागायुतवल, ७६) कहा है | प्रस्तुत प्रकरण में उस सेना के विभिन्न ञ्ंगों के 
संगठन पर प्रकाश डाला गया है| 

हाथियों को पकड़ने के लिये (वारणबन१) बहुत-से लोग पहाड़ी जंगल में चारों तरफ 
किनारे से घेरा बना लेते और मंडल को क्रमश: सिकोइते हुए हाँका करते थे । यों हाँके 
के द्वार खेदकर हाथियों को पकड़ने की प्रथा बहुत पुरानी थी। इस प्रकार का खेदा हु 
की गज-सेना के लिये विन्ध्याचल के जंगलों में होता था। वही एक बड़ा जंगल हर के 
लिये सुलम था। हॉका करनेवाले लोग हाथ में ऊँचा बाँस लिए, रहते जिसके सिरे पर 
मोर के पंख बाँध लेते थे। पंखों में बने चंदों पर पड़नेवाली चमक हाथियों को भयभीत 
करती थी। इस प्रकार वारणत्रन्ध के लिये काम करनेवाले लोगों के समूह को अनायतमंडल 
(जिनका घेरा सिमिय्कर छोगय होता जाता था) कहा गया है । इस समय उनके मुखिया 
लोग गजसाधनाधिकृत स्कन्द्गुप्त के सामने भागते हुए चल रहे थे" । 

इसके अतिरिक्त हाथियों को फंसाने का दूसरा उपाय फुसल्नावा देनेबाली हथिनियों 
द्वारा था जिन्हें 'गणिका' कहते थे। उनमें जो हथिनी फँसाने में बहुत होशियार और अपने 
काम में सिद्ध हो जाती थीं वे 'कर्ण्यकरेशुकाः कहलाती थीं। गणिका हथिनियों के 
अधिकारी बहुत दिनों से कय्क में आकर प्रतीक्षा कर रहे थे। जत्र उन्हें अवसर मिलना तो 
वे हाथी फुसल्ाने में चतुर अपनी हथिनियों के करतब हाथ उठाकर सुनाने लगे* | 

हाथी प्राप्त करने के लिए तीसरा उपाय यह था कि अव्बीपाल या आटविक राजा 
स्वयं नए-नए हाथियों को पकड़कर सम्राट की सेना के लिये भेजते रहते थे | सम्मवतः 
सम्राट के साथ उनका यही समझौता था। अट्वीपाल को ही यहाँ अरण्यपाल कहा गया 
है और राजद्वार के वर्णन में उन्हें ही पल्‍्लीपरिइृढ अर्थात्‌ शतर-बस्तियों के स्वामी कहा है | 
आटविक लोग भी नए पकड़े हुए गजयूथों को लेकर हाथ में ऊँचे अंकुश लेकर कट्क में 
उपस्थित थे ( १६६ )। 

हाथी प्राप्त करने का चौथा खोत हाथियों के लिये विशेषरूप से सुरक्षित जंगल थे जो 
नागवन कहलाते ये। कौटिल्य ने हस्त्यध्यज्ष के लिये विशेषरूप से हस्तिवन की रक्ता का 
भार सौंपा है ( अ्रथैशात्र २।३१ ) 3। नागवन में जंगली हाथी राजा के शिकार के लिये 
विशेषत: रवाए जाते थे । अशोक ने पंचम स्तम्भ-लेख में यह स्पष्ट आदेश दिया है कि 
अ्मुक-अमुक दिनों में (तीन चातुर्मासी, तिष्य नक्षत्र की पूर्णिमा, और प्रत्येक मास की चतुद॒शी, 
पूर्णिमा और प्रतिपद्‌ को ) नागवन में जीव-बध नहीं किया जायगाई । नागवन को शिकार 


१, उच्छि तशिखिपिच्छुलांछितवंशलतावनगहनयुह्दीतदिगायाम: विन्ध्यवनेरिव वारण- 
बन्धविमर्दोद्योगागतेः पुरः प्रधावद्धिरनायतमंडले: (१९६ )। 
२ गणिकाधिकारिगरीः विरलब्धान्तरे: उच्छितकरे: कर्मस्यकरेणुकासंकथनाकुलेः (३९६)। 
३, अर्थशास्त्र के अनुसार जंगल दो प्रकार के थे, द्वव्यवन ( ककड़ी आदि के लिये ) और 
नागवन ( केवल हाथियों के लिये )। द्वव्यवनपाल और हस्तिवनपाल, दोनों का 
वार्षिक चेतन ४०० कार्पापण था । 
४. एतानि थेच दि्विसानि नागवनसि केवटभोगसि यानि अंनानि पि जीवनिकायानि 
नो हन्तवियानि, पंचमस्तम्भ छेख, रामपुरवा । 


छुद्दा ] गजसेना के अधिकारी १२९ 


को सुविधा के लिये प्रायः अलग-अ्र लग वीथियों में बाँठ लिया जाता था और प्रत्येक वीथी पर 
एक अविकारी नियुक््य होता था जिसे नागवनवीथीपाल ( १६६ ) या केवल नागवीथीयाल 
कहते थे। नागवन में किसी नए क्रंंड के देखे जाने की सूचना तुरन्त दरबार में भेजने का 
आदेश था। अतएव नागवीथीपालों के भेजे हुए दूत अ्रमिनव गजसमूह के संचरण की 
खबर देने के लिये कयक में आए, हुए थे* | 

इतने हाथियों को खिलाना राज्य के लिये बड़ी भारी सिरदर्दी रही होगी। उनके 
लिये चारा जुटाने में प्रजाओं का दिवाला पिय जाता था। बाण ने सष्य लिखा है कि 
कटक में एक-एक क्षण हाथियों के लिये चारे की बाग देखी जाती थी ( प्रतिन्नणप्रत्यवेक्षितकरि - 
कवलकूदे।, १६६ )। निश्चय ही जो आता होगा वह तुरन्त सफाचद्ट हो जाता होगा । 
इसके लिये राज्य ने फ्रंड-के-फुंड डंडा रखनेवाले प्यादे ( कठक कदम्बक )* छोड़े हुए थे 
जो हर गाँव, नगर और मंडी में चारा, भूसा ओर कर का संग्रह करके उसकी सूचना देते 
रते थे ३। (चित्र ६१ ) 

इतने हाथियों को जमा कर लेने पर सेना के लिये उन्हें शिक्षित बनाने का काम था। 
इसके लिये महामात्रसंश्क्क अधिकारी नियुक्त थे। उन्हें ही अ्रथशात्र में अनीकस्थ कहा 
गया है | उनका महामात्र नाम सकारण था। हाथियों की परिचर्या के लिये जितने 
अधिकारी और सेवक नियुक्त थे, महामात्रों का पद उन सबमें बड़ा था५ | अथशाखस्र ने 
भी हाथियों की परिचर्या के लिये चिकित्सक के अतिरिक्त जो दस सेवक कहे हैं उनमें 
अनीकस्थ सबसे मुख्य हैं | 

महामात्रों के कार्य के विषय में बाण ने लिखा है कि वे चमड़े का भरा हुआ हाथी 
का पुतत्ना ( चर्मपुट ) तेयार करके उसके द्वारा हाथियों को युद्ध की शिक्षा देते थे" । 

सेनिक काय के अतिरिक्त हाथी सवारी के काम में भी आते थे । उन्हें कोटिल्य ने 
आोपवाह्मय कहा है। ओपवाह्य हाथियों को तरह-तरह की चाल्ों में निकाला जाता था। 


, असभिनवगजसाधनसंचरणवार्ता निवेदनविसर्जितेश्व नागवनवीथीपालदूतबुन्दं: (१९६)। 
२,  कटककद॒म्वक-पैदल सिपाही । ये बाएं हाथ में सोने का कड़ा पहने और डंडा 
लिये रहते थे ( वामप्रकोप्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटक, २१ )) कोणधारी श्रर्थात्‌ 
लकुट लिए हुए। सम्भवतः कटक पहनने की विशेषता के कारण ही इनकी संज्ञा 
कटक पड़ी | लकट लिए हुए कटक-संज्ञक सिपाही की मूत्ति के लिये देखिए, मेरा 
अहिच्छुत्रा के खिलौनों पर लेख, चित्र १९३। 

४३, प्रविक्षयप्रत्ववेक्षिवकऊरिकवलकूटः कक्‍्टभंगसंग्रह ग्रामसनयरनिगसेप. निवेयमाने 
कटककदम्बकः, १९६ । 

४. सात्रा-पद, शक्ति; महा-उ८ड़ा | सहासात्र से ही हिन्दी महावत वना है। इस समय 
इस शब्द के सूल अथ का उसी प्रकार हास हो गया है जैसे स्थपति से थवई (राज ) 
पझोर वकाटिक से चेगई। छड्दों के सन्-न्‍्ध में हच्चा है । 

४. सहासात्रपेटक॑श्व प्रकटित रिकिसिंदर्संपुरं।। करिक्मं-करिणां युद्धशिक्षा; चर्मपुट:- 
घपसकुतः हस्स्यावारः , घादार । 


5 


१३० शआ्रधोरण और कपटी [ उच्छवास 


इनमें सबसे मुख्य धोरणगति या दुलकी चाल थी। धोरण चाल की शिक्षा देनेवाले अधि- 
कारी आधोरण कहलाते थे | अ्रथशासतत्र में मी आधोरण परिचारकों का उल्लेख है | आधोरण 
लोग स्वभावतः हरी घास की मूठ देकर हाथियों को परचाते ये ( हरितघासमुप्टीश्च दर्शयक्धि:, 
१६६ )। वस्तुतः आधोरण अच्छे-अ्रच्छे हाथी प्रात करके उन्हें बढ़िया चाल पर निकालने 
के लिये बढ़े उत्सुक रहते थे; इसलिये बाण का यह कथन उपयुक्त है कि वे लोग नए. पकढ़े 
हुए हाथियों के झ्लुंड में जो गज़पति या मुख्य हाथी होते उन्हें विशेष रूप से माँगते थे और 
जब उस तरह के मनचाहे मत्त गयन्द उन्हें मिलते तो वे बहुत खुश होते थे। आधोरण 
लोग स्कन्द्युत्त को दूर हय्कर प्रणाम कर रहे थे । वे यह भी बताने के लिये उत्सुक थे क्नि 
उन्हें मिले हुए हाथियों में से किस-किसके मद फूट निकला था, अर्थात्‌ कौन मदागम के 
योग्य योवन दशा प्राप्त कर चुके थे ।* जो हाथी बड़ी अवस्था प्राप्त होने पर जलूस के लिये 
चुन लिए जाते थे, उनपर डिंडिम या धौींसा रखने का विशेष संस्कार किया जाता था| 
विशेष अवसरों पर उनसे जलूस का काम लिया जाता था, अन्यथा काम से उनकी छुट्टी थी। 
आधोरण लोग ऐसे हाथियों के लिये डिंडिमाधिरोहण की बिनती कर रहे थे | 


एक प्रकार के श्रन्य परिचारकों का उल्लेख करते हुए बाण ने उन्हें कपंटी कहा 
है। कर्पट का श्र्थ चीरिका या कपड़े का फीता है। इसे ही बाण ने अन्यत्र पटच्चर कर्पट 
भी कहा है (५२ )*। शिर से पट्यर कपंट या चीरा बाँवे हुए हाथियों के परिचारक 
अजस्ता के चित्रों में मिल्॒ते हैं? । करेंट का अलंकरण ( आं० स्रिन डेकोरेशन) सिर 
पर बाँधने का अधिकार सेवा से सस्तुष्ठ प्रभु के प्रसाद से व्यक्तिविशेष को प्राप्त होता था | 
गज-जातक के चित्र में (अ्रजन्ता गुफा १७ ) प्रासयष्टि लिए हुए आगे चलनेवाले तीन 
पैदलों एवं हाथ में रस्सी लिए हुए. अन्य पेदल के सिर पर चीरा बेँधा है, किन्तु उसी के बराबर 
में रुसी का दूसरा सिरा थामे हुए व्यक्ति के बालों में इस प्रकार का चौरा नहीं है। अवश्य 
ही इसका कारण वही है जिसका बाण ने उल्लेख किया है श्र्थात्‌ नौकरी के दौरान में प्रभु- 
प्रसाद से व्यक्तिविशेष को इस प्रकार का सम्मानित चीरा पहरने का अधिकार मिलता था 
( प्रसुप्रसादीकंतपाटितप्चर, २१३ )। इस प्रकार के सेबकों के लिये ही कर्पटी शब्द 
आया है। (चित्र ६२ ) 
हाथियों के इस वर्णन में ये कपंटी कौन-से विशेष परिचारक ये, इसका भी निश्चय 
ख्य॑ बाय की सहायता से किया जा सकता है। दर्पशात के वर्णन में लेशिक-संशक परि- 
चारकों का उल्लेख आया है (६६)। लेशिक का श्रथ शंकर ने घासिक किया है। 
प्रष्ठ २१२ पर बाण ने घासिकों के लिये ही प्रभुप्रसाद से चीरा ( पाटितिपट्चर ) प्राप्त करने 


“| द्रपोस्‍्णगणोश्व मरकतह॒रितिघाससुष्दीश्च दर्शयद्मिः नवग्रहगजपतींश्च प्रार्थयमानेश्च 
लब्धाभिमतमत्तमातंगसुदितमानसैश्च, सुदूरझुपस॒त्य नमस्यद्भिश्च, आत्मीयमातंगमदा- 
ग्मांश्च निवेदयद्भिः, डिंडिसाधिरोहणाय च विज्ञापयद्भिः ( १९६ )। इस वाक्य में छः 
अन्तर्वाक्य हैं। उन सबका संअंघ आधोरण-नामक परिचारकों से है। 


२. लेखहारक सेखलक के वर्णान में एष्ठप्रोंडः खतपदचचरकर्पट्यटितगलितग्रन्थिः, (५२ )। 


३. देखिए, ऑ्ॉधकृत अजन्ता, फलक ३०। गजजातक ( गुफा १७ )। 


छुठा ] हस्तियों के अन्य कसचारी १३१ 


की बात कही है। अतणव यह स्पष्ट है कि कपटी से बाण का तातये हाथियों को घास, दाना, 
रातित देनेवाले नौकरों से है। कोट्ल्यि के विधापाचक ये ही हो सकते हैं। 


कपंटी या घास-चारा देनेवाले परिचारकों के बारे में कहा गया है कि अपने काम में 
भूल हो जाने के कारण दंडस्वरूप उनके हाथी ले लिए गए थे। इस दुः्ख से वे दाढ़ी, बाल 
बढ़ाए आगे-आगे चल रहे थे ।" हाथियों को कम या खरात्र चारा देने की भूल के दंड- 
स्वरूप वे काम से छुड़ा दिए जाते थे । 


कुछ लोग इस काम की नोकरी के लिये नए. भी आए हुए थे और वे काम पर लगाए 
जाने की खुशी में दौड़ रहे थे * | 


कौटिल्य ने अनीकस्थ और आधोरण के बीच में आरोहक नाम के कर्मचारियों का 
उल्लेख किया है। हणपे के समय तक ये विशेष परिचारक बराबर नियुक्त किए जाते थे | 
बाण ने उन्हें आरोह कहा है? । नियमित रूप से अलंकृत हाथियों को सवारी के समय जो 
लोग चलाते थे उनकी संज्ञा आरोहक थी। उनका पद महामात्र से नीचा ओर आधो 
रण से ऊपर था। अथशास्त्र में आधोरण के बाद हृश््तिप-संशक एक ओर कमचारी का 
उल्लेख है जिसका काम सवारी के अतिरिक्त समय में हाथियों को व्हल्लाना, चलाना श्रादि 
था। हृषंचरित में जिन्हें निषादिन्‌ कहा गया है वे हस्तिपक के समकत्षी थे। प्रभाकखद्ध न 
की मृत्यु के समय अपने स्तंभ से बँधा हुआ राजकुंजर दपशात शोक में चुपचाप खड़ा था 
और उसके ऊपर बैठा हुआ निषादी रो रहा था ( १७२ )। अथशाल्लन की सूची में सर्वप्रथम 
हाथियों के चिकित्सक का उल्लेख है। बाण ने भी प्रस्तुत प्रसंग में इम-मिषगृूवर का 
सर्वप्रथम उल्लेख किया है। गजसाघनाधिक्ृत स्कन्दगुस्त उनसे खास-खास झुग्ण हाथियों के 
विषय में पूछु रहे थे कि पिछुली रात उनका क्या हाल रहा ४ | 


4. प्रसादुपतितापराधापह्न तह्विरददुःखध्तदीबघश्सश्न भिः अग्मतो गच्चद्भि (१९६ ) । 
२. अभिनवोपरू तेश्च कपेटिसि: वारणाप्तिसुखप्रत्याशया धावमानः ( १९६ )। 


आरोहाधिरूढ़िपरि भवेन . लज्जसानं''************* अवज्ञागृहीतमुक्तकवलकुपितारोहारटना- 
नुरोधेन (६७ )। 
४. हाथियों के परिचारकों की कोटिल्य ओर वाण के अनुसार तुलनात्मक सूची इस प्रकार है 
कौटिल्य बाण 
4. चिकित्सक १, इभ-सिपन्वर 
२. अनीकस्थ २. महामात्र 
३, आरोहक ३. आरोह 
४. आधोरण ४. आधोरण 
७५, हस्तिपक ७५, निपादी 
६. भरोपचारिक ६. 
७, विधापाचक ७. कपंटी, लेशिक 
८. यावसिक ८, 
९, पादपाशिक ९, 
4०. कुटीरकषक १०, 
१६. ऑपशायिक ९९, 


$ ३६ प्साद दोपों से विपन्न राजाथों के दृष्टान्त [ डच्छवांस 


सत्र प्रकार के सिंगार्पणर से सजाई हुई हथिनी जिसे जलूस म॑ बिना सबारी के 
निकालते थे, श्रीकरेशुका कहलाती थी ( १६६ ) । 


स्कन्गुम सम्राद से कुछ दूर हटकर ब्रेठ गया | हप॑ ने उससे कहा--हमने जो 
निश्चय किया है वह आपने विध्त्तार से सुन लिया होगा । अतः शीघ्र ही प्रचार के लिए 
धाहर गई हुई गजसेना को स्कन्धावार में लोगने की थ्राशा दी जाव) | अर“ कृच में थोड़ा 
भी विलम्भ न होगा |? 


यह सुनकर स्कन्दगुप्त ने प्रणाप किया श्रोर प्रमाददोप से राजाओं पर आनेवाली 
विपत्तियों का विस्तृत वर्णन किया* | इसमें निम्नलिखित सत्ताईस राजाओं के दृष्यंत लिए 
गए हैं--पद्मावती ( पवाया ) के नागवंशी राजा नागसेन, श्रावस्ती के श्र तवर्मा, मृत्तिकाववी 
के सुबर्णयूड, कोई यवनेश्वर, मथुरा के वृहद्रथ, वत्सराज उदवन, अग्निमित्र के पुत्र सुमित्र, 
अश्मक के राजा शरम, मौये राजा वृहद्रथ, शिशुनागपुत्र काकवर्ण 5, शुग देवभूति, मागधराज 


२. शीघ्र प्रवेश्यन्तां प्रचारनिगतानि गजसाधनानि ( १९७ )। शंकर ने प्रचार का अर्थ भक्तण 
श्र्थात्‌ चरना किया है। कोटिल्य के समय से ही हस्तिप्रचार पारिभाषिक शब्द था 
हाथियों की सब प्रकार की शिक्षा हस्तिग्नचार का अथ था । 








१. बाण सें राजाओं की दो प्रकार की सूचियाँ हैं, एक तो अ्रमाददोष से अ्यसनग्राप्त २८ 
राजाओं की ( प्रमाद्दोषाभिपंगवार्ता, १९८ ), और दूसरी २० राजाओं की सूची जिनके 
 चरित्न में कुछ-न-कुछ कलंक था ( ८७-९० )। पहली सूची बाण की मोलिक है। दूसरी 
' पुराने समय से चली आती थी। कोटिल्य ने इस प्रकार के अवश्येन्द्रिय राजाओं के १२ 
उदाहरण दिए हैं (अथशास्त्र +। ६ )। सुब्रन्धुकृत वासद॒व त्ता, कामन्दकीयनीतिसार 
चराहमिहिर ओर सोमदेचक्तत यशस्तिलकचम्पू में भी सकलंक राजाओं की सूचियों दोहराई 

गई हैं जिनमें नाम शोर उनकी संख्याओं में भेद हैं। 


श्री डी० आर? भंडारकर ने इस वाक्य की व्याख्या करते हुए ठीक पाठ इस प्रकार माना 
हे--आश्रय कुतू हली च दण्ड्रोपनतयवननिर्मितेन नभस्तलयायिना यंत्रयानेनानीयत क्वापि 
काकवण ४ शेशुनागिः नगरोपकंठे कंठश्चास्य निचक्षते निर्न्रिशेन । काश्मीर-पाठ में भी दो 
वाक्यों को मिलाकर एक ही वाक्य साना है ओर वही ठीक है। अर्थ इस प्रकार होगा-- 
थअचरज की वातों में कुतूहल दिखानेवाला शिश्नाग-पुत्र काकबण यद्ध में जीतकर 
लाए हुए यवन से निर्मित आकाशगासी यंत्रयान में उड़ाकर कहीं दूर पर किसी नगर 
नासक राजधानी के बाहर ले जाया गया शोर वहाँ तलवार से उसका कंठ काठ दिया गया। 

श्री भंडारकर का विचार है कि यवन से तात्पय हखामनि वंश के ईरानी लोगों से हैं 
जिनका गन्धार पर राज्य था। शिक्षुनाग-पुत्र काकबण ने उस शासन का श्रन्त किया 
झौर कुछु यवनों को जीतकर अपने यहाँ लाया । उनमें से एक ने आश्रयकारी उड़नेवाला 
घायुयान बनाया ओर उस पर राजा को ब ठाकर वह “नगर' या जलालाबाद के पास जहाँ 
गंधार की राजधानी थी, उसे ले गया और उसे मार डाला। यह अ्रथ समीचीन ज्ञात 
होता है। सम्भवतः इसमें दारा अथम के गंधार पर ईरानी सांम्राज्य के अन्त कर देने की 
ऐतिहासिक घटना की कोई अनुश्न ति छिपी है। [ भंडारकार, नोदूस आन एऐंस्येंड हिस्ट्री 
भ्राव इंडिया, भाग १, ए० १६-१९ |। 


ट्ण 


छद्धा | पूसाद दोषासिपंग के २७ राजाश्रों की सूची 4३३ 


प्रयोत के छोटे भाई कुमास्सेन१, विदेहराज के पुत्र गणपति, कलिंग के राजा भद्गसेन, करूष 
के राजा दध, चकोर देश के* राजा चन्द्रकेतु, चाम डीपति पुष्कर, मौखरि क्षत्रवर्मा, शकपति, 
काशिराज महासेन, अयोध्या के राजा जारूथ, सुहझ के राजा देवसेन, वेरन्‍त के राजा रन्तिदेव, 
बृष्णि विदूरथ, सोबीर के राजा वीरसेन एवं पौरव र[जा सोमक । वाण ने यह लंबी सूची 
अपने पूरवकालीन ऐतिहासिक प्रवादों के आधार पर जो सातवीं शती में प्रचलिंत थे, प्रस्तुत की 
है। इस सूची के विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इसमें कल्पना का स्थान नहीं 
जान पड़ता । हमारे प्राचीन इतिहास की परिमित जानकारी के कारण इनमें से कुछ ही नामों 
की पहचान अत्रतक हो सकी है। शिशुनागवंश, वत्सवंश, प्रद्योतवंश, मौयबंश, शु'गबंश, 
नागवंश, गुप्ततंश आदि जिनके राजाओं का वर्णन बाण ने किया है वे भारतीय इतिहास में 
प्रसिद्ध राजकुल हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जिसपर सबसे अधिक विवाद हुआ। है वह स्त्रीवेश 
में चन्द्रयुतत के द्वारा शकपति के मारे जाने का उल्लेख हे३ | 

स्कन्द्युप्त स्वामी के आदेश का विधिवत्‌ सम्पादन करने के लिए, उठकर बाहर चले 
गए।। इधर हु ने पहले राज्य की सारी स्थिति ( प्रबन्ध ) ठीक की, और फिर दिग्विजय 
के लिए सैनिक प्रयाणु की आज्ञा दी४ | 


३, हपंचरित के इस अंश पर श्री डा० डी० आर० भंडारकर ने नया प्रकाश डालते हुए 
लिखा है कि जब बृहद्रथवंश का विस्तृत साम्राज्य उत्तरभारत से अस्त हो गया तब 
अवन्ति में वीतिहोन्नों का शासन था। वीतिहोन्न तालजंघों में से थे। तालजंघ काते- 
वीर्य सहखाजुन का पोन्न था। वीतिहोतन्रों के सेनापति पुणक ने राजा को मारकर 
अपने पुत्र प्रयोत ( चण्डप्रयोत ) को अवन्ति का राजा बनाया। पर वह अग्नि धधकती 
रही और वीतिहोतन्नों के सहयोगी तालजंघवंश केकिसी व्यक्ति ने महाकाल के मंदिर में 
अवसर पाकर पुणक के पुत्र ओर प्रद्योत के छोटे भाई कुमारसेन को मार डाला। दन्त- 
कथा ने इस तालजंघ को वेताल बना दिया है। अ्रतिप्राचीन काल में महाकाल के 
मंदिर में सहामांस-विक्रय या नरवलि होती थी । उसीसे लाभ उठाकर तालजंघ अपने 
पडयंत्र सें सफल हुआ। [ इंडिश्रन कल्चर, भाग १ ( १९३४ ) , ए० १३-१५; और भी 
श्रीसीतानाथ प्रधान, आशुतोप झुकजी सिल्वर जुबली वाल्यूस, ओरिंटेलिआा, भाग 
३, ए० ४२८५-२७ ] 'घुणिक के पुत्र प्रयोत के छोटे भाई कुमारसेन को जब वह महाकाल के 
उत्सव में महामांस-विक्रय के सम्बन्ध में चाद-विवाद कर रहा था, किसी तालज॑ंघ-वंश 
के पुरुष ने वेताल का रूप रखकर मार डाला [! 

चकोर--श्री सिलवाँ लेवी ने लिखा है कि लाट देश (| ८८) में जहाँ चटटन( [[55(8१25 ) 
का राज्य था, उज़यिनी राजधानी से दक्षिण पश्चिम में “कोर” था ( यूनानी [|8880॥3) 
जो पहले गौतमीपुत्र के राज्य में था। गौतमीपुत्र शातक॒णी से दो पीढ़ी पहले 
वहाँ चकोर शातकर्ी की र।जधानी थी। डसका नाम चन्दकेतु ज्ञात होता है। 
सम्भवतः उसी को झद्गक के दूत ने मार डाला था। [ सिलवाँ लेवी, जूनल ग्राशियातीक, 
१९३६, ० ६५-६६ ] 

चन्द्रशुप्त द्वितीय के बढ़े भाई रामगुप्त की पत्नी भ्र्‌ वस्वासिनी की याचना शकपति ने की 
थी जिसे रामगुप्त ने मान लिया था। किन्तु चन्द्रगुप्त ने स्त्रीवेष में जाकर शकपति को 
मार डाला। शंकर ने भी इस कहानी पर कुछ प्रकाश डाला है। [ भंडारकर न्यूलाइट 
शान दी अली गुप्त हिस्टी, मालवीय कारपोरेशनवाल्यूम, ( १९३२ ) ए० १८९० ] 

पद हप: सकलराज्यस्थितीर्वकार । ततश्च प्रयाणं विजयाय दिशां समादिशति देवे 
हुए ( २०० )। 


न्धा 


न 


१३४ अपदाकर्नों की सूची [ उच्छवास 
यहाँ बाण ने पुनः काव्यशेली का आ्राश्रय लेकर हर्ष के प्रयाण के फलस्वरूप श्रुओं 
में होनेवाले दुर्निमित्तों की एक लम्बी यूची दी है जिसमें कई नवीनताएँ हैं । 
१, यमराज क दूतों की दृष्टि की तरह काले हिरन इधर-उधर मंडराने लगे। 


२. आँगन में मधुमक्खियों के छुत्तों से उड़कर मधुभक्खियाँ भर गई । 

३, दिन में भी श्रगाली मुँह उठाकर रोने लगी | 

४. जंगली कवूतर ( काननकपोत ) घरों में आने लगे । 

५. उपवनबृत्षों में अ्रकाल पुष्प दिखाई पड़े | 
हि | समात्यान (आस्थानमंडप ) के खंभों पर बनी हुई शालमंजिकराशों के आँुू 
बहने लगे | ' 


७, योद्धाओ्ं को दपेण में अपना ही सिर धड़ से अलग होता हुआ दिखाई पड़ा | 

८. राजमहिषियों की घूड़ामणि में पेरों के निशान प्रकट हो गए* | | 

६, चेटियों के हाथ से चँवर छूटकर गिर गए | 

१०, हाथियों के गंडस्थल भौंरों से शत्य हो गए, । 

११, घोड़ों ने मानों यमराज के महिषर की गन्ध से हरे घान का खाना छोड़ दिया । 

१२, भनभन कंकण पहने हुए बालिकाओं के ताल देकर नचाने पर भी मव्द्स्लमयूरों ने 
नाचना छोड़ दिया । 


१३, रात में कुत्ते मुंह उठाकर रोने लगे । 


१४. रास्तों में कोय्वी या नंगी रुत्री घूमती हुई दिखाई पड़ी*। केशव के अनुसार 
कोटवी अम्बिका का एक रूप था३। वस्त॒ुतः कोठवी दक्षिणभारत की मूल देवी कोदवे थी 
जिसका रूप राज्षसी का था। पीछे वह दुर्गा या उमा के रूप में पूजी जाने लगी । सम्भव है, 
उत्तरी भारत में उसका परिचय गुप्तकाल में आया होगा । बाण के समय में वह दुर्भाग्य की 
सूचक मानी जाने लगी थी और उत्तरमरत के लोग भी उससे खूब परिचित हो गए थे । 
अहिच्छुत्ा के कई खिलौनों में तजनी दिखाती हुई एक नंगी स्त्री अंकित की गई है जिसकी 
मुद्रा से वह कोटवी की आकृति शांत होती है५ । (चित्र ६३ ) ह 


धन ष्टैे 


१. यह अत्यन्त दुर्भाग्य का लक्षण समझा जाता था जिसका उल्लेख पहले भी हो चुका है 
( १९३ )। 

: २. हेमचन्द्र ने वाल खोले हुए नंगी स्त्री को कोदवी कहा है ( नग्ना तु कोटवी, अभिधान- 
चिंतामणि, ३, ९८; टीका--नग्ना विवस्त्रा योपित्‌ म्ुक्तकेशीत्यागमः, कोटेन लज्ञावशाद्‌ 
याति कोटवी )। 

« कल्पनुकोश ( १६६० ई० ) ए० ३९८, श्लोक १२७। 

' ७. अहिच्छुत्रा के खिलोनों पर मेरा लेख, एष्ठ १५२, चित्र २०२--२०३। कोटवी देवी की पूजा 

के जो प्रमाण मुझे बाद में मिले उनसे तो ज्ञात होता है कि कोटवी की पूजा समस्त उत्तर- 

भारत में लोकव्यापी है। काशी-विश्वविद्यालय के आस-पास प्राचीन यक्ष और देवी की 
पूजा के चिह्मों की. खोज करते समय कोटमाई का मन्दिर मिला जो इसी देवी का है । 
अभी ज्ञात हुआ कि अल्मोड़े जिले में लोहाधाट से बारह मील पर कोटलगढ स्थान है। 


छुद्दा.] अपशकुन--सूची 4३५ 


१५. महल के फर्शों में घास निकल आई । 

१६, योद्धाओ्रों की स्त्रियों के मुख का जो प्रतित्रिम्ब मघुपात्र में पड़ता था उसमें विधवाश्रों- 
जैसी एक वेणी दिखाई पड़ने लगी । 

१७, भूमि कॉपने लगी | 

१८, शरों के शरीर पर रक्त की बूँ दें दिखाई पड़ीं जैसे वधदंड-प्राप्त व्यक्ति का शरीर 
लाल चन्दन से सजाया जाता है" । 

१६, दिशाओं में चारों ओर उल्कापात होने लगा | 

२०. भयंकर मंभावात ने प्रत्येक घर को भकभोर डाला | 
बाण ने १६ महोत्यात ( श्रशुभ सूचक प्राकृतिक चिहृ, १६२-१६३ ), ३ दुनिमित्र ( १५२ ) 
और २० उपलिंग कहे हैं जो अपशकुनों के ही भेद हैं। इन सूचियों में कई अपशकुन 
समान भी हैं। शंकर ने कानन कपोत का अर्थ गप्र किया हे । किन्तु ऋग्वेद में कपोत को 
यम और निऋति का दूत और उड़ता हुआ बाण ( पक्तिणी हेति, १० | १६५। १-४ ) 
कहा है। आश्वलायन शह्य सूत्र ( ३-७-८) में विधान हे कि अ्रगर जंगली कबूतर घर पर 
बैठे या घोंसला बनावे तो 'देवाः कपोत! ( ऋ० १० | १६४ | १-४ ) सूक्षत से हवन करे । 
मुहाल मक्खियों का घर के आँगन में सिनमभिनाना उपलिंग ओर भौरों का सिंहासन के पास 
उड़ना महोत्पात ( १६३ ) कहा गया है। शांखायन गणह्म सूज ( ५-१० ) के अनुसार शहद 
की मक्खियों का घर में छुत्ता लगाना असगुन है। उसी सूत्र के अनुसार ( ५-५४-४ ) कब्बे 
का आधी रात के समय घर में काँव-काँव करना अशुभ है। [ और भी देखिए, ओमंस 
ऐड पोर्टेन्ट्स इन बेदिक लिट्रेचर, आल-इंडिया ओरियंटल कान्फेंस, नागपुर, १६४६, 
१० ६४-७१ |। 





वहाँ की किंवदन्ती है कि यह कोट्टवी का गढ़ था। कोटंवी बाणासुर की माता थी। 
उसका शझाधा शरीर कवच से ढका हुआ और नीचे का थआ्राधा नंगा साना जाता है। कथा 
ह कि एक वार महावलि के पुत्र वाणासुर देत्य का विष्ण्‌ से युद्ध हुआ। जितने अ्रसुर 
मारे जाते उनसे अधिक उत्पन्न हो जाते। तब देवों के प्रयत्न से महाकाली का जन्म 
हुआ । उसने असुरों का और कोट्टबी का वध किय।। कोटलगढ़ का अर्थ है “नंगी स्त्री 
का गढ़ या वास-स्थान! ( अम्दत बाजार पत्रिका, १८५ सई १९७२. हिल सप्लीमेंट, ए० ३ )। 
इस सूचना से यह परिणाम निकलता है कि दक्षिण की कोद्वे की पूजा हिमालेये पव॑त 
के घअन्यन्तर तक सें म्रदबलिद धी। छलोफ सें और भी प्रसाण मिलने चाहिए । 


सातवाँ उच्छवास 


कुछ दिन चीतने पर हप का सैनिक प्रयाण शुरू हुआ | उसके लिए ज्योतिषियों ने 
बहुत मेहनत से दण्डयात्रा के योग्य शुभ मुहूर्त निकाला । हर की इस यात्रा को बाण ने 
चार दिशाओं की विजय का नाम दिया है। इसके स्वरूप की कुछ माँकी पहले हप की 
प्रतिज्ञा में आ चुकी है । समृद्रगु्त की प्रयाग-प्रशस्ति मे जिसे 'सर्वप्रथिवीविजय” एवं चन्द्र- 
ते विक्रमादित्य के उदयगिरि लेख में 'क्ृत्त्नप्थिवीजय”ः कहा गया है वही आदर्श हर्ष की 
चार दिशाओं की विजय करने की प्रतिज्ञा में है। हम ने विविपूर्वेक चाँदी और सोने के 
कलसों से स्नान करके भक्तिपूवंक शिव की पूजा की और श्रमिहोत्र किया । ब्राह्मणों को चाँदी 
सोने के विल्लपात्र बाँठे गए और सोने की पत्रलताश्रों से ग्रकित खुर और सींगोंबाली असंख 
गाएँ दान में दी गई'। व्याप्तचमे पर भद्रासन विछाकर उसपर सम्राट विराजमान हुए। 
वराहमिहिर ने वेदी पर व्याधचम बिछाकर भद्रासन के ऊपर पुष्यनक्षत्र में सम्राद के 
विशेष विधि से बैठने का उल्लेख किया है। भद्गासन सोने, चाँदी और तांबे में से क्रिसी 
एक का बनाया जाता था। ऊंचाई के हिसाब से वह तीन प्रकार का होता था। मांडलिक के 
लिये एक हाथ ( १८ इंच ), विजिगीषु के लिये सवा हाथ ( २९३ इंच ) और समस्त राज्याथथी 
अर्थात्‌ महाराजाधिराज के लिये डेढ़ हाथ ( २७ इंच ) ऊँचा होता था ।१ ( चित्र ६४ ) 


हमे की स्थिति इस समय विजिगीषु राजा की थी। वत्कालीन राजनैतिक शिशचार 
के अनुसार चतुरन्‍त दिग्वजय के उपरान्त विजिगीषु को महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त होती 
थी झोर तभी वह अपने योग्य सोने के डेढ़ हाथ ऊँचे भद्रासन पर बैठता था | 


दिग्विजय के लिये प्रयाण करने से पूव जो विधि-विधान किया जाता था उसी का 
यहाँ उल्लेख है। उसमें सब शख््रों की चन्दनादिक से पूजा की गई। ओर फिर सम्राद 
ने अपने शरीर पर सिर से पैर तक धवल चन्दन का लेप किया। पुनः दुकूल वल्लों का 
जोड़ा पहना जिसके कोनों- पर हंसमिथुन छुपे थे ( परिधाय राजहंसमिथुनलद्तमणी सहशे 
डुकूले, २०२ )। सिर पर श्वेत फूलों की मुंडमाल्िका और कानों में मरकत के क्मिरण- 
सहश सुन्दर दूध का पल्‍्लव धारण किया। हाथ के प्रकोष्ठ में मंगलग्रद कंकय पहना और 
शासनवलय भी धारण किया *। शासनवल्लय का अ्रथ शंकर ने मुद्राकटक किया है। 
यह वह कड़ा था जिसमें राजकीय मुद्रा पिरोई रहती थी। इस पार के कटक और मुद्राएँ 
ताम्रपत्रों में पिरोए हुए कितने ही पाए गए, हैं। बाण ने इसे ही अन्यत्र घमशासन-कटक 
कहा है ?। पुरोहित ने उनके द्वारा पूजित होकर प्रसन्नता से हष के सिर पर शान्ति-जल 


4, बुहत्संहिता ४७७। ४६-४७ । अजन्ता के गुफाचित्रों में अंकित भद्दासन के नमूने के लिये 
देखिए ओंघ कृत अजन्ता, फलक ४१। 
विनयस्य सह शासनवलयेन गमनमंगलग्रतिसरं प्रकोष्ठे ( २०२ ) । 


धर्म-शासन - धर्मार्थ ताम्रपन्र । द्वारीत के दृाथ में पड़े हुए स्फटिक के अच्षवलय को 
तुलना धर्म-शासन-कट्क अर्थात्‌ ताम्रपत्रों में पिरोए हुए कड़े से क्री गई है ( कादग्बरी )। 


सातवाँ ] हप का संभिक प्रस्थान १३७ 


छिड़का । हर ने सहयोगी राजाओं को कीमती सवारियाँ * भेजी और र्नजटित भआ्राभूषण 
बौँटे। इस अवसर की प्रसन्नता के उपलक्ष्य में दो काम ओर किए गए, एक तो काराणइ 
से बन्‍्दी छोड़े गए, ओर दूसरे जिन लोगों से सम्राट किसी कारणवश नाराज होकर उन्हें 
दंडित या कृपा से वंचित कर चुके थे उन्हें पुनः प्रसाददान दिया गया अर्थात्‌ वे फिर से 
सम्राद के प्रसाद के पात्र बनाए गए। बाण ने ऐसे व्यक्तियों में तीन तरह के लोगों की 
गिनती है, एक कापटिक, दूसरे कुलपुत्र और तीसरे लोक । कार्पणिक उस प्रकार के राजकीय 
कमचारी थे जिन्हें कपट या सिर पर चौरा बाँधने का अधिकार था। इस सम्बन्ध में 
प्रयुक्त कर्पट, पटच्वरकपंट और धीरिका का अर्थ ऊपर लिखा जा चुका है। ये तीनों 
पर्यायवाची शब्द थे । दसरी श्रेणी में कुलपुत्र थे। यह शब्द उन राजघरानों के लिये 
प्रयुक्त होता था जिनका राजकुल के साथ पिता-पितामह के समय से सम्बन्ध चला आता था | 
उन घरानों के युवक कुलपुत्र कहल्लाते थे। राजा के प्रति इनको विशेष भक्ति होती थी 
श्रौर ये सम्राट के प्रसाद के भागी थे । बाण ने कई जगह कुलपुत्रों का उल्लेख किया है * । 
तीसरी कोटि में लोक अर्थात्‌ जनता के व्यक्ति थे । किसी कारणवश सम्राट्‌ का कोपभाजन 
होने पर इन्हें अपने पदगौरव या मान की हानि सहनी पड़ती थी, जिसके लिये क्लिए्ट शब्द 
का प्रयोग किया गया है ( क्लिष्ट-कार्पटिक-कुलपुत्र-ल्लोकमोचितेः प्रसाददानेः, २०३ )। वह 
प्रसाद से विपरीत अथ का द्योतक है| 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है ( १७६, १८५ ), इस समय स्व प्रथ्वी की कल्पना 
में समग्र भारतवर्ष ओर द्वीपान्तर के १८ द्वीपों की गणना की जाती थी। उन्हीं अ्रष्टादश 
हीपोंवाल्ली प्रथ्वी की विजय के लिये समुद्यत हष की दाहिनी भुजा फड़की । इस प्रकार सब 
सुनिमित्तों के सामने होने पर प्रजाओं के जय शब्द के साथ वह राजभवन से बाहर निकत्ा | 
नगर से थोड़ी दूर वाहर सरस्वती के किनारे घास-फूस के चेंगले छाकर उस अवसर के लिये 
एक दूसरा तृणमय राजमंदिर तेयार किया गया था। उसमें ऊँचा तोरण बनाया गया था, 
६ समुत्तम्मिततुंगतोस्ण, २०३ ), वेदी पर सपल्‍्लव हेमकलश रक्‍खा हुआ था, वनमालाएँ 
लट्काई गई थीं, श्वेत ध्वजाएँ फहराई गई थीं। श्वेत बस्नों से चेलोत्लेप ( भ्रमच्छुक्त 
वाससि ) हो रहा था और ब्राह्मण मंगल पाठ कर रहे थे। ऐसे मंदिर में उसने 
प्रस्थान किया 3 | 


वहाँ ग्रामाक्ष-पटलिक ने अपने समस्त लेखकों के साथ निवेदन किया--'देव, आपका 
शासन अव्यर्थ है, अतएव आज ही शासन दान का आरम्म करे |? ग्रामाक्षपटलिक गाँव 
का मुख्य अर्थ-अधिकारी था जिसे वतमान पटवारी समझा जा सकता है। उसके सहायक 


६. महाहँवाहन। ॥ 
५ 
२. हृपचरित, पृष्ठ १६०, १०७०, १६१, १६०, १६५ । 


१. घर से वाहर आ जाने पर और वास्तविक यात्रा पर चलने से पूर्व जो कहीं ठहरा जाता है 
डसके लिये प्रस्थान शब्द अब भी लोक में चलता है। 

करोतु देदो दिवसग्रहरामदय वावन्ध्यशासनः शासनानाम्‌ ( २०३ )। दिवसम्म 

पहली ग्राहकी या बोहनी । शासन -ताम्रपट्ट या केवल पट पर लिखित अग्र 

का ब्राह्मण या द्राह्मर्रों को दान। 

श्ष्र 





१६८ ग्रामाक्षपदलिक और शासन महामुद्रा [ उच्चषस 


लेखक 'करणि' कहलाते थे। गुप्तशासन में अधिकरण” सरकारी कार्यालय या दफतर को 
कहते थे । उसी के साथ सम्बन्धित लेखकों की संज्ञा करणि थी। विहार में अभी तक 
कायसथों की एक उपजाति का नाम करन! है। गया से प्रात समुद्रगुत्त के कूट-ताम्रपद् में 
ग्रामाज्षपटलाधिकृत का उल्लेख है। यह ताम्रपत्र जाली समझा गया दे। इसमें जाल 
चनानेवाले ने अ्रपनी बचत के लिये जिस ग्रामाक्षपटलाधिकृत का नाम दिया है उसे किसी 
दूसरे गाँव का बताया है* | इससे इतना निश्चित हो जाता है कि ताम्रपत्र में दिये जानेवाले 
गाँव का पूरा हवाला और तत्सम्बन्धी पूरी जानकारी देने का काम ग्रामाक्षपदलिक का था। 
अमरकोश में अक्षदर्शक और प्राडविवाक को पर्यायवाची मानते हुए उसे व्यवहार ( अदालत ) 
का निरेता कहा गया है? । अक्षद्शंक और अक्षपटलिक इन दोनों नामी में अक्ष शब्द 
का अथ रुपये-पेंसे का व्यवहार या आय-व्यय है। दिवानी अदालत का न्यायाधीश व्यवहार 
के मामलों का निर्णय करने के कारण अक्षदर्शक कह्य गया है। इसी प्रकार अक्षपटलिक 
भी वह अधिकारी हुआ जो गाँव के सरकारी आय-व्यय का सत्र हिसाव रखता था। पटल 
का श्र छत या कमरा है। (अमर २।२। १४ )। अक्षपटल गाँव की राजकीय आय 
का दफतर था, और उसके अधिकारी की संज्ञा अक्षपटलिक थी। 

अक्षपटलिक ने नई बनी हुईं एक सोने की मुद्रा जिसपर बेल का चिह्न बना हुआा 
था, हषे के हाथ में दी३3। सौभाग्य से हर की वृषांक मुद्रा का एक नमूना सोनीपत से प्राप्त 
ताम्रमुद्रा के रूप में उपलब्ध है४ | ( चित्र ६५ ) इस मुद्रा पर सबसे ऊपर दाहिनी ओर को मुँह 
करके बैठे हुए बेल की मूर्ति है, जैसा कि बाण ने उल्लेख किया है। हुं परममाहेश्वर ये । 
अतणएव यह ब्रेल ननन्‍्दी वृष का चिह है। राज्याधिकार महामुद्रा पर उत्की् लेख में ह के 
पूर्वजों का वही ब्योरा है जैसा बाँसखेड़ा-ताम्रपत्र में मिला है । इसे ूर्वा” कहते ये | 

हष ने जैसे ही यह मुद्रा हाथ में ली और पहले से सामने रखे हुए; गीली मिद्दी के 
पिएंडे पर उसे लगाना चाहा कि वह हाथ से छूटकर गिर गई और सरस्वती नदी के किनारे 
की गीली मुलायम मिट्टी पर उसके अच्चुर स्पष्ट छुप गए.। परिजन ल्ञोग अमंगल के भय 
से सोच करने लगे, किन्तु हे ने मन में कहा--सीघे-सादे लोगों की बुद्धि बाहरी 
वास्तविकता को ही ग्रहण कर पाती है । “पृथ्वी आपके एकच्छुत्र शासन की मुद्रा से अंकित 
होगी” इस प्रकार का निमित्त सूचित होने पर भी ये नासमझ इसका कुछ ओर ही अथ 
लगा रहे हैं 

इस महानिमित्त का हष ने मन में अभिनंदन किया और सौ गाँव ब्राह्मणों को दान 
' में दिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल एक सहस्त सोर या हल भूमि था। “सीरसहलसम्मितसीमाग्राम' 
यह उल्लेख महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि शिलालेखों में देशों के नामों के साथ जो लंबी-लंत्री 
संख्याएँ दी गई हैं ओर जिनका कुछ अथ अभी तक निश्चित नहीं हुआ, उसका कुछ संकेत 
“यू अ्ल्यप्रामातपटलाधथिकृतदय तगोपस्वास्यादेशलिखित ( फ्लीट गुप्तशिलालेख, से ६० )। 
२, हष्टरि व्यवहाराणां प्राडविवाकाक्षदर्शौ ( असर २३८।५)। 


३... दृषांकासभिनवघटितां हाटकमयी झुद्दाम्‌ ( २०३ )। ॥॒ 
फ्ल्लीट गुस॒ अभिलेख, सं* ५२, ए० २३१, फलक हर बी० | यह सुद्रा किसी ताम्पत्न 


. 
के साथ जुड़ी थी, भ॒ज ताम्रपत्र खो गया है। खुदरा की तोल लगभग डेढ़ सेर है | 


सातवाँ ] सौ सीर सहख आसों का दांव १६९ 


इसमें मिलने की संभावना है। गुप्तकाल में भूमि का जो बंदोत्रस्त हुआ था उसमें, प्रत्येक 
गाँव का व्यौरेवार क्षेत्रहत्त ओर उसपर दिये जाने वाले सरकारी लगान ( भाग ) की रकम 
निश्चित कर दी गई थी। क्षेत्रफल ओर राजक्रीय भाग का एक निश्चित सम्बन्ध स्थिर 
किया गया। शुक्रनीति में कहा है कि एक कोस क्षेत्रफलवाले गाँव का लगान एक सहल 
चाँदी का कार्पपण था* । एक क्रोश क्षेत्रफल में कितने हल भूमि होती थी इसका हिसाब 
जान लेने पर यह संख्या साथक हो जाती है। ज्ञात होता है कि प्रत्येक गाँव के नाम 
के साथ जितने हल भूमि उस गाँव में थी उसकी संख्या ओर देश के नाम के साथ जितने 
कार्पापणु लगान की आय उससे होती थी, उसकी संख्या शासन के कागजयत्रों में दज 
रहती थी | 


वह रात हे ने सरस्वती के किनारे छाए हुए बँगले ( तृणमय मन्दिर ) में बिताई। 
जब रात का तीसरा याम समाप्त हो रहा था तो कूच का नगाडा ( प्रयाण-पव्ह २०३ ) 
गम्भीर ध्वनि से बजाया गया । कुछ ठहरकर जोर-जोर से डंके की आठ चोद मारी गई, 
इस तरह यह सूचित किया जाता था कि उस दिन का पडाब कितने कोस की दूरी पर किया 
जायगा* | यात्रा की दूरी के लिये शुक्र ते मनु के हिसाब से २००० गज का कोस माना 
है? । इस हिसात्र से आठ कोस की यात्रा लगभग नौ मीज्ञ की दूरी हुईं। डंके की चोट 
पड़ते ही सैनिक-प्रयाण की तैय्यारी शुरू हो गई। सांस्कृतिक सामग्री के भंडार इस महत्त्वपूण 
प्रकरण में वाण ने निम्नलिखित वर्णन दिए हैं। 
. प्रयाण की कलकल और तैय्यारी ( २०४--२०६ ) 
, राजाश्ों के समूह का वर्णन ( २०६--२०७ ) 
» हे का वर्णन ( २०७--२०८ ) 
« राजओ्रों का प्रस्थान, ओर प्रस्थान करते हुए स्कन्थावार का आवासं-स्थान के 

समीप से हए द्वारा देखा जाना ( २०६ ) 
* चलती हुई सेना में सैनिकों की बातचीत ( संत्लाप ) ( २१० ) 
« सेना के चलने ( सेन्य-सम्मद ) से जनता को कष्ट ( २११--२१२ ) 
७, कटक देखकर हष का अपने आवास में लौय्ना, मार्ग में राजाओं के आल्ाप 
( २१३--२१४ ) 


६ >ए0 ७ 2० 


2?) 26 





१, भवेस्कोशात्मकों ग्रामो रूप्यकर्षसहस्रकः ( शुक्र० १ । १९३ ) | शुक्र के अनुसार 
राजकीय लगान के लिये प्राजापत्यक्रोश का अहण होता था जिसकी लंबाई ७५००० 
हाथ (--२७०० गज) थी | एक वर्गक्रोश अर्थाव्‌ एक गाँव का क्ष त्रफल २५०००००० 
चग हाथ शुक्र ने कहा है (शु० १। १९५ ) | यदि एक क्रोशात्मक क्षत्रफल के 
याँव में १००० सीर समिति सानी जाय तो १ सीर भूमिज- २५००० वर्ग हाथ-२५० 
>(६०० चग हाथ-१२५ ०८७० वर्ग गज-६२५० वर्ग गज भूसि क्षमभग१ ३ एकड़ | 
मोटे हिसाव से एक सीर भूमि का लगान एक कार्पापण हुआ, क्योंकि सीर-सहस्ना- 
त्मक ग्राम का लगान एक सहस्त्र कार्पापण था। 
प्याणक्राशसख्यायका: स्पष्टमू अप्टावदायन्त पहाराः पटह पटोयॉसः, २०३ | 

३. हस्तेश्चतुःसहस्र वा सनोः क्रोशस्य विस्तरः ( शुक्र० १ । १९४ )। 


१४० छावनी में सैनिक प्रयाण की कलंकंत [ उच्छ्वांस 


प्रयाण-समय की तैय्यारी के वर्सन में बाजे-गाजे बजना, छावनी में जाग होना, डेरा-डंडा 
उठाना, सामान लाइना, भाँति-भाँति की सवारियों का चलना, घुड़साल और गजसाल का 
सामान बटोरना, प्रियजनों से विदाई एवं सैनिक कशमक़श से आजादी की रोंद और कष्ट 
- आदि का वर्णन किया गया हे । बाण के इस सतत्तर समासों के लम्बे वर्णन में एक ऋ्रमिक 
व्यवस्था है जो सेनिक-प्रयाण के समयोचित चित्र पर ध्यान देने से समर में आरा जाती है | 

जैसे ही कूच का डंका बज चुका, सैनिक-बाजे बजने लगे। पट्ह, नांदीक, ग़ुंजा, 
काहल ओर शंख--इन पाँच वाजों का शोर शुरू हो गया। नांदीक को शंकर ने मंगलपदह 
कहा है। इसका निश्चित अर्थ अज्ञात है. सम्मवतः वीन-जैसा बाजा हो जो कि कुपाण- 
काल की मूर्तियों में मिलने लगता है ओर आज भी सेना में प्रातः जागरण के समय 
पजाया जाता हँ। गरुजा को पहले (४८) प्रयाणगुजा भी कहा गया है। शंकर ने 
उसका अ्र्थ एक प्रकार का ठक्‍्का दिया है। बाण ने उसकी ध्वनि को पुराने करंज वृक्त 
को बजनेवाली फली के समान कहा है। ( शिंजानजरत्करंजमंजरीब्रीजजालकेः सप्रयाण- 
गुजा इव, ४६ )। ज्ञात होता है कि यह लेजिम-जैसा बाजा था जिसमें से छुरछराहट की 
ध्वनि निकलती थी। काहल के विषय में भी मतमेद है, किन्तु काहली नाम से अभी तक 
एक बाजा प्रचलित है जो लगभग दो फुट लंबा सुनार की फुकनी की तरह का होता है जिसके 
निचले हिस्से में कुप्पीनुमा फूल होता है। कभी-कभी दो काहलियाँ एक साथ भी फू की जाती 
हैं। काहली में से कूकने की-सी आवाज निकलती है ( कूजत्‌काहले, २०४ )। 

क्रमशः कटक में कलकलध्वनि बढ़ने लगी | सर्वप्रथम भाडू देनेवाले जमादार आदि 
आ्राएं और उन्होंने नोकर चाकरों को जगाया* । उसी समय सेना को जगाने के लिये मू'गरी 
की तड्जातड़ चोटों के ( घड़ियाल पर उत्पन्न शब्द से ) बृद्धि को श्राप्त होता हुआ (धव्यमान) 
नुकीले पतले डंडों से बजाए जाते हुए नकारों का शब्द दिशाओं में भर गया" । चारों ओर 
जाग हो गई। वलाधिकृतों ने सब पाटीपतियों को इकट्ठा किया। बलाधिकृवत गरुप्तकालीन 
सैनिक संगठन में महत्त्वपूर्ण पद था। सम्भवतः एक वाहिनी का अध्यक्ष बलाध्यक्ष 
कहलाता था । पाटीपति का अर्थ कावेल ने बारिकों के सुपरिस्टेस्डेर्ट किया है जो ठीक जान 
पड़ता है, क्‍योंकि बलाधिकृतों के लिये सेना की तैय्यारी का आदेश पाटीपतियों के द्वारा देना 


३... परिजनोत्थापनव्याएतव्यवहारिणि, २०४ । कणे और कावेल ने व्यवहारिशि का भ्र्थ 
व्यापारी या सरकारी अधिकारी किया है जिसकी यहाँ कुछ संगति नहीं बेठती । 

वस्तुतः व्यवहारिका छुहारी की संज्ञा थो और व्यवहारिन्‌ का अर्थ है घुहारनेवाला | 

कोंणिका - पेंदो में कोणाकृति नक्‍्कारा जो कीलज्ञुसा पतले डंडों से बजाया जाता 


२. ज 
'. है। जगाने के किये मंगरी से जददी-जहदी घड़ियाल बजाई गई ओर फिर नगाड़ा 
बजना शुरू हुआ । 
एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े, पाँच पैदल १ पत्ति। 


४ पत्ति-- एक सेनामुख ; ह सेनामुख-$ गुह्म ; हे गरुढ्म- ३ गण; .३ गये ८ 
4 वाहिनी ; ३ वाहिनी १ छतना ; हे शतना८-:१३ चस्‌ ; है चम्‌र १ अनी किनी ; 
१० अनीकिनी-:१ अक्षौहिणी । एक वाहिनी में 4३ हाथी, <१ रथ, ३२४३ घोड़े 
और ४०७ पैदल होते थे। यह कगभग आजकल के बटालियन के तुल्य होगी | 


सातवाँ ] डेरों का उखाड़ना और हाथी घोड़ों की लड़ाई १४१ 


ही उपयुक्त था। वेन्यगुप्त के गुणैधर-ताम्रपट्ट में महासामन्‍्त विजयसेन को प॑चाधिकरणोपरिक 
पाट्युपरिक कहा गया है। वहाँ भी पाटी का यही अर्थ अर्थात्‌ सैनिकों के रहने की लंबी 
बारिकें ही जान पड़ता है। पाटीपतियों को जब बलाधिकृत की शआज्ञा मिली तो सेना में 
सहर्णों उल्काएँ ( मशालें ) जल उठीं । 


इसके वाद रात के चोथे पहर में आनेवाली दासियाँ ( याम-चेटी ) अपने काम पर 
आरा गई" ओर उनकी आहट से ऊँचे अधिकारी जो ल्लियों के पास सोए थे, उठ बैठे । 


प्यादों की कड़ी डॉट से निषादियों ( हाथीवानों ) की नींद हवा हो गई ओर वे आँख 
मलने लगे ( कटककदनिदे शनश्यन्निद्रोन्मिषज्निषादिनि, २०४ )), हाथियों के कुण्ड 
( हास्तिक ) ओर घोड़ों के ठट्ट ( अश्वीय ) भी जाग पढ़े । 


लहज़ से शब्दों का उच्चारण करते हुए प्यादे धम-धम करते हुए छुदालों से तम्बुओों 
के धरती में गड़े फाँसेदार ऑँकुड़ों को खोदने लगे* । इसके बाद हाथियों के गड़े खूंटे उखाड़े 
जाने से जंजीरें खनखनाने लगीं ( शिंजानहिंजीर )। घोड़ों के पास भी जब उनके खोलनेवाले 
पहुँचे तो उन्होंने अपने पिछले पैरों के खुर मोड़कर उठा दिए। और उनके पेरों में पड़े हुए 
खटकेदार कड़े ( निगडतालक ) खोल दिए गए३ । जो मेमत हाथी थे उनके पैरों में विशेष 
रूप से बॉधनेवाली जंजीरें पड़ी हुई थीं ( संदानम्वद्डला, जो अंदू के साथ पैरों में पहनाई गई" 
थीं )। उन्हें लेशिक या घसियारे खोलने लगे तो खनखन का शोर चारों ओर भर गयाई । 

इसके बाद इंडे-डेरों के बटोरने ओर लदाई का काम शुरू हुआ। हाथियों की पीठ 
को घास के लंबे मुट्टों से कराइकर ग्द साफ की गई और उनपर कमाए हुए चमड़े की खालें 
ढाल दी गई'५। गृहचिन्तक ( मीर-खेमा ) के नौकर-चाकर ( चेटक- खेमाबरदार ) तंबू 
( पटकुटी ), बड़े डेरे ( काएडपटमरडप ), कनात ( परिवस्ना ) और शामियाने ( वितानक ) 
लपेटने और खूँटों के मुट्ठे चपठे चमड़े के यैलों में भरने लगे। 





१. निषादीऊएक पुकार के हस्तिपरिचारक ( १७२, १९६ ) जिनकी ज्याख्या पहले हो 
छुकी [है। नि्णयसागर पस का 'कट्ुुककट्क” पाठ अशुद्ध है। कश्मीर-संस्करण 
का 'कटुकह! भी अपपाठ है। मसल पाठ कटककटु होना चाहिए। हाथियों के सम्बन्ध 
में 'कटक! नासक परिचारकों का उल्लेख ऊपर हो छुका है ( कटककद॒म्बक - प्यादों के 
समह, १९६ )। 

९. रटत्कटक | कटक>- प्यादा । 

३. निर्णयसागर-संस्करण में 'उपनीयमाननिगड्तालक! पाठ अशुद्ध है। कश्मीरी पाठ 

पशिजानहंजीरेपनीयमान' है, यही शुद्ध है। पदच्छेद करके अपनीयमान “निगद- 

तालक! पद्‌ बनेगा | तालक-वाला। शंकर ने तालपत्र ग्र्थ किया है जो भशुद्ध 

ह। कावेल इस वाक्य को नहीं समझे | 

इस काय के लिये नियुक्त कर्मचारियों को कौटिह्य में पादपाशिक कहा गया है 

( ६३२ ) | 

यह छदूदू हाथियों का वर्णन है। कश्मीरी पाठ प्रस्फोटितप्रमष्टवर्मः है। प्ररुफो- 

टित- भाड़ी हुई ; भ्रमष्ट -- मुलायम, चिकमी । 


१४२ । कुलपुत्रों की सवारियया ह [ उच्छूवांस 


अब सामान की लदाई शुद् हुई। भंडार ढोने के लिये नालीवाहिक ( फीलवान ) 
बुलाए जाने लगे* । सामान लादने के हाथी दो प्रकार के थ्रे, एक सीधे हाथी जिन्हें निपादियों 
ने लाकर चुपचाप खड़ा कर दिया। उनपर सामन्तों के ढेरों में भरा हुआ सामान प्याने और 
कलरसों की पेटियों के सबूह* लाद दिए गए। दूसरे पाजी हाथी थे जिनपर काठ-कबाइ 

की 


खाउ-पीढ़े आदि उपकरण -सम्भार नोकर दूर से फेंककर लाद रहे थे । 


अब चलने की हड़बड़ी होने लगी । मुटल्ली दूतियाँ सेना के साथ चल नहीं पा रही 
थीं, इसलिये दूसरे उन्हें घसीटते ले चल रहे थे। उनका हाथ और बीच का भाग३ एक 
ओर को टेढा हो गया था जिन्हें देखकर कुछ लोग हँस रहे थे। रंग-बिरंगी फूलों 
( शारशारी ) की मोटी रस्तियों ( बरत्रायुण ) के कसे जाने से जिनके भूमने में बाधा पड़ 
रही थी ( ग्राहित-गात्र-विहार ) ऐसे कद्दावर ओर मिजाजदार हाथी चिंघाड़ रहे थे। पीठ 
पर लादी जाती कंडालों ४ के डर से ऊँट वलब्रला रहे थे । 


इसके बाद जलूस में बढ़िया सवारियाँ आई” | अमभिजात राजपुत्रों के द्वारा भेजे गए 
पीतल-जड़े ( कुप्ययुक्त ) वाहनों में कुलीन कुलपुत्रों की आकुल ब्लियाँ जा रही थीं*। सवारी के 
हाथियों के आधोरण गमन-समय में अनुपस्थित अपने नए सेवकों को ढुँढ़वा रहे थे। 
3. भारडागार वहनवाह्ममानबहुनालीवाहिके ( २०४ ), नाली जुर्क॑क्षी तीर जसी-डड़, इसे 
कान में चुभाकर हाथी को चलाते हैं। लदूदू हाथियों के फीलवान नाली और सवारी 
के सहावत श्रंकुश रखते थे । 
निपादिनिश्चलानेकपारोप्यमाणको शकलसपीडा पीडसंकटायमान छामन्‍्तौकसि ( २०४ ), 
कोश -- कोसा या प्याजा ; पीडा ८ पेटी या पिदारी ; आपीड - खचाखच । 


३. जाघनिकर । जाधनि > जघनग्रदेश, नितम्बभाग । 

कंठालक - ऊँ टों पर सवारियों के ब उने के लिये पीठ के इधर-उधर लटकनेवाला किचावा। 
इसमें सारा शरीर भीतर आ जाता है और सिर बाहर निकला रद्दता है, जिससे इसका नाम 
कंठालक पड़ा होगा । 

अ्रभिजात-राजपुत्र-प्रे ष्यमाण-कुप्रयुक्ताकुल-कुलीन-कुल्ल पुत्र-कलत्रवाहने ( २०५ ), इसका श्रथ 
कावल और करो के श्रनुसार यह है--उच्च राजपुत्रों से भेजे गए गुण्डे दूत कुलीन कुलयुत्रों 
की स्त्रियों के वाहनों को घेरे हुए थे। इस प्संग में यह अर्थ जमता नहीं। अभिजात 
राजपुत्र और कुलीन कुलपुत्रों का यह व्यवहार बुद्धिगम्य नहीं होता। हमारी समर 
में 'कुप्रयुक्त' अपपाठ है। शुद्ध पाठ कुप्ययुक्त था । कुप्य का अर्थ था पीतल और कुप्ययुक्तर 
पीतल के साज से अलंकृत । थ्राज भी बढ़िया राजकीय सवारियाँ तरह-तरह के पीतल के 
सामान से सजाई जाती हैं जिन्हें मॉजकर चमाचम रखते हैं। बाण का तात्पय यह डरे 

बढ़े राजपुत्रों की ऐसी जड़ाऊ रथ-बहलियाँ कुलीन कुलपुत्रों की घबराई हुई स्त्रियों को धर 
भेजने के लिये माँग ली गई थीं। कुलपुत्र परिवार-सहित प्रायः राजकुल में रदते थे। 
हर्षचरित भर में यही एक ऐसा स्थल है जहाँ सभी पोथियों के पाठों को न स्वीकार करके 
मैंने अपनी ओर से क-प्रयुक्त की जगह #कृप्य-युक्त पाठ-संशोधन किया है। श्रर्थ की इष्टि 
से अकृष्य-युक्त पाठ ही ठीक ढीठता है जो अन्य आदर्श पोथियों में जाँचने योग्य है । 


न्च् 


४« 


उद्चवास ] घोड़ों का साज भर लवण॒कलायी १४३ 


प्रसाद पाए हुए पैदल ( प्रसादवित्त-पत्ति ) राजा के खासा धोड़ों को पकड़कर ले चल रहे 
थे* ( २०५ )। 


सजी-बजी चाटसट सेना के हरावल दस्ते चोड़े छोपे हुए निशानोंवाले वेष से सजे 
ये*। स्थानपालों के घोड़े का ठाठ और भी चढ़ा-चढ़ था।। उनकी पलानें लटकती हुई 
लवणकलायी, किंकिणी ओर नाली से सुशोभित थीं एवं ज़ेर्बन्द ( तलसारक ) से 
देंघी हुई थीं3 । 


इस वाक्य में पाँच पारिभाषिक शब्द हैं। कावेल और करे द्वारा या अन्यत्र उनका 
छर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। स्थानपाल कोठले या गढ़ियों के रूप में बनी हुई चोकियों के गढ़पति 
ज्ञात होते हैं। थे जिन धोड़ों पर सवार थे उनके सामने की ओर लाल जेरबन्द या तलसारक 
बेंधा हुआ था। तलसारक का मूल अथ है घोड़े को तल अर्थात्‌ नीचे की ओर रखनेवाला 
जिससे वह पिछले पैरों पर खड़ा न हो सके । पीछे वह शोभा के लिये भी बाधा जाने लगा । 
तलसारक का एक सिरा घोड़े के मुँह के नीचे की पट्टी और दूसरा तंग में वाँधा जाता है । 


लवणकलायी विलकुल अ्रप्रसिद्ध शब्द है। शंकर के अनुसार हिरन की आकृति की 

लकड़ी की पुतलियाँ वनाकर घोड़ों की जीन से लठकाई जाती थीं उन्हें लवशकलायी कहते थे | 
किसी अंश में शंकर का अर्थ ठीक है। कुमारगुप्त की अश्वारोही भाँति की स्व॒रणंमुद्रा पर ( भाँति 
३, उपभाँति डी ) धोड़ों की टॉँगों के पास इस प्रकार के अंलकार लटके हुए मिलते हैं । खड़े हुए 
हिरन के संमुख दर्शन का रेखाचित्र बनाया जाय तो उसकी आकृति से यह अलंकरण मिलता हुआ 
है, अतएव शंकर का दारुसयीस्गाकृति विवरण वास्तविक परंपरा पर आश्रित जान पढ़ता है। 
वस्तुत: अमरावती के शिल्प में उत्कीणे घोड़ों की मूर्तियों पर भी इस प्रकार की सजावट मिलती 
हैं। यूनानी और रोमदेशीय घोड़ों की सजावट के लिये भी इस प्रकार की आकृति का प्रयोग 


बन 


३ प्रसाद। नौकरी में अच्छे काम करनेवालों के लिये तरक्की का सूचक चिह्न जो एक चीरे के 
रूप में सिर पर बाँध लिया जाता था। वाण ने प्रसादलब्ध मुंडमालिका पहने हुए 
दोवारिक पारियान्र (६३ ) और प्रभ्लुश्नसाद से प्राप्त पाटित-पटच्चर या कपड़े का फीता बॉघे 
हुए घासिक सेवक ( २५३ ) का वणेन किया है। वल्लभ शब्द सम्राट के निजी या खासा 
घोड़ों के लिए प्रयुकत हुआ है ( भूपालवल्लभतुरंग, ६४ )। ये घोड़े राजद्वार के भीवर की 
मंदुरा सें रखे जाते थे। वारवाजि का अर्थ वे कोवल घोड़े हैं जो राजा या खास सवारी के 
घोड के पीछे सजाकर इसलिये ले जाते थे कि पहले घोड़े के थक जाने पर बारी से उस 
पर सवारी की जा सके । 





२. चारभट का दूसरा रूप चाटभट ज्ञात होता है जो कितनी ही वार शिलालेखों में प्रयुक्त हुआ 
हैं ( फ्लीट, गुप्त-अभिलेख, महाराज हस्तिन्‌ का खोह ताम्रपट्ट, पु० ९८, टिप्पणी २)। 
चारु: रंगीन वर्दीन्‍्युक्त । नासीरमंडल-श्रग्नभाग से रहनेवाला हरावल दास्ता । 
आडंवर सजावट । स्थृलस्थासक पोशाक पर छोपे हुए सोटे थापे। इसका स्पष्ट नमूना 
अजन्ता में मिलता है। ( श्रोध-कृत अजन्ता, फलक ३३, पहली गफा में नागराज-5चविड- 
राज-चित्र में द्वविडराज के पीछे का सिपाही जो स्थूलस्थासकों से छरित पोशाक पहने 
हुए है )। ह 

३. स्थानपलएयाणलम्दसानलवणकलायीकिकिशीनालीसनाधतलसारके ( २०५ )- 


१४४ हाथी-घोड़ों की कूच [ सातवाँ 


होता था। यह किसी धातु की बनती थी और ऊपर के गोल ढकढ़े में नीचे कोरदार के 
कृति लगाकर बनाई जाती थी जिसे यूनानी भाषा में 'फलरा१? कहते थे । ( चित्र ६६ ) नाली 
का अर्थ शंकर ने घोड़ों को तरलपदार्थ पिलाने के लिये बॉस की नली किया हु कत्ल यह 
कल्पित है। दिव्यावदान के अनुसार नाली सोने की नलकी थी जो पूछ में पहनाई जाती थीर ह 


चलने के समय घुड़साल की अवस्था का कुछ और विशेष परिचय भी दिया गया हैं । 
( खासा घोड़ों पर नियुक्त ) वह्चसपाल-संज्ञक परिचारक घोड़ों की बॉधने की अवरक्षणी रस्सी की 
बींडी बनाकर लिए हुए थे और घोड़ों को रोग और छूत से बचाने के लिये साथ में वन्दर 
ले चल रहे थे३। ह 


प्रातःकाल धोड़ों को व्यायाम ( प्राभातिक योग्या ) कराने के बाद जो रातिब दिया 
गया था उसके तोबड़ों (प्रारोहक ) को परिवद्धकों ने आधा खाने की दशा में ही उतार 
लिया! । घसियारे एक दूसरे की आवाज पर चिल्ला-चिल्लाकर शोर कर रहे थे। चलते 
समय की हड़्बड़ी में नोसिखुए जानदार धोड़े मुँह उठाकर चक्र खाने लगे ( अमदुत्तं उतरुण 
तुरंगम ) जिससे घुड़साल में खलबली मच गई । हथिनियाँ सवारी के लिये तैयार हो चुढीं 
तो ओरोहर्कों के पुकारने पर ल्लियाँ जल्दी से मुखालेपन ( हथिनियों के मुँह पर मॉड्ने-बनाने 
की सामग्री ) लेकर आई' । हाथी-धोड़े चल पड़े तब पीछे छोड़े हुए हरे चारे के ढेरों को 





4, पदांदा/ब ( ए, ##वबर ) प५९० 066 खंघ स्णकावत (0 अंडर बग त्कृफथातेब8०० ५ 


6 एणर्) 5 छशै5९०फ्ञाशः8 प5९९ ० (6 शहद ती$05 00 ९"९5९८९४६५ 


8 0॥76६. 
[ (०07775], (:0॥8075८ 


एव) शञीएी 8 ॥07568 शक्कातर655 ए३5 0ागशथाा6ा€त, 
छ6स्‍ पाव/ए ता ध7द०॥ दबे स्‍0004॥ 47775, 0 47,, 8. 806 ] 


तस्य तु पुच्छुं सीवर्णायां नालिकायां; अक्तिप्तम ( दिव्यावदान, प० ५१४ )। ईरान में 


२. 
सासानी युग में भी धोढ़ों की पूँछ में पहनाई जानेवाली नलकी उनके जिरहबख्तर का अंग 
थी। [सी० हुआ, एऐश्येंट पशिक्षन एंड ईरानिश्॒न सिविल्िजेशन, ४० ३५०, “6 
अढ्वत, क्यों ब्गठे 98850. एि 6 356 8 4$९ए758 ९०एश९१ छा ०४ 
० ग्राभ ] 

३. घुड्साल में वनन्‍दर रखने का उल्लेख साहित्य में कितनी ही बार आता है। जायसी ने 


लिखा है--तुरय रोग हरि माथे आए!। यह विश्वास था कि घोड़े की बीमारी साथ में 
रहनेवाले वन्दर के सिर भरा जाती है। 

१, परिवद्ध काकृष्यमाणाधजग्धप्राभा तिकयोग्याशनप्रारोदके ( २०५ )। प्रारोहक चमड़े 
का चौड़े सुंह का तोबड़ा, पंजाब में अभी तक कु झों से पानी उठाने के सोठ, चरस 
या पुर को परोहा ( आ्रारोहक, उठानेवाला ) कहते हैं। उसी की तरह का होने से 
तोबड़ा भी प्रारोहक् कहा गया। परिवर्धक कमंचारियों का काम धोड़ों पर साज 
कसकर उन्हें सवारी के लिये हाजिर करना था ( परिव्धकोपनीतत॒र गमारुह, १५२ ) 
प्रारोहक का पाठान्तर शंकर ने प्रौद़िक दिया है ( योग्याशनार्थ प्रसेवक )। प्रौदिक से 
पोढ़िय बना है णो कन्हेरी के गुफा लेखों में प्रयुक्त हुआ है ( पानीयपोदिय ८ पानी 
रखने की छोटी होदी )। सम्भव है, सन पाठ प्रौदिक (-+ थेला या तोबदा ) रहा हो, 

जिसे बाद में सरल करने के लिये प्रारोहक कर दिया गया। 


सातवाँ ] संनिक प्रयाण से जनता को कष्ट १४५ 


( निर्धास-सस्यसंचय ) लूटने के लिये ञ्रासपस के हुकड़हे लोग आ पहुँचे। गये भी साथ में 
चले और छोकरों के ठटठ ( चेलचक्र )* उनपर उचककर बैठ गए। चू-चू करते हुए 
पहियोवाली सामान से लदी लिया गाड़ियों की लीक में ( प्रहत वर्त्म ) डाल दिया गया । 
जो सामान माँगने पर फौरन देने योग्य था उसे देलों-पर लादा गयाठे । रसद का सामान 
देनेवाले वनियों के वेल पहले ही रवाना कर दिए, गए थे, किन्तु वे (या उन्हें हँकानेवाले 
नोकर ) घास के लोभ में देर लगा रहे थे४ । महासामन्तों के रसोड़े ( महानस ) ञआगे ही 
( प्रमुख ) भेज दिए. गए थे । मांडी-बरदार ( ध्वजवाही ) सेना के सामने दोड़कर चल रहे 
थे५। भरें हुए डेरों ( कुटीरकों ) से निकलते हुए सेनिक अपने प्रिय जनों से गले 
मिल रहे थे ( २०५ ) | 

इस प्रकार सेना के प्रस्थान करने पर भीड़-भब्भड़ में जनता को हानि भी उठानी पड़ती 
थी। शहर ओर देहात दोनों जगह इतने भारी मजर्मों के चलने से जो तबाही आती थी, बाण 
ने उसका सच्चा चित्र खींचा हैं। हाथियों ने रास्ते में पड़े घरों ( मठिका ) को पैरों से रौंद 
डाला; लोग बेबसी से जान लेकर मेठों* ( हस्तिपक ) पर ढेले फेकते हुए भागे। पकड़ न 
पा सकने के कारण मेठों ने पास खड़े लोगों को साक्षी बनाकर संतोष किया। उस धक्रमधक्के 





3. चक्रीबत्‌ गदंस । शंकर के अनुसार 'चक्रीवत गदभः उप्टो वा! किन्तु गद॒भ' अर्थ ही 
ठीक जान पड़ता है, श्योंकि ऊठों का वणन ऊपर आ चुका है। चैक का अ्रथ शंकर 


ने वस्त्र या दालक किया है, चैलचक्र का अथ छोकरे ही अधिक उपयुक्त है। 


२. सासान ली हुई गाड़ियाँ एक वार क्ञीक में डाल दी जाती हैं और ऊधते बंलवानों के 
साथ रेगती रहती हैं, रथादि वाहनों की भाँति वे शीघ्रता से बचाकर नहीं 
निकाली जातीं । 

के ९ 5 ९ है. 4 

३, अकाणए्डदीयमान-भारडभरितानडुहि ( २०५ )। कावेज्ञ ने अथ किया है---0:6॥ 
ए878 बत67॥ एव) प्रढ)8]8 70707॥7]ए 9७४ प्र[007 ४)677.? चास्त- 
विक वात यह है कि पड़ाव पर पहुँचकर ही खोला जानेवाला सामान गाड़ियों में 
भझोर तुरन्त आवश्यकता का सामान बलों पर ल्ञादा गया। 


४. निकट्घासलाभलुभ्यल्लम्बमानप्रथमप्रसायमाणसारसोरभेये (२०७) । सारसोरभेय का 
शअ्रथ कठिन है । कावेल ओर करे के अनुसार, तगड़े वल । सार का अथ जल, दूध-दही, 
या मित्र सामन्‍्त भी है। किन्तु इस प्रसंग में इनमें से कोई अथ मेल नहीं खाता, प्रथम 
प्रसायमाण की संगति नहीं व ठती । हमारी सम्मति में सार ओर सारण एकार्थक हैं और 
सारणिक का शअ्रथ था बजारे या चलनेवाले वनिए ( ३ 73ए2[॥ग8 ;7्रण्टाव्यां, मानियर 
विलियस्स )। संगतिपरक अथे यह है कि कटक के साथ चलनेवाले वनिए रसद का 
प्रवन्ध करने के लिये अपने व लो के साथ आगे ही भेज दिए गए थे। इसी तरह सामन्तों 
के घोड़े भी आगे ही चलतू कर दिए गए थे। इसीलिये दोनों का एक साथ वर्णन 
साथ्थक हि। 

५. संनिक जुलसों में अब भी यही प्रथा ह। ध्वजा सबसे आगे रफ्तार के साथ चलती है। 

६. मेण्ठ हाथियों के खिदमतगार। हिन्दी में मेठ मदद पर काम करनेवाले व्यक्तियों के 
नायक के लिये प्रयुक्त होता ह। यहाँ भी सस्भवतः सेण्ठ हाथियों से सम्बन्धित छोटे 
नाकरों के जमादार थे । 

१६ 


१४६ सेना के साथ की अन्य हुकढ़ियाँ [ उच्छवास 


में री बस्तियाँ तितर-बितर हो गई', और उनमें रहने घाली छोटी ग्रहस्थियाँ जान लेकर 
भागी) । वबंजारों के सामान से लदे हुए बेल शोर-शार से विदककर भाग निकले 


ज्ञात होता है, उस थुग के सैनिक प्रयाण में रनिवास भी साथ रहने लगा था। गुप्त- 
कालीन युद्धों में जो वाल्हीक-सिन्धु तक लड़े जाते थे, यह प्रथा न रही होगी। उस समय 
का सेनिक अनुशासन अधिक कड़ा था। पीछे सम्भवतः कुमारगुप्त के समय अंतःपुर के लोग 
भी प्रयाण के समय साथ रहने लगे। बाण का कथन है कि अन्तःपुर की ज्ियाँ हथिनियों 
पर देठकर निकलती थीं, उनके सामने मशाल लिए हुए लोग चलते थे जिसके संकेत से जनता 
साग छोड़कर हट जाती थीः । दीपिकालोक का प्रतीक सम्भवतः जान-बूककर रक्खा गय 
, था जिससे “असूयम्पश्या राजदारा/ की भ्रांति बनी रहे । 

ऊँचे तंगणा४ घोड़ों पर जिनकी बढ़िया तेज़ दुल्की से बदन का पानी भी न हिलता था, 
भजे में बेठे हुए खक्खट उनकी चाल की तारीफ कर रहे थे । लेकिन खच्चरों पर तकलीफ से 
बैठे हुए दक्खिनी सवार फिसले पड़ते थे ।” 


तंगण देश का उल्लेख पाणडुकेश्वर में प्राप्त उत्तर-गुप्तकालीन ताम्रपट्टों में आता है । 
यह गढ़वाल के उत्तर का प्रदेश था। यहाँ के टॉगन घोड़े प्रसिद्ध थे। खक्खठ का अर्थ शंकर ने 
थृद्धा:' किया है। पर हमारी सम्मति में बाण ने यहाँ हर्ष की सेना की एक विशेष वीर ठुकड़ी 
का उल्लेख किया हैं। कश्मीर-प्रति का शुद्ध पाठ 'खक्खट ज्ञत्रिय' हैं। खक्खट क्षत्रिय 
प्राचीन खोक्खड़ ज्ञात होते हैं, जो अपने को राजपूत मानते हैं और अपने प्रमुख व्यक्तियों को 
राजा कहते हैं। यह अत्यन्त प्राचीन जाति समभी जाती है जो व्यास के पूर्व में और मेलम 
चनाव नदियों के बीच मध्य पंजाब में वसी है। ये वीर ओर लड़ाके होते हैं। इनकी 
वस्तियों ( तलवंदियों ) में घोड़े अच्छे होते हैं" । हर्ष की सेना में पंजाब की इस वीर लड़ाकू 
जाति की एक ठुकड़ी थी, यह बहुत सम्भव है, ओर प्राचीन खक्खठ नाम से उसीका उल्लेख 
सममभा जा सकता हैं । 

प्रयाण-समय में देश-देशों के राजा भी हे की सहायता के लिये एकत्र हुए। बाण 
ने उनके प्रथक्‌ नामों या देशों का परिगणन न करके केवल वेषभूष। या टीमटाम का वर्णन 





तीज ++ २ + 5५ 


१. व्याध्रपल्ली > जंगल में अश्रस्थायी रूप से बनाई हुई भोपडियों की छोटी बस्तियाँ। शुक्रनीति 
के अनुसार ( जो गप्काल की संस्कृति की परिचायक है ) एक क्रोश क्षेत्रफल की बस्ती ग्राम 
ओर उससे श्राधी पहली कहलाती थी ( भवचेत्‌ कोशात्मको ग्रामः'** ****** ग्रामाद्ध के 
पह्लिसंज्ं, १॥१९३ )। व्याप्रपलली, ऐसे स्थान में बनी हुई पलली जहाँ बाघ लगता हो; 
अथवा बाघ लगने लायक घना जंगल हो । 
कलकलोपद्रवद्रवद्‌-द्रविणवलीवद्‌-विद्वाणवणिजि ( २०६ ) | 

पुरःसरदी पिकालोकविरलायमानलोकोप्पीड्प्रस्थितान्तःपुरकरिणीकद॒म्बके ( २०६ )। 

कश्मीर प्रतियों में तुगण के स्थान पर तंगण पाठ है जो ढीक है। 

इबटसन, ए ग्लॉसरी आफ दी ट्राइव्स ऐंड कास्टस आफ दी पंजाब, भाग २, छ० प५३९-४५। 
खोक्खडों की दंतकथाओं में उनका संबंध भरत-दुशरथ, व ईरान के हखामनि शासक एवं 
सिकंदर से जोड़ा जाता है। कपूरथला का खोखरेन (खकक्‍्खटायन ) इलाका इन्हीं के 


नाम पर है । 


छह 7 ६४ 


साववाँ ] सेना के साथ अनेक देशों के राजां १४७ 


किया है। यह स्कन्धावार राजद्वार के वाहर एकत्र हो रहा था ( २०७ )। पहले भी 
धवलगृह ( राजा का आवास ), राजकुल ओर स्कन्धावार का पारस्परिक सम्बन्ध और भेद 
स्पष्ट किया जा चुका है ( दूसरा उच्छूवास और चौथा उच्छूवास )। यहाँ भी वाण ने 
बारीकी के साथ फिर उसका निर्वाह किया हैं। आगे कहा गया हैं कि हपे ने आवासस्थान 
के पास से प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार को देखा ( २०४६-१० )। उसे देखता हुआ वह कदुक 
शर्थात उस स्थान में आया जहाँ राजाओं के शिविर लगे थे। यह भी स्कनन्‍्धावार का ही 
एक भाग था। वहाँ राजाओं ( पार्थिव-कुमारों ) की उत्साहप्रद बातचीत छुनता हुआ 
उनके साथ मंदिरद्वार अर्थात्‌ राजमंदिर ( राजकुल ) के द्वार तक आया और उन्हें यहीं से 
बिंदा कर दिया। राजमंदिर के भीतर वह धोड़े पर सवार ही प्रविष्ट हुआ । वाह्यास्थान- 
मंडप ( दीवाने आम ) के पास घोड़े से उतरकर वहाँ स्थापित आसन पर जाकर बैठा ओर 
वहाँ भी जो लोग एकत्र थे उन्हें विसर्जित करके तब भास्कर वर्मा के दूत से भेंट की १ । 
वास्तुसन्निवेश की दृष्टि से बाण के थे बणेन पूरे उतरते हैं । 


राजाओओं के वर्णन में बाण ने निम्नलिखित क्रम रक्खा है--हाथी और घोड़े पर उनकी 
सवारियाँ, वेषभूषा, शरीर के निचले भाग ओर ऊपरी भाग में पहने हुए विविध वस्त्र, काल 
के आमूषण, शिरोभूषा, जुलूस का रफ्तार पकड़ना, हाथियों का वेग से चलना, घोड़ों का सरपठ 
जाना, चारभट सेना का प्रयाण और वार्जो की ध्वनि । 


हथ्रियों पर चढ़े हुए आधोरण स्वर्णपत्रलता से अलंकृत शाह्न ( सींग का वाजा ) 
हाथ में लिए थे। शाह्ः का उल्लेख कालिदास ने पारसीकों के साथ रघु के युद्ध-बर्णन में 
दिया हैं। धोड़ों पर चढ़े हुए पारसीक सींग की वनी हुई तुरही बजाकर युद्ध करते थे १। 
यहों भी शाह्ट का यही श्रर्थ उपयुक्त है, जैसा कि ऊर्ध्यृ॑प्रियमाण पद से सूचित होता है । 
राजाओं के अन्तरंग सहायक पास के आसन पर तलवार लिए बचेठे थे एवं ताम्बूलिक चंबर 
डुला रहे थे। दाथियों के पीछे की ओर बेठे हुए ( पश्चिमासनिक ) परिचारक चमड़े के 
बने हुए विशेष प्रकार के तरकशों में भरे हुए छोटे हलके भालों के ( भिन्दिपाल ) मुद्े 
लिए हुए थे १ । (चित्र ६७) 





५. मसंदिरद्वारि चोसयतः सबहुमानं अ्लताभ्यां विसर्जितराजलोकः, प्रविश्य चावततार, 
वाह्यास्थानमंडपस्थापितमासनसाचक्रास ग्रास्तसमायोगश्र क्षणमासिष्ट ( २३४ )। 


४. शाह कृजितविज्ञेयप्रतियोधे रजस्थभत्‌ ( रघु० ४-६२ )। सब्लिनाथ ने शाह्ञ का एक 
धर्थ ध्ुुप और दूसरा अर्थ सींगी किया है। कृजित पद से दूसरा श्रर्थ ही दीक जान 
पदता हैं। अमिद्याजुस सारसेलीनस ने सासानी योद्याओं का वन करते हुए लिखा है 
कि वे तुरही दजाकर युद्ध का संझेत देते थे। 'दि सिग्नल फार वे टिल बाज गिवेन 
दाह टस्पेट्स! ( सी० हुआट, एंगरेंट एसिया, ए० ६०६ )। 
ससस्‍्त्रानरण । शंकर दे: धहुसार एक पक्ार का तरकश, दाण रखने के तरकशों से सिश्न 
प्रकार बाग चसद़े का भाधी के जैसा होता धा। सिन्दिपाल के दो अर्थ मिलते हैं, पत्थर 
मारने का यापएा झार छोटा नाला जो नलों में रखकर चलाया जाता था। वस्तुतः 
भिन्दिएाल का मूल धर गोफणा ही रहा होगा, क्योंकि खेत आदि के रक्तक ( यवपाल 
सेत्तरात छादि ) उसमें एल्ले-गोलियों रखकर फेंकते थे। पीछे उसी हंग पर नलकी में 
रखबर घलाए दानेदाले द्ोटे भाले या तीर का भी वही नाम पढ़ा। 


हि 4॥ 


१४८ राजाओं की वेशमपा [ उच्छवांस 


घुड़सवारों की पलानों में आगे पीछे उठे हुए सोने के नलकों में पत्र॒लता के कटाव बने 
थे) (चित्र ६८) । पलानों के पाश्व में गोल तंग के होने से (परित्तेष पह्िकांध) थे अपनी जगह 
निश्चल थीं। उनके ऊपर पश्चेपधान ( पट्ट या रेशम का बना ग्रदगुदा विछावन ) बिद्धा था 
जिसपर शरीर को स्थिर साधकर राजा बैठे हुए थे । पलान के इधर-उधर रकायें कूल रही 
थीं ( प्रचलपादफलिका २०६ )। राजाओं के पैरों के कई के साथ टकराने से उनका खनखन 
शब्द्‌ हो रहा था। ऊपर कहा जा चुक्रा हैं कि रकात्र का अंकन शु'गकालीन मथुरा 
की मूर्तियों में मिलने लगता है *। बाण के समय में वह आम वात हो गई थी और पुरुष 
भी उसका इस्तेमाल करने लगे थे । 


राजाओं की वेषभूषा में तीन प्रकार के पाजामों--स्वस्थान, पिंगा, सतुला--और 
चार श्रकार के को्टो--कंचुक, चीनचोलक, वारवारा, कृपसिक--का वर्णान हैं। पाजामों 
का आम रिवाज शर्को के समय में प्रथमशती ई० पू० से इस देश में आरम्म हुआ। अथम 
शत्ती की मधुरा-कला में तो इसके अनेक प्रमाण मिलने लगते हैं। शक-कुपाण-युग के बाद 
सलवार-पाजामों का वेष गुप्तराजाओं ने सैनिक वर्दों के लिये जारी रक्खा। समुद्रगतत और 
चन्द्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर स्राद्‌ स्वयं इसी वेष में जो उदीच्यवेप कहलाता था, अंकित 
किए गए हैं। वाण में उल्लिखित पाजामों के भेद इस प्रकार हैं । 

१, स्वस्थान? या सूथना, जिसकी तंग मोहरियों में पिंडलियाँ कसी हुई थीं 
(स्थगितजंघाकांड) । स्वस्थान शब्द में ही यह संकेत है कि इस प्रकार का पाजामा अपनी जगह 
था पिंडलियों पर कसा रहता था। यह नेत्रसंज्ञक रेशमी वस्त्र का बना था जिसपर फूल-पत्ती का 
काम था ( उच्चित्र नेत्र )। इस प्रकार के फूलदार कपड़े ओर तंग मोहरी का पाजामा पहने हुए 
एक नर्तकी स्त्री देवगढ़ के मन्दिर में चित्रित की गई है। ऊपर वरस्त्रों के प्रकरण में नेत्र- 
संशक रेशमी वस्त्र का वर्णन किया जा चुका हैं ( चित्र ६६ )। 


२, पिंगा, यह ढीली सलवार नीचे-पिंडलियों तक लम्बी होती थी, इसलिए शंकर 
ने इसे जंधिका या जंघाला ( जंघा--पिंडलियों का भाग ) भी कहा हं५। पिंगा नाम की 





३. पुराने ढंग की काठियों में लकड़ी की उठी हुई खूँटियों पर पीतल का खोल चढ़ाकर झआागे- 
पीछे नले बनाए जाते थे, जिनके ऊपरी सिरों पर फूल-पत्ती के कटाव का काम बना दिया 
जाता था। जीन के आगे की ओर तो ये अ्रवश्य बनते थे और विशेष उठे हुए होते थे। 
अजन्ता (गुफा १७) में विश्वन्तरजातक के चित्र में इस प्रकार की काठी और नलक 
श्र॒त्य॑ंत स्पष्ट हैं। ( दे० ऑ्ंघकृत अजन्ता, फलक ६७ में अंकित घोड़े की काठी ) 

श्री डा० कुमारस्वासी द्वारा अकाशित मथुरा के प्रथम शती ई० पू० के एक सूचीपत्थर पर 
रकाब में पेर डाले ख्री-सूर्ति बनी है। उनके अनुसार रकाब का प्रयोग इस देश में संसार में 
सर्वश्रथम हुआ ( बुलेटिन बोस्टनम्यूजियम, अगस्त १९२६, सं० १४४७, सिक्स रिलीफस 
क्राम-मधुरा, सूर्ति सं० ३ 2 

३. उचचित्रनेश्रसुकुसारस्वस्थानस्थगिव्घाकांडे/: (२०६; काश्मीरी शुद्ध पाठ )। 
*” स्वस्थान की जगह निर्शयसागरीय संस्करण में स्वस्थ गगन ( स्वस्थगन ) श्रपपाठ है। 


शंकर ने भी स्वस्थान पाठ ही ठीक साना है । 
४७, पिंगा जंषिका। अन्‍्ये जंघालेत्याहु:। ( शंकर ) 


सातयाँ ] तीन प्रकार के पाजामे १४९ 


उत्पत्ति कैसे हुई! इस प्रश्न का उत्तर यह ज्ञात होता है कि मध्यएशिया से एंग नाम का 
रेशमी वस्त्र भारत में आता था। मध्यएशिया के शिलालेखों में इस वस्त्र का कई बार 
उल्लेख आया हैं। बौद्धों के महाव्युत्पत्ति भ्रन्थ में भी प्रृगा वस्त्रका उल्लेख है। गा 
बस्तर से बहुधा तैयार की जानेवाली सलवारों के लिये भी प्र'गा नाम प्रचलित हो गया होगा। 
पृ'गा का ही प्राकृतःप पिंगा है। राज्यश्री के विवाह-प्रकरण में उल्लिखित बस्त्रों की 
व्याख्या करते हुए शंकर ने प्र'गा को नेत्र का पर्याय कहा है। नेत्र ओर ४'गा दोनों रेशमी 
वस्त्र थे जिनमें फूल पत्तियों की बुनावट रहती थी। पर नेत्र प्रायः सफेद रंग का ओर 
पृ'गा रंगीन होती थी। नेत्र शब्द का प्राकृत रूप नेत अब भी एक प्रकार का महीन रेशमी 
वस्त्र है जो बंगाल में बनता हैं। घस्त्र के लिए इस शब्द का प्रयोग केसे हुआ १ दीघनिकाय 
में घोड़े के गले की गोल बंटी हुई रस्सी को नेत्त कहा हैं ( सारथिव नेत्तानि गहेत्वा )। 
हाभारत में नेत्र शब॒द मथानी की डोरी के लिये प्रयुक्त हुआ है जिसे हिंदी में नेती या 
नेत कहते हैं। बटी हुई नेती की तरह शरीर में लपेटकर गठियाए जानेबाले रेशमी 
पटकों के लिये नेत्र शब्द का प्रयुक्त होना स्वाभाविक हैं । कुपाण कालीन पटके 
चपटे ओर गुप्त कालीन बे हुए गोल होते थे। जिस महीन रेशमी वस्त्र के पटके 
बनते थे वह भी कालान्तर में नेत्र कहा जाने लगा। संभव है, प्'ग नामकवस्त्र भी 
पटकों के काम आते थे और इसी आधार पर नेत्र ओर प्र/ग एक दूसरे के पर्याय 
बन गए । बाण ने पिंगा का वर्णन करते हुए इसे पिशंग या उन्नाबी ( कलबोंह 
लए लाल ) रंग की कहा हैं। पिशंग पिंगा के पहले जुड़ा हुआ कार्दमिक पटकल्मापित 
पर ध्यान देने योग्य है। कार्दमिक रंग का अर्थ कर्दम के रंग से रँगा हुआ वस्त्र 
। कात्यायन के एक वार्तिक (४३६३ ) में शकल ( मिट्टी के ठीकरे ) और कर्दम 
वीचड़ ) से कपड़े रंगे जाने का उल्लेख हैं। कादमिक पट या राखी रंग की पट्टी सलवार 

ले अंश में पिंडलियों के ऊपर पहनी जाती थी, उसी का संभवतः यहाँ बाण ने उल्लेख 
हैं। अहिच्छत्रा से प्राप्त एक पुरुपमूर्ति कोट ओर सलवार पहने हुए हैं। सलवार 
निचले हिस्से सें पिंडलियों के ऊपर तक पड्टी बँधी हुई हैं। बाण का तात्पर्य इसी प्रकार 


पी दि 


के पहनावे से ज्ञात होता हैं। (चित्र ७० )। 


३, सतुला। शअंकर के 


[2 


अबकी 
43 
ब्न्यि 


€्‌ः 


2 7 ४+ /४५७/ _2 
न न्सि 
५ | 
| 


पा 
नकल 


ड/ >2232 


अनुसार सतुला अर्धज॑घिका यथा अर्धज॑घाला अर्थात्‌ 
घटनों ये ऊपर तक का पहनावा था जिश्ने आजकल का घृुटनना या जांधिया 
वह सकते हैँ । बाण ने खतुला का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है--. 
अलिनीलूमदणसतुलासस॒त्पादितसितसमायोगपरभाग:, अर्थात्‌ राजा लोग गहरे नीले संग के 
जे जांधिये पहने हुए थे उनमें सफेद पश्टियों का जोड़ डालने के कारण उनकी शोभा 


ओर दट गई थी। शंकर के अनुसार समायोग सिलाई करनेवाले कार्ीयरों का पारिभाषिक 
छा 


< 
शब्द था (६ व्यापतवेएु प्रसिद:, ६४०७ )। 


4 


परभाग का अर्थ एक रंग की जमीन प्र 


जज 
करे चण रत बराक हू... अमन िनआत दे ड्ज शआ ्फिलनओ ्द्म 3० ः 
नर रथ दं। उजादर नला या घ दर उ कक 
2080 “0३. हो कर सका था इशनन के कई उदाहरण अजन्ता के गुफा-चित्रों 
श्४ शघ्त 23 सनक: नल: 2 मिलते जा लय रेल ज्न्त 
& शप्तदारान चाला न नमलत हू्‌। सोनाग्य से अजब 


ता की गुफा स॑० १७ में चित्रित एक 





टेछि हच्टटट | उस्सी _प ९. खल जे ह 
६. देखिए घटिस्वुदा के खिलोने, ए३ ६५९, विद्न-संख्या, २०२ | 
४२, एर: यो ई दर्शन्तरेण ् जे हे 
२. पएरनाणी दरस्थ दर्शान्तरेण शोभातिशयः, शंकर । 


१५० धार प्रंकारं के कोट [ डच्छवास 


इस्पमूर्त सफेद पश्टियों के जोड़वाली भोराले रंग की बेंसी ही सतुला पढने हुए हैं जैसी" का वाण 
ने चशन किया है। (चित्र ७१ )। 


चार प्रकार के कोर्टों के नाम और पहचान इस प्रकार हैं-- 


१, कंचुक--कुछ राजा गोरे शरीर पर लाजवर्दी नीले रंग के कंचुक पहने हुए 
थे ( अवदातदेहविराजम्रानराजावतमेचकेः . कंचुकरैः )। कादम्बरी में चंदाल-कन्या 
नीला कंचुक पहने हुए कही गई है जो पैरों की पिंडलियों तक नीचा लथ्कता था ( आगुल्फाव- 
लम्बिना नीलकंचुकेनावच्छिन्नशरीराम्‌ , का० १० )। अजन्ता की गुफा १ में पद्मपाणि 
अवलोकित्श्वर-मूति के वाएँ ओर खड़ी हुई चामरत्राहिणी पेरों तक लग्वा लाजबरदी रंग 
का कंथुक पहने ह ( ओऔंध-कृत अजन्ता, फलक २६ )। सरस्वती की सखी मालती सफेद 
बारीक रेशम का आप्रपदीन ( पेरों तक लम्बा ) केचुक पहने हुए थी* । अजन्‍्ता-गुफा १७ 
में विश्वन्त॒जातक के एक दृश्य में सफ़ेद रंग का कंचुक या पेरों तक लम्बा आस्तीनदार 
कोट पहने हुए एक पुरुष दिखाया गया हैं। इससे ज्ञात होता है कि कंचुक पैरों तक लम्बा 
बाँहदार कोट था जिसका गला सामने से बंद रहता था। ( चित्र ७२ )। 


२, वारबाण--वारबाण भी कंचुक की तरह का ही पहनावा था, किन्तु यह कंचुक 
की अपेक्षा कुछ कम लम्बा, घुटनों तक नीचा होता था। जैसा नाम से प्रकट है, यह युद्ध 
का पहनावा था । सासानी ईरान की वेषभूषा से यह भारतवर्ष में लिया गया। काबुल से 
लगभग २० भील उत्तर खेरखाना से चोथी शती की एक संगमरमर की सूर्यमूतति मिली है। 
वह घुटने तक लंबा कोट पहने हुए है जो बारबाण का रूप है। ठीक देसा ही कोट पहने 
अहिच्छत्रा के खिलौने में एक पुरुषमूर्ति मिली है3। यह भी पूरी आस्तीन का घुटनों के 
बराबर लम्बा कोट था। मथुरा-कल्ा में प्राप्त सूय ओर उनके पाश्वंचर दंड और पिंगल की 
वेषभूषा में जो ऊपरी कोट है वह वारबाण ही ज्ञात होता है । इसमें सन्देह है कि वारबाण 
मूल में संस्कृत भाषा का शब्द है। यह किसी पहलवी शब्द का संध्कृत रूप ज्ञात होता है। 
इसका फारसी रुप बरवान!, अस्माइक भाषा में! 'बरपानक', सीरिया की भाषा में इन्हीं से 


-...--+---+>“>+्++>+++++5+++5 


३3. शध-कृत अजन्ता, फलक ६८; और भी देखिए, गुफा १७ में चामरग्राहिणी. फलक ७३। 
फलक ६५ में विश्वन्तर और उसकी पत्नी दोनों सतुला पहने हैं और उनमें भी खड़ी 
पद्टियों का जोड़ है। और भी देखिए, अ्रहिच्छत्रा के खिलोने, चित्र १०७, अग्नि की मूर्ति 
में खड़ी पद्टियों वाला घुटन्ना । 

२. धौतघवलनेत्रनिर्मितेन निर्मोकलघुतरेण आश्रपदीनेन कंचुकेन तिरोहिततनुलता (३३ )। 
महीन कंछुक के भीतर से उसकी गोरा देह झलक रही थी ( छातकंडुकान्तरच्श्यमाने- 
राश्यानचंदुनधवलेरवयवः, ३२ )। 
अहिच्छुन्रा के खिलौने, चित्र ३०७, छ० १७३, ऐंशेन्ट इंडिया । 

४. मधुरा-संग्रहालय, मूर्ति सं० १२५६ शूर्य की सासानी वेषभूषा में मूर्ति जो गी डक उस सूर्य- 
ग्रतिमा-जैसा कोट पहने डे जो काबुल से २० मील उत्तर खैरखाना गाँव से मिली थी। 
मथुरा सं० मूर्ति सं० २६९ सूर्य-प्रतिसा, कृपाण काल की भूर्ति। सं० ५३३, पिंगल की 
मूर्ति जो कुलह टोपी और घुटने तक नीचा कोट पहने है। मथुरा में और भी श्राघे दर्जन 
मूर्तियों में यह वेषभूषा मिलती डडै। £ 


छुद्धा ] कंचुक-- वारबाण--चीचचो लक १०१ 


मिलता जुल्ञता गुस्मानका' और अरबी में 'जुरमानकह”! रुप मिलते हैं जो सब किसी 
पहलवी मूल शब्द से निकले होने चाहिए। (चित्र ७३ ) | 
बाण के अनुसार वार्राण स्तवस्क नामक वस्त्रविशेष के बने-हुए थे। बाण ने 

दो बार स्तवर्क का उल्लेख किया है, एक यहाँ स्तवरक के बने वारबाणों का बन है और 
दूसरे राज्यश्री के विवाहमहोत्सब के प्रसंग में जहाँ मंडपों की छतें स्तवरक वच्लों की बनी हुई 

कही गई हैं ( १४३ )। शंकर ने इसे एक प्रकार का वस्त्र कहा है। संस्कृत-साहित्य के 
अन्य किसी प्रमाण से स्तवरक वल्व पर प्रकाश नहीं पड़ता । बाण ने ही पहली वार इस 
शब्द का प्रयोग किया है । पीछे बाण की अ्नुकृति पर लिखनेवाले धनपाल ने भी इस 
शब्द को अपने वर्णनों में त्रिना समझे हुए ढाल लिया। हम ऊपर कह चुके हैं कि संस्कृत 
र्तवरक का मूलरूप पहलवी 'स्तश्॒क्‌! था जिससे अरबी 'इस्तत्रकर! और फारसी इस्ततब्रक! की 
उत्पत्ति हुईं। यह वस्त्र सासान-युग के ईरान में तयार होकर पूर्व में भारत और पश्चिम में 
अरब तक ले जाया जाता था। हु" के राजमहल में बाण ने उसका परिचय प्राप्त किया ! 
सूर्य की उदीच्य वेशधारी मूत्तियों के कोट का कपड़ा कामदानी श्रौर सजा हुआ दिखाया जाता 
है जो स्तवस्क का नयृना ज्ञात होता है। प्रायः इन मूर्तियों का पहनावा सामानी 
राजकीय वेशभूषा से मिलता है। इन कोटों में प्रायः मोतियों का टेंकाव देखा जाता है। 
बाण ने भी लिखा है कि स्तवरक पर मोतियों के कुंग्गे टेके हुए थे ( तारमुक्तास्तबक्रित 
७०६ )। अश्रद्च्छित्रा की खुदाई में दो मिट्टी के खिलीने ऐसे मिले हैं जिनके वस्त्रों पर 
मोतियों के क्ुगे टके हुए हैं। इनमें एक सासानी ढंग की सूयमूर्ति है ओर दूसरी नीचा 

हया पहने हुए नतकी की । इनमें मोतियों के प्रत्येक को के नीचे एक सितारा भी टेँका 
हुआ है जिसकी पदचान बाण के “तारमुक्ता? से वी जा सकती है३ | ( चित्र ४८ )। 


३. चीनचोलक--शण ने राजाशों के तीसरे वेप को चीनचोलक कद्दा है । निश्चय 
ही यह पहनावा जैसा कि नाम से प्रकूट है, चीन देश से लिया गया था। 
यह भी ज्ञात होता है कि चीनचोलक कंचुक या अन्य सब प्रकार के नीचे के दखत्रों के ऊपर 
पहना जाता था। सम्राट कनिप्क की मूर्ति में* ने लंबा कंचुक ओर ऊपर एक सामने से 
धुराघुर खुला हुआ चोगा जेसा कोट दिखाया गया है, वह चीनचोलक हो सकता है। मथुरा 
से मिली हुई यूथ की बई नूर्तियों में भी इस प्रकार के खुले गले का ऊपरी पहनावा पाया 
गया है। यह वेष मध्यएशिया से आनेवाले शक्त लोग अपने साथ लाए होंगे श्र उनके 


६. प्रारसी (एम ; शिडायडेए एक्‍वडरीवशवढ; उजांडए हवामावााद/व; सि4णंट 28 कब 
धत दवा, 5 इरएएएह६ एउटीसित 03550 [ &05520375 0 ॥8 विठड्डट्ड 522टॉलए 
[ठ9वं50, 945, 9 494, 000: स्त्री 

२. कुरान में स्वर्ग की हरों दी देशनपा के दर्णन में इस्तत्रक का उल्लेख हुआ है। कुरान 
टोबादगर सहसत हू कि यह शब्द सूल झरदा भापा का न होकर बाहर से लिया 


रद 
( ए० जेफरी, दी फारेन दाकेवबुरूरी घाव दी कुरान, यायकवाइ श्राच्य-पुस्तक-माला, 
रुया ७९, ए० ०७८, ७५ )। 


हु £20 


. देष्पिए सेरा लेख--धहटिष्इिना टेराकोडाज, चिद्र ३०२ और २८६। 


७. सएरा सशजियम हैंडहक; लिंद 9 


है हर 


१०२ फृर्पांसक ( फतुई या मिजई ) | डच्चवास 


द्वारा ग्रचारित होकर भारतीय वेप-भूषा में गुतकाल में ओर हप के समय तक भी इसका रिवाज 
चालू रहा। सत्य तो यह है कि यह वेप बहुत ही सम्प्रान्‍्त और आदर-सूचक समझा गया । 
अतएव उत्तर-पश्चिम भारत में सबंत्र नीशे के लिये इस वेष का रिवाज लोक में अ्रभी तक 
जारी रहा जिसे 'चोला? कहते हैं। चोला दीला-दाला गुल्फों तक लंबा, खुले गले का पहनावा 
है जो सत्रसे ऊपर धारण किया जाता है। विवाह-शादी में अ्रमी तक इसका चलन दै। 
मथुरा से प्रप्त चप्यन की मूर्ति में भी सबसे ऊपरी लंबा वेप चीनचोलक दी ज्ञात होता है 
जिसका गला सामने से तिकोना खुला हुआ है । कनिप्क और चप्टन के चीनचोलक दो 
प्रकार के हैँ। कनिष्क का घुराधुर बीच में खुलनेवाला दे शोर चप्टन का दुपरती जिसमें ऊपर का 
परत बॉई तरफ से खुलता है झोर त्रीच में गले के पास तिकोना भाग खुला दिखाई देता है। 
कनिष्क-शेली का चीन-चोलक मथुरा-संग्रहालय की डी० ४६ संज्ञक मूर्ति में और भी स्पष्ट 
है, केवल वस्त्र के कटाव में कुछ मेद है। मध्यएशिया से लगभग सातत्रीं शती का एक ऐसा 
ही चोलक प्राप्त हुआ है" । इस स्थल में मूल पाठ अपचित चीनचोलक था जिसे सरल 
बनाने के लिये 'उपचित' *”*” कर दिया गया। शंकर की टीका में ओर प्राछीन काश्मीरी 
प्रतियों में 'अपचित” पाठ ही है. जिसका अर्थ कोशों के अनुसार पूजित, सम्भ्रान्त या 
प्रतिप्ठित! है। बाण का तातये यही है कि कुछ राजा लोग सम्मानित चीनचोलक की 
वेपभूषा पहने हुए थे | ( चित्र ७४ ) 


४. कूर्पाषक--राजाओं का एक वर्ग नाना रंगों से रँंगे जाने के कारण चितकव्ररे 
कूर्पासक पहने हुए था ( नानाकपायकलुरः कूर्पासकैट, २०६ )। कूर्पासक का पहनावा गुप्त- 
काल में खूब प्रचलित रहा होगा । अमरकोश ने कूर्पासक का अर्थ चोल किया है| कूर्पासक 
स्त्री और पुरुष दोनों का ही पहनावा थोड़े भेर से था। स्त्रियों के लिये यह चोली के ढंग 
का था और पुरुषों के लिए फतुई या मिजई के दंग का। इसकी दो विशेषताएँ थीं, 
एक वो यह कि से ऊँचा रहता था*, और दूसरे प्रायः आस्तीन-रहित होता था। बस्तुतः 
कूर्पासक नाम इसीलिये पड़ा, क्योंकि इसमें आध्तीन कोइनियों से ऊपर ही रहती थी। मूल में 
कूर्पासक भी चीनचोलक की ही तरह मध्यएशिय[ की वेषभूषा में प्रचलित था ओर वहीं 
से इस देश में आया। कूर्पासक के जोड़ की आधुनिक पोशाक वास्कट है, लेकिन एशिया 
के शिष्टाचार के अनुसार वास्कट सबसे ऊपर पहनने का वस्र माना जाता है जबकि पश्चिमी 








१. वाइवी सिलवान, इन्वेस्टिगेशन आफ सिल्क क्राम एड्सन गोल एंड लॉप-नार 
( स्टाकहोम, १९४९ ) प्ले० 4ए, लाप मरुभूमि से भाप्त पुरुष का चोलक जिसका गला 
तिकोना खुला है। इसी पुस्तक में ए० ६३ पर चित्र-सं० शेर सें एक खण मय मूर्ति में 
चीनलोचक का ञति सुन्दर उदाहरण उत्तरी चाई वंश ( ३८६-५३५ ) के समय का है 
जिसका ढंग चप्टन-मूर्ति के चोलक से मिलता है। 


२. चोली दासन का साथ है इस मुहावरे का तात्पय यही है कि दामन या लैँहगा कटिभाग 
में जहाँ से शुरू होता है, ऊपर की चोली वहाँ समाप्त होती है। चोली और दामन 
दोनों मिलाकर पूरा वेश बनता है, अतः दोनों का साथ अनिवार्य है । 


सातवाँ ]. झाष्छादनक या एल्के उपरने १०३६ 


सम्यता में वास्‍्कः भीतर पहनने का वस्त्र है* । समस्त मंगोलिया प्रदेश चीनी, त॒किस्तान 
ओर पख्यून प्रदेश में सो फतुई पहनने का रिवाज सार्वदेशिक था और वह पूर्ण और 
सम्मानित पहनाबा माना जाता है। फठुई या फिव्री, बन्द, कब्जा, चोली एक ही मूल 
पहनावे के नाम और भेः हैं। वही पहनावा गुप्तकाल में कूर्पासक नाम से प्रसिद्ध था। 


बाण के अनुसार कूर्पासक कई रंगों से रंगे रहते थे ( नानाकपायकबुरै; २०६ )। 
उसकी युक्ति यह जान पड़ती है कि सर्वप्रथम वस्त्र पर किसी हलके रंग का डोज दिया जाता 
था, किर क्रमशः हरड बहेड़ा आंबला और आम की पत्ती आदि कसेले पदार्थो' से अलग-अलग 
रंग तयार करके उसमें वल्न को डोब देते थे। प्रत्येक बार बाँधनू की बधाई बाँधने से वस्त्र 
के अलग-अलग हिस्सों में अलग रंग आरा जाता था । आज भी इस पद्धति से बल्त्र रँगे जाते हैं, 
और कपषायों को बदल बदलकर रेगने से वस्त्र में चितकबरापन ( कबुरता ) उत्पन्न की जाती 
है। जैसा कह जा चुका है, कूर्पासक स्त्री ओर पुरुष दोनों का पहनावा था। अजन्ता के 
लगभग आधे दज्जन चित्रों में स्त्रियाँ विना झ्रास्तीन की या श्राधी बाँह की चोलियाँ पहने हैं 
जिनमें कई रंगों का मेल दिखाया गया है । एक ही चोली में पीठ का रंग और है और सामने का 
कुछ: और | महाराज झ्रध-कृत अजन्ता पुस्तक के फलक ७२ में यशोधरा बिना आस्तीन 
का कूर्पासक पहने हैं जिसपर बॉधनू की बुंदकियाँ पड़ी हैं। फलक ७७ में रानी और कई 
अन्य रस्वियाँ कूर्पासक पहने हैं। एक चित्र में पीठ की श्रोर कत्थई और सामने लाल रंग 
से कूर्पासक रैगा गया है शलर उसपर भी बड़ी बुंदकियाँ डाली गई हैं। फलक ७५ 
(शुफपा १) के चित्र में नतेकी दो रंग का पूरी बाँह का कूर्पासक पहने है। फलक ५७ 
पर ( गुफा १७ ) दम्पती के मधुपान दृश्य में कारी लिए हुए यवनी स्त्री आधी मबाँह का 
दबुर कूर्पासक पहने है। ( चित्र ७५ )। 


४. भझाचछादनव-- कुछ राजाश्ों के शरीर पर सथ्रापंजी रंग की झलक देनेवाले 
श्राच्छादनक नामक वस्र घे।! शअआाच्छाइनक की पहचान श्रपेज्ञाकत तरल है। मथुरा- 
संप्रहलय वी कुछ मूर्तियों में जो सूथ और उनके पाश्व॑चरों की हैं, सासानी वेषभूषा का 
आवश्यक अंग एक प्रकार को छोटी हल्की चादर है जो दोनों कंधों पर पढ़ी हुई और सामने 
हाती पर गठियाई हुई दिखाई गई है। यही आच्छाइनक है जिसे अंग्रेजी में एप्रन कहद्य जाता 
है। मूर्ति-संख्या डी० १ और ५१३ में ब्ाच्छाइनक का अंकन बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित 
शात होता है। अजत्ता के चित्रों में भी आच्छाइनक दिखाया गया है। 


हे ५ गुफा-संख्या 
एक में नागराज ओर द्रविद्वराज के चित्र में दीच में खड़ हुए खज्बलधारी सासानी सैनिक के 
चंधों झर पीठ पर लाजवर्शी रंग का घारीरार द्ाच्छादनक पढ़ा हुआ है । ( चित्र ७६ )। 


ध् 








माप 


4 हन यूरोपियन दूंस दि देस्टको 


गेड इज यूसड ऐज ए साई थ्राफ अण्डर गार्मेणट कवर्ड बाई ए 
जेडेट । एन एशिया, हाडएदर दिस शा्ट स्लीवलेस गार्सेए्ट इज वोन ओवर ए लांग फुल 
स्हीप्ड दैफूटन ऐन ऐन धोदर-गार्मेर्ट' “४ इवेन्टी-ट वेस्टकोट्स आफ दि आदी'नरी 
बाएन्दइ हद दोन छाइ हेस क्राम संगोलिया। दे फाल इंनटू श्री प्रप्प--$, वेस्टक्ोटस 
दिध बलोलिंग ह॒ दि राहट दयू रूपिंग, २. वेस्टकोट्स विथ सेण्ट्रल श्रोपेनिंग एंड 


न 5 
र-पार्ं । हेनी हेरादइ हेन्सन, भंगोल कास्ट्यूम्स ( कोपेन्हेंगेनः 


१. “4 


04 | 


हर 


् न रद 
$. पत्वटस दिए हल पम्ट 
१६६५० ), एृ० ७९ । 
५ 


श्र्यै 


१०४ राजाओं के श्राभूषण [ उच्छवास 


ऐसा जान पड़ता दे कि लाजवर्दों कंचुक, सतबरक के वरत्राण, चीनचोलक और 


कृ्पसक इन चार विभिन्न शब्दों के द्वारा बाण ने चार भिन्न-भिन्न देशों के पहनावों का 
वन किया है। गोरे शरीर पर लाजक्दी रंग का कंचुक पहननेवाले ईरानी (ईरान के 
दक्षिण-पश्चिमी भाग के ) लोग थे। स्तवरक का वास्वाण पहननेवाले सासानी या पहलव 
उत्तरपूर्वी ईशान और बाहीक-कपिशा ( अफगानिस्तान ) के लोग थे। चीनचोलक का 
पहनावा स्पष्ट ही चीनियों का था जिसका परिचय भारतवासियों को मध्यणशिया के स्थज्ममार्ग के 
यातायात पर चीनी तुर्किसत्तान ओर चीन की पश्चिमी सीमा के संधिग्रदेश में हुआ होगा | 
कू्पसिक पहनावा मध्यएशिया या चीनी तुर्किस्तान में बसे हुए उदगर लु्को' और हूणों से इस 
देश में आया होगा। जैतता आगे ज्ञात होगा, शिरोभूपा के वर्णन में भी बाण ने देशमेद से 
विभिन्न पहनावों का उल्लेख किया है । 

इसी प्रसंग में बाण ने राजाओं के शत्र, आभूपण और शिरोभूपा के संबंध में भी 
कुछ मदृत्वपृ्ण यूचनाएँ दी हैं। उनके शरीर कसरती ये। नियमित व्यायाम के कारण 
चर छंट जाने से पतले बने हुए करि प्रदेश में सुन्दर पके बंधे हुए थे ( ब्यायामोल्लुप्रपाश्व - 
प्रदेशप्रविष्चारुशस्ती, २०७ )। शत्त्त का रथ शंकर ने पट्टिकाडोर अर्थात्‌ पटका किया 
है। कमर में पटका चाँधने की प्रथा मध्यकाल से बहुत पूर्व गुप्तकाल में ही चल चुकी थी | 
फिसी-न-किसी रुप में पटका बाँधना उदीच्यवेप का जो शकों के साथ यहाँ आया, आवश्यक 
अंग था। राजा लोग कानों में कई प्रकार के आभूषण पहने हुए थे जैसे लोल या हिलते 
हुए कुंडल, पत्रांकुर कर्णपूर और कर्णोत्पल । चलते समय राजाओं के हार इधर-उधर 
हिलते हुए. कभी कान में ल्ब्कते हुए कुंडलों में उल्लक जाते थे; तब साथ के परिजन 
शीघ्रता से उन्हें सुलझा देते थे । कुछ राजा कानों में फूल-पत्तियों के कयवों से युक्त पत्रांकुर 
कर्णपूर पहने हुए ये और उनके सिर पर सामने की ओर अलकों को यथास्थान रखने के 
लिये बालपाश नामक श्राभूषण सुशोमित था। पालपाश सोने की लम्बी पत्ती थी जिसमें 
सामने की ओर मोतियों के क्रुग्गे ओर मुक्ताजाल ( मोतियों के जाले या संतानक ) ल्ग्कते 
थे | (चित्र ७७)। श्रजन्ता के चित्रों में इस प्रकार के बालपाश प्रायः पाए जाते हैं । नागराज और 
द्रबिढ़गाज (गुफा १)" दोनों के सिर पर वालपाश वँधे हुए हैं जिनमें मोतियों के जाले 
ओर क्कुगगे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसी चित्र में अन्य पात्रों के सिर पर भी बालों को 
: बाँधने के लिये सुनइली पट्टी दिखाई गई है, किन्त॒ उसमें मोतियों के जाले और ऊ्ुग्गे नहीं हैं 
केचल बीच में सीमनन्‍्त से लग्कता हुआ एक क्रुग्गा दिखाया गया है। अमरकोश में बाल- 
पाश या वालपाश्या ( बालों को यथास्थान रखनेवाला आभूषण ) का पर्याय पारितथ्या भी 
है। माथे के चारों ओर घूमी हुईं होने के कारण बालपाश का नाम पारितथ्या पड़ा । 
यह गुप्तकालीन नया शब्द था, जिस प्रकार चत॒ुःशाल के लिये नया शब्द संजवन प्रचलित 
हुआ था। सोने की पतली पत्ती से बालों को बाँधने का रिवाज सिंधु-सम्यता में भी था। 
मोहनजोदड़ की खुदाई में इस प्रकार के कई आभूषण मिले हैं जो दरु-चारह इंच कंवे हैं 
और जिनके दोनों किनारों पर बाँधने के लिये छेद हैं। दक्षिण-पूर्वी पंजाब में अभी तक 
इसका प्रचार है, यह आभूषण वहाँ की भाषा में 'पातः कहलाता है। वांण ने लिखा है 


सातवाँ ] राजाओं की शिरोभपा १७५ 


कि कानों के कर्णपूर और सिर के बालपाश चलने से आपस में व्कराते थे । वश्तुतः बाल- 
पाश आभूषण तो बालों पर बंधा रहता था, किन्तु उसके साथ लटकते हुए. मोतियों के क्ुग्गे। 
कर्णपूरों में लगकर बजते थे ( चामीकरपत्रांकुरकणंपूरकविधट्टमानवाचालबालपाश:, २०७ )। 
पत्रांकुर कर्णूर बह आभूषण था जिसमें छोटे मुलायम क्रिसलय के समान पत्रावली का 
अलंकरण बना रहता था | ( चित्र ७८ )। 


कुछ राजा कानों में कर्णोत्तल पहने थे। उनकी कमलनालें सिर पर बंधे उष्णीष- 
पट्ट के नीचे खसी होने के कारण अपनी जगह स्थिर थीं। उष्णीषपट्ट बाण की समकालीन 
वेषभूषा का पारिभाषिक शब्द था। यह कपड़े का नहीं, वल्कि सोने का बना हुआ होता 
था जो उष्णीष्र या शिरोभूष्रा के ऊपर बाँधा जाता था। केवल राजा, युवराज, राजमहिषी 
ओर सेनापति को सिर पर पद्द बाँधने का अधिकार था। पाँचवे प्रकार का पट्ठ प्रसाद-पद्ट 
कहलाता था जो सम्राद की कृपा से किसी को भी प्राप्त हो सकता था। बाण ने अन्यत्र 
यशोवती के लिये महादेवी-पट्ट का उल्लेख किया है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है 
बृहत्संहिता ( ४८-२-४ ) में इन पाँचों प्रकार के पटटों की लंचाई, चौड़ाई और शिखा या 
कलगियों का विवरण दिया हुआ है। 


कुछ राजाओं के सिर केसरिया रंग के कोमल उत्तरीयों से ढके थे, और कुछ दूसरे 
टपति ज्ञीम के बने खोल पहने थे जिनमें चूड़ामणि का खंड खचित या टेंका हुआ था। 
खोल का पर्याय शिर्र दिया गया है ( शंकर )। वस्तुतः संस्कृत खोल ईरानी कुलह का 
रुपान्तर है। केसरिया रंग का उत्तरीय या बड़ा रूमाल प्िर पर लपेटे हुए राजाशों के 
बणन में भी बाण दो विभिन्न देशों की वेषभूषा का वन कर रहे हैँ जेसा कि विभिन्‍न प्रकार 
के बोटों के बणन में कहा जा चुका है। ये दो वेष चीन शोर ईरान के पहनावे को सूचित 
बरते हैं। सोभाग्य से श्रजन्ता* के नागराज ओर द्रविड़राज-संवाद नामक चित्र में दोनों 
प्रकार वी वेपभूपा पहने हुए दो परिजन अंकित किए गए. हैं। एक ईरानी है जो सिर पर 
खोल श्र्थात्‌ कुलहटोपी या बुदबुशाकार शिरखपहने है। (चित्र०६) इसकी मुखाकृति,वेषभूपा श्रौर 
लवार की मृठ, अंग्रिया और गद्ढे ईरानी हैं। दूसरा पुरुष जो दाहिनी ओर पीछे खड़ा 
हुआ है, चीन देश वा है ओर उसके पिर पर जैसा कि बाण ने लिखा दे, कुकुम या केसर 
से रंगा हुआ यमाल बंधा है | ( चित्र ८० )। 
श्सी प्रसंग में दी्तरी प्र 
वा शेखर बात गया है छिसझे 
दे; दंग वी शिरोनपा को 


दपा का तरह दिदेशी 


5 


खिल्ोनी वी दाह विदेश 


कार की शिरोनपा को मोरपंख से बने हुए छुत्र की आाकति 
पूल्ों पर भारे मंडरा रहे घे*। मायुरातपत्र या मोसपंखी छुत्त 
ते पहचान तो छ्ञात नहीं, किंतु हमें यह भी पूर्वकंथित दो 
दे। है। इसका ठीक रूप अह्व्लित्ा से प्राप्त मिद्दी के 
देखा जा सकता है। उदाहरण के लिये, “शा हेच्छुन्रा 
संख्या २९२, २२७, २८२, २४३ के मस्तकों की शिरो- 


६. राजा राह्ुक हसे धजन्ता, फलछ मर, गुफा ६। 


अप 


) ना ) 
2 


नर 
ना 
४ 


४4 ८ 


ज्र ह | 
) 


८५ 
टी 
ट कि । 
४ 


अल» 
3) 

लि | 

#न्‍न्मक 

हि 

«४. 


श 


दा दिलाने! [दप्यक से 


२५ 
रद 
>0 
हि 
4 


«&. साशरातएशास्क्ाएशजसद्रफ एदपटस 


ट्प्दपट्े; २०५।. 'मायूराठप्रायमाण! काश्मीरी प्रति का 
एह है, बहा शुटट है; नि सायूरपद्ायमाएं। बा ने स्वयं सायूरातपत्रों का वर्णान 
हए बे स्वन्धादार में (९० ६८ ) किया ह । 


भूषा देखने से वरिल्कुल माबूरातपत्र या मोरपंखों के बने हुए छाते का भान होता दै। चित्र- 
संख्या २२३ में तो मोरपंख के जैसे गोलचंद्रक भी अलग-अलग खड़े हुए. पंखों के निचले 
भाग में बने हैं। 

इसके बाद हाथी और घोड़ों पर सवार राजाओं का एवं रंग-त्रिरंगी ढालें लिए. हुए 
धरती छोड़कर आसमान की ओर उछलनेवाले पेदल सैनिकों का वर्णन किया गया है। 
रंग-तिरंगी भूलों ( शारिकशारि ) से दक्के हुए जवान पड्ठे द्ाथियों (वेगदंड ) पर सवार 
राजा लंबी दूरी तय करके श्राए थे*। हाथियों की इस टुकड़ी के पीछे चारभट सिपाहियों 
की पेइल सेना थी। वे लोग चडुल ( चंचल ) एवं डामर श्रर्थात्‌ जान हथेली पर लेकर 
लड़नेवालें और मरने-मारने पर उतार थे। चारभट पेदल सेना की टुकड़ी का उल्लेख 
प्रायः दानपत्रों में आता है, जिनमें राजा की ओर से यह ताक़ीर की जाती थी कि दान में 
दिए हुए श्रग्नहार गाँव में ऐसे सिपाही प्रवेश न करे। आगे चलकर ये केवल डामर ही 
कहलाने लगे। डामरों के उत्पातों का उल्लेख कल्हण की राजतरंगणी में प्राय: मिलता 
है। काशी की तरफ बरात के जुलूस में तलवार लिए हुए कुछ लड़वेये अभी तक चलते हैं 
जिन्हें इस समय बांका कहते हैं। हमारी सम्मति में ये लोग प्राचीन डामरों की ही नकल 
हैं। बरात का जुलूस फोजी जुलूस के ढंग पर बनता है जिसमें गाजा-बाजा, कोवलघोड़े, 
भंडियाँ, निशान, हाथी, घोड़े, ऊँटठ, घोंसे आदि रहते हैं। अतणएव बाँकों को डामर चारभटों 
के प्रतिनिधि मानना संभव है । ता 

बाण ने लिखा है कि डामर सिपाही हाथों में गोल दाल ( चमेमंडल ) लिए हुए ये। 
ये ढालें चितकबरे कार्दर॑ग चमड़े की बनी हुई थीं*। भास्कर वर्मा के भेजे हुए मेंट के 
सामान की सूची में भी सुन्दर गोल आकार की काररंग ढालों का उल्लेख हुआ है जो सुनहले 
पत्तों के कटाव से सजी हुई थीं३ । काररंग पर टिप्पणी करते हुए यीकाकार शंकर ने लिखा 
है कि कार्ररंग एक देश का नाम था ( २९१७ )। भी सिलवां लेवी ओर प्रवोधचन्द्र वागची 
ने दिखाया दे कि कार्द्रंग भारतीय दीपश्मूह ( हिंदेशिया ) के अन्दर्गत एक प्रसिद्ध द्वीप 
था जो कार्दरंग या चर्मरंग भी कहलाता था ४। मंजुश्रीगूलकल्प में हिन्देशिया के द्वीपों 
के नामों की गिनती में सबसे पहले कमरंग का उल्लेख है?" । वराहमिहिर ने बुहत्संहिता 
( १४६ ) में आग्नेय दिशा के द्वीपों का वर्शन करते हुए. चमंद्वीप का नाम भी लिखा है। 
कर्मरंग का ही एक नाम नागरंग द्वीप भी था। 
“_ ज्ञागगतशारिकशा रिवाहवेगदडः ।. वेगदंड - तरुणहस्ती ( शंकर, २०७ )। हे 

२. चंचज्यामर किर्म रका्दरज्ञचर्ममण्डलमण्डनोड्डीयमानचदुलडामरचारभटभ रितभुवनान्तरेः, 
२०७१ 


३, रुचिरकांचनपत्रमंगर्भगुराणामतिव 

, प्रिश्रायन ऐड प्रि-डूं घीडियन इन इंडिया 
परंपराएँ ), पृ० १०६ । 

७, कर्मरंगाख्यद्वीपेषु नाडिकेरससुद्भवे । 

' दवीपे वारुषके चेव नग्नबलिसमुद्भवे । 
यवद्दीपे वा सत्वेषु तद॒न्यद्वीपसमुद्भावा । | 
भ्र्थात्‌ कर्मरंग, नाडिकेर, वारुपक ( सुमात्रा के पास बरोस द्वीप ), नग्न द्वीप ( नीकोबार ), 
बक़िद्वीप भोर यवद्वीप । ( मंजुभ्रीसूज्कर्प, भा० २, पु० बेर )। 


न्थुरपरिवेशानां कार्दूरंगचर्मणां संभारान्‌ ( २०७ )। 
( भारत में आय॑ ओर द्वविड़ों से परूवंकाल की 


च् 


साववाँ ] प्यूडबद्ध' सेना का प्रदृशन देखते हुए हप १५७ 


काररंग दीप की ढालें गोल होती थीं। बाण ने उसके लिये वब्धुरपरिवेश ( सुन्दर 
घेरेवाली ) शब्द का विशेष प्रयोग किया है ( २११७ )। इतना और कहा गया है कि इन 
दढालों के चारों ओर चमचमाती हुई छोटी-छोटी चौरियोँ ( चंचच्चामर ) लगी हुई थीं। 
यही उनकी सुन्दरता का कारण था | काले चमड़े पर रंगतिरंगी चौरियों के कारण दालें 
चितकबरी ( किमीर ) लग रही थीं। ढालों की सजावट के लिये उनके गोल घेरे के 
किनारे पर फुंदनों की तरह छोटी-छोटी चोरियाँ लगाई जाती थीं। बाण की लगभग सम- 
कालीन महिषासुरमर्दिनी की एक अरहिच्छुब्रा से प्राप्त मूर्ति में इस प्रकार की चोरियाँ स्पष्ट दिखाई 
गई हैं जिससे बाण का अ्रथ सममने में सहायता मित्रती है"। ( चित्र ८२ ) | 


कुछ राजा लोग सरपट चलते हुए कंब्रोज देश के तेज घोड़ों पर सवार थे | वे 
सैकड़ों की संख्या में सफ बाँवकर चल रहे घे । उनके सुनहले साज ( आयान-अश्वभूषण ) 
भझमारूप बजते हुए अपने शब्द से दशों दिशाओ्रों को भर रहे थे * | 


सैकड़ों की संख्या में तड़ातड़ बजते हुए नगाड़ों का घोर शब्द कानों को फोड़े डालता 
था ( निदयप्रहतलंभापय्हशतपटुरववधिरीकृतअ्वण॒विवरे;, २०७ ) । लम्बापथ्ह को शंकर ने 
तमिला ध्र्थात्‌ तबला कह है । ये गले में लट्काऋर चलते हुए. बजाए जाते थे, इस कारण 
बाण ने इन्हें लम्बापटइ और तन्त्रीपटहिका ( १३१ ) कहा है। दरा (कोट) के गुप्तकालीन मन्दिर 
के मुखपट्ट पर इस प्रकार के लंबापटह या तासे का चित्रण हुआ है |३ ( चित्र ३७ )। 


ऐसे अनेक राजाओं से जिनके नाम पुकार-पुकारकर बताए जा रहे थे, राजद्वार 
भरा हुआ था | 


अगले दिन यूयोदिय हो चुकने पर बार-बार शंखध्वनि होने लगी जो इस बात की 
यूचक थी कि अ्रब सम्राट सेना का मुआयना करके कमान ग्रहण करेंगे। सेना के व्यूइबद्ध 
प्रदर्शन या परेड के लिये समायोग ४ शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञात होता है कि. 
सैनिक अभियान का पहला श्रीगणंश समायोग-प्रहण से प्रारम्म होता था। संज्ञा-शंख की 
ध्वनि होने के कुछ ही देर चाद सम्राद सु दर सजी हुई खासा हथिनी पर जो पहली ही बार 
सेनिक प्रयाण पर निकल्ली थी, राजभवन से बाहर आए.। उनके सिर पर मंगलातपत्र लगा 
था जिमका डंडा बिल्‍्लोर का था तथा जिसके ऊपर माणिक्यखंड जड़े हुए ऐसे लगते थे 
मानों दूये के उदय को देखकर दह कोप से तमतमा उठा हो। सम्राट नदीन नेत्र या 
रेशम का बना हुआ केले के गाभे की तरह मुलायम और अंगों से सदा हुआ कंचुक पहने थे | 
इससे शात होता है कि हप इस समय फौजी पोशाक या उदीच्यवेप में थे। कंचुक के अति- 
कि ५ दूसरा परिधान छीरोदक नामक श्वेत वस्त्र का बना था। ज्ञीरोदक बस्तर का 
उल्लेख दर्ुरत्नाइर ( चोदहवी शर्दी दा प्रारंभ, ६० २१ ) और जायसी के प्मावत में आया 


पिया के लिलोने देंेंड इंडिया, बंक «पु० ३३४, चित्र ५६। और भी देवगढ़ 
'मंदिर का सू तैया से इस प्रकार दोरियों से सजी हुईं टाल का सु दर अंकन मिलता है 

( देबगट एलदम चित्र ६०३ ) । 
5. धास्कन्दस्कान्शेजदाडिशतर्शिडानडातरूपायानरदसुखरितदिदसुस्त: ए० २०७ | 
३. जनरहा यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी, ६९००, दरा मालदे का गुपकारल 


का र गलीन मंदिर, ५० $६६। 
$. समाध्यय रूबा वा प्यूरदद शटरशान ( समादोगस्तु संदोगे समयाये 


ये अ्योजने, मेदिनत )। 


१७५८ राजायों द्वारा सम्राट को प्रणाम उच्छवांस 
रे 


है ।। कम आयु में ही वे इन्द्र पदवी पर आसीन हो गए थे । उनके दोनों ओर चँवर 
डुलाए जा रहे ये और मध्तक पर घूड़ामणि सुशोमित थी। होठों पर ताम्बूज़ की लाली 
थी, गले में बड़ा:लंबा हार ( महाह्यर ) सुशोभित था। तिरही भौंह से मानो तीनों लोकों 
के राजाओं को करदान का आदेश दे रहे थे । अपने भुजदंडों से मानों उन्होंने समसमुद्रो 
की रक्षा के लिये ऊँचा परकोय स्रींच दिवा था। सारी सेना की आँखें उनपर लगी थीं 
सब राजा उनके चारों ओर समत्सारण ( भीड़ को हटाकर सम्राट के चारों ओर अवकाश- 
मंडल बनाने का काम ) कर रहे थे । सम्राद के आगे-आंगे आलोक शब्द का उचारण 
करनेवाले दंडधर जनसमूह को हृयते हुए चल रहे थे । दंडघर लोग व्यवस्था स्थापन में बड़ी 
कड़ाई का व्यवहार करते थे 2 । वे अपने अधिकार के रोजीलेपन से शी्रतापूर्वक्त इधर-उधर 
आा-जा रहे थे । उनके भय से लोग चारों ओर छिटक रहे थे। उनका अनुशासन इतना 
कड़ा था, मानों वायु को भी विनय की शिक्षा दे रहे थे, सूर्य की क्रिर्णों को भी वहाँ से हट रहे 
थे, और सोने की वेत्र-लताशों के प्रकाश से मानों शनि का आना भी उन्होंने रोक दिया था। 


इस प्रकरण में वाण ने कई पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जिनका सांह्क- 
तिक महत्त है, जैसे सक़लभुवनवशीकरण चूर्ण, जिप्तके त्रिपय में उस समय जनता में विश्वास 
जम गया था, जैसा क्रि अ्रष्यांगसंग्रह के (निःशेषलोकवशीकरण सिद्ययोग' के उल्लेख से ज्ञात 
होता है। सिन्दूस्च्छुरितमुद्रा अर्थात्‌ सिंदूर में मरकर लगाई जानेवाली मुद्रा या राजमोदहर 
वह थी जिसका प्रयोग शुरू में कपड़े पर लिखे हुए दानपट्टों पर किया जाता था। मद्गहयर 
वह बड़ा हार था जो प्राय: मूर्तियों में दोनों कन्धों के छोर तक फैला हुआ मिलता है (चित्र ८३) | 
आलोक वह शब्द था जिसे उच्चारण करते हुए. प्रतिहार लोग राजा के आगे चलते ये३ । 


सर्वप्रथम राजा लोग आ-आकर ह॑ के सामने प्रणाम करने लगे। कुछ सोने के 
मुकुट जिनके बीच में मणि जड़ी थी, कुछ फूलों के शेखर, और कुछ घूड़ामणि पहने थे । 
प्रणाम करते हुए राजाओं को भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्राद सम्मानित कर रहे थे। “क्रिसी को 
केबल तिहाई खुले हुए नेत्रों की दृष्टि से, किसी को कयक्ष या अपांगदृष्टि से, किसी को 
समग्र दृष्टि या भरपूर आँखों से देखकर, किसी को ओर भी अधिक ध्यान से देखते हुए 
जिसमें भौएँ कुछ ऊपर खिंच जाती थीं, किसी को हल्की मुस्कराहट ( अधस्मित ) से, किसी 
को और अधिक मुख की प्रसन्‍नता ( परिहास ) से, किसी को चदुराई भरे दो-एक शर्ब्दों से 
( छेकालाप ), किसी को कुराल-प्रश्न पूछकर, किसी को प्रणाम के उत्तर में स्वयं; प्रणाम 
करके, किसी को अत्यन्त बढ़े हुए भ्रूगेलास और वीक्षणरुचि से, और किसी को आज्ञा देकर |! 
इने-इन रूपों में राजाओ्ों के मान-पद और योग्यता के अनुसार उनके मानधनी प्राणों को 


१, चंदनोटा खीरोदक फारी । बॉस पोर मिलमिलके सारी । 
जायसी श॒क्कजी संस्करण में ( प्‌ ०५७८, २९। ४४१७) में खरदुक पाठ है जो अशुद् 
है। श्रीलचमीधर-कृत संस्करण (पु० १२) में खिरोदुक पाठ टिप्पणी में दिया है जो 
शुद्ध और मूल पाठ था। श्रीमाताम्रसाद गुप्त द्वारा संपादित संस्करण में खीरोदक शुद्ध 
पाठ दिया गया है। ह 
२, व्यधस्थास्थापननिष्ठुरेः॥ २०८। 
2. जोक इति ये चदन्ति ते आलोककारकाः, शंकर | 


साठवाँ ] चलते हुए कटक में बातचीत १०५९ 


मानों वह मोल ले रह्य था। राजाओं ने जो कुछ उसे दिया था, भिन्न-भिन्न रूपों में वह 
मानों उनका मूल्य चुका रहा था। बाण पहले कह जुक़े हैं फ़ि सपम्राद के साथ संबंधित 
राजाओं की कार्यानुसार अनेक कोस्याँ थीं; जैसे करदान, चामर्प्रहण, शिर से नमस्कार, ब्राज्ञा- 
करण, पादधूलि लेना, अंजलिब्रद्व प्रणाम, वेत्रयष्टि-महण, चरणनलों में प्रणाम इत्यादि 
( १६४ )। मिन्‍्न-मिन्‍्न कोयियों के अनुसार इप भी राजाओं के साथ यथोचित सलूक 
कर रहे थे । 

जेस समय राजाश्ों का प्रस्थान शुरू हुआ, वाजों की प्रतिध्वनि दिशाश्रों में व्याप्त 
हो गई। मेमन्ल हाथियों की मदधाराएँ बहने लगीं, सिन्दूर-घुलि उड़ने लगी, दुन्दुमियों की 
ध्वनि व्याप्त हो गई, चैंवर-समूह चारों ओर डुलाए जाने लगे, धोड़ों के मुख का फेन चारों 
आर उड़ने लगा, सनहले दंडवाले छत्रों से सफेद तगर के फूज्ञों की भाँति दिशाएँ भर गईं", 
मुकृथ्मशियों से दिन और खिल उठा, घोड़ों के सुनहले ओर रुपहले साजों की खनखनाहट से 
कान फूथ्ने लगे१ | चारों शोर दृष्टि फेककर सम्राट ने जब अपनी सेना को देखा तो 
राजद्वार के समीप से प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार को देखकर वह स्वयं भी आश्चर्य में 
हम गया * | 

चलते हुए कण्क में अनेक संलाप सुनाई पड रहे थे -चलो जी |” भाई, देर क्यों 
लगा रहे हो ।! रे, घोड़ा लंग कर रह्दा है3 !! भले आदमी, पाँव दृटे की तरह रंग रहे 
हो, श्रौर ये आगेवाले लोग हमारे ऊपर गिरे पड़ते हैं ।” “रामिल, देखो, कहीं घल में गायन 
न हो जाओ ।' (वाह, पटे हुए थैले में से सत्त कैसे गिर रहे हैं* |? अरे भाई, ऐसी हडबडी 
कया कर रहे हो ! 'अबे, बेल लीक छोडकर कहाँ घोड़ों के बीच भागा जाता है। «री 
धींवरी, कहां घुसी पड़ती है।! ओ हथिनी की बच्ची, हाथियों में जाना चाहती है। 
धवाह | चने की बोरी केसी ठेढ़ी होकर कर रही है५ ।! 'मैँ चिल्ला रहा हूँ, फिर भी तू नहीं 
सुनता 7 श्र! गडढ़े में गिरोगे क्या १! 'थ्रो बकवादीन्‌, चुपचाप बेठ !! 'ए कॉजीवाले, तेरा 
पडा तो पूष्ट गया ।! झरे मदर पड़ाव पर पहुँचकर ही गन्ना चूस लेना ” “बिगड़े, नैल 
को सेभालो । लेडि ( चेट ), कबतक बेर दीनता रहेगा, चल, दूर जाना है? 'द्रोशक 
श्राज ही पित्तिस-वित्तिर बने लगा, श्रभी दो सेना की यात्रा लंबी पड़ी है ।! अकेले इस 


दृ दंहिरएमर्यरव संहनकभांटमंशडले, हादसान:, २०९। 


संटनव भांट ८ घोड़ों को साधने अधांत्‌ सजाने का साम-्ससान जो उोने-चाँदी का 
दघघधता धा और चछने से खन-खन शब्द करता था। 


हि 


स्वयसपि दिखिप्मिये बइढानां र्पारः सबठो विक्षिप्ततक्ष श्वाद्ाक्षी दावा सस्थान- 
सवाशाद प्रतिष्दमानं स्वन्धादारस, २१० । 


| हे 
हम 
प्र 
54 
#३ 
१4 
खाँ 
) 24 
०$ 4 
क्र 


१६० सेना के सुश्टंदे नौकर-थाफरों वी मनसौजी [ डच्छवास 


दुष्ट को छोडकर हमारी पंगत मिली हुई चल रही हे* ।! 'थआरागे राष्मा ऊबड-खावड है)! 
थ्रो घुडढ़े, कहीं राव की गगरी न फोड डालना ।? 'गंडी, चावलों का बोर भारी हे ब्रेन 
के मान का नहीं ।! 'श्रवे टहलुत्रे, सामने उड़द के खेत में से त्रैल्ों के लिये एक प्रली तो 
दरात से जल्दी काट ले! |! कौन जाने, यात्रा में चारे कः क्या प्रतनन्थ रहेगा३3 ।' 'यार 
( 6 ); बलों को हट रहो $श्सी खेत में रखवाले हूँ । सग्ड गाडी लय्क गई, तग्रडा 
( घुरंधर ) धौल्ा बेल उसमें जोतो ।” “ए पगले, स्त्रियों को रौंद डालेगा ! क्या तेरी आँखें 
फूट गई हैं४ ?” “धत तेरे हस्तिपक की | मेरे हाथी की सूँड पर चढ़ा हुआ खिलवाड़ कर 
रहा है। ओ पियकड, धक्कामुकी के फेर में पडकर लगे कीचड में लोटने |? ऐ, भाई 
दुखियों के साथी, कीचड में फंसे बेल को निकाल लो।” 'छोकरे, इधर भाग आा, हाथियों के मीडन 
भड़क में पड़ गया तो काम तमाम हो जायगा।” इस प्रकार कक में तरह-तरद के बोल सुनने 
में शा रहे थे । 

ओर भी, बाण ने प्रयाण करती हुई सेना के एक दूसरे पक्त का वर्णन किया हैं । 
सेना के प्रयाण से नौकर-चाकर, जनता, किसान, देहात के लोगों आदि पर जो बीतती थी 
उनके दुःख-छुख की मिली-जुली मॉकी बाण ने प्रस्तुत की हैं। एक जगह छुटमेंये नौकर 
दाँत फाड़ रहे थे और मुफ्त में मिलनेवाले अन्न से मुटाकर खिलखिलाते हुए कटक की 
प्रशंशा के पुल बाँध रहे थे। धोड़े हाथियों के लिये जो हरी फसल ( सस्यधास ) कटवाकर 
मेंगाई गई थी उसमें से जो बच गया था उसे भींडकर मनचाहा आहार प्राप्त करके बढ़िया 


१. विनंकेन निष्ठुरकेण निष्ठेयमस्माकम, २१० | 
इस वाक्य का श्रर्थ श्रस्पषष्ट है, वजन के अनुसार ऊपरी श्रथे किया गया है । 
काश्मीरी प्रतियों में और निशुयसागर मूल गन्ध में 'निष्क्र यम पाठ है, फितु फुयूरर 
ने निष्ठेयम” पाठान्तर दिया है। टीकाकार शंकर ने भी निष्ठेयम्‌! पाठ मानकर 
निष्ठा का श्छेप अर्थ किया है जिसका ताटरय पंक्तिबद्ध सैनिकों का एक दूसर से 
मिलकर चलना ज्ञात होता है। निष्ठुरक गाकी की तरह से है जिसका अथ शरीर 
से निर्दंय! किया जा सकता है, अर्थात्‌ स्वयं तेज चलकर दूसरों को कष्ट देनेवाला। 
यदि निष्क यम्‌ पाठ ही प्राचीन साना जाय तो अर्थ इस प्रशर होगा--इस एक दुष्ट 
को छोड़कर और हस सब ठीक ( कर्तव्य से उऋण ) हैं। 

२. दासक सापीणादमुतों द्वाग दाश्नण मुखघासपूलक छुर्न.हि। सार्प.ण-मापया 
उड़द का खेत । सुखधघास- वह चारा जिसके मुद्द -दो मुद्द नोंचकर छुते हुए बलों 
को खिज्ञा दिए जाएं । 

३, को जानाति यवसगतं गतानाम्‌, २१० | इसका श्र्थ कावेल भौर कणे दोनों ने 
साफ नहीं किया। 'हमारे उले जाने पर चारे में छिपाई हुई उड़द को पूली को 
कौन निकाछेगा ( कणे ) |? किन्तु ऊपर का ही अर्थ शब्द भौर पूकरण दुःनों की दृष्टि 
से उपयुक्त ज्ञात होता है, यात्रा में (गतानाम्‌) घास-चारे का हाजचाल (यवसगतम्‌ ) 
कौन जने, कैसा होगा 

४. यक्षपा क्षित नाम भी हो सकता है अथवा वह व्यक्ति निसपर यक्ष झाया हुआशा हो | 

पू, रुम्मकदमे स्थजसि, २१० | 


सातवाँ ] सेना से निश्न श्रेणी के चोकर-चाकर १६१ 


भोजन से वे लोग फूल रहे थे*। इस तरह की दावत का मजा लेनेवाले लोग सेना में 
नीची श्रेणी के नौकर-चाकर ही थे, जैसे मेंठ ( हाथियों के मेठ जो सम्भवततः सफाई के काम 
पर वियुक्त थे ), बंठ ( कुँवारे जवान पढे जो हाथ में सिफ डंडा या तलवार लेकर पेदल ही 
हाथी से मिड जाते थे, चित्र ८४)२, वठर (अहमक या उजड़), लम्बन (गर्दभदास या लदद, नोकर 
जिससे गधे की तरह सब काम लिया जा सक्रे ), लेशिक ( घसियारे, घोड़ों के टहलुवे ), लुठक 
( लूटपाट करनेवाले ), चेट ( छोटे नोकर-चाकर ), शाट ( घूत या शठ ), चंडाल ( अश्व- 
पाल या घोड़ों को तोबड़ों में दाना खिलानेबाले और सफाई करनेवाले नोकर )। इस श्रेणी 

के लोग तो कटक-जीवन से खुश थे ; पर वेचारे बुडढे कुलपुत्र सेना की नोकरी से दुःखी थे । 
किसी तरह गाँवों से मिले हुए मरियल बैलों पर सामान लादकर विना नोकर-चाकर के वे 
घिसट रहे थे और स्वयं अपने ऊपर सामाव लादकर चलने के कष्ट ओर चिन्ता से सेना को 
कोस रहे श्रे-- बस, यह यात्रा किसी तरह पूरी हो जाय, फिर तो तृष्णा का मुँह काला; 
धन का सत्यानाश ; सीकरी से संगवान बचाए। सच दुःखों की जड़ अब इस कटठक को 
द्वाथ जोइता हूँ।? 


कहीं काले कठोर कंधों पर मोटा लट॒ठ रखे हुए राजा के वारिक नामक विशेष अधि- 
कारी, सम्नाट के निजी इस्तेमाल की विविध सामग्री जैसे सोने का पादपीठ, पानदान 
तांबूल-करंक, पानी का कलसा, पीकदान और नहाने की द्वोणी को ले चलने की हँंकड़ी 
में इठलाते हुए लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे३ । 


टेंकडी दिखाने में कम नथे। बे शआ्ागे झनेवाले लोगों को हटाते हुए चलते थे । उनमें 


१, स्वेच्दायदिवोददाससस्यधासविधससुखसमपतन्नाश्षपुष्टः, २११ ।॥ सस्यधास ८: हरी 
फसछ जिससें दाने पड़ गए हों ; वह सेवा में जानवरों को खिलाने के लिये लाई गईं 
धी। उसवा खाने से दवा हुआ भाग विघस था ( विधस-भोजन-शेप, श्रमरकोश )। 
सटर वग फलियों, दूट, हरे जो, रेहूँ की बालियों को मींडकर (स्वेच्चास्दित) दाने निकाल- 
धार संस्ल घट हुए मद, दंठ झाद फके सार रह थं। ड इद्ाम-प्रभत, मनचाहा 
भथात्‌ पी दचा हुआ शक्ष भी काफी मात्रा में धा। सुखसम्पन्नान्न-सुख या मजे 
मे; साध सला हथा झत्द । 


२, धहषिष्दद्ता से प्राप्त सिद्ठी के एक गोल डिब्वे पर इस प्रक्ारके 


रसोई के लिये भाँति-मोंति का सायान ढोनेवाले भारिक या बोमिये भी जनता के ऊपर 
में कम न 


हा 


१ 
(५५ 


2 शर्राखल से युक्त हाथी का 
झुकाबछा करते हुए एक चट दा चत्र दिया गया हैं; शरीर पर चंद सांसकट से वह भी 


देखने में हार्ध-जंश ही रूयदा है ( शहिर लिखने, एनशिएंट इंडिया, भाग ४ 
5 9 
णु० ६६६, दस्त २६६ ) | 
शिज्ली सा 


जा री 
2 
रू 
2 5 
नि 
| 
शा 


छामार ( एाथिद्रीपकरण ). ५. सौदर्शपादपीटो, २, पर्य क, ३. करंक 
न ( स्वानद्रोएी )। वारिझ> सम्राट के निम्ी सामान 
5% डच्तरदाया द४प कसचारी । राज़ा विष्ण सेन के शिलालेख 


ञः का अं 
गय दरार नाक किलटया क्र 
लय है २ ८दत धार दारदठः, पका रदा का (एप खाया रस ज्ञा खस्पम्र 7 >। निजी 
पार रू आह रशापणाह़ भ्श्र-रर दे (्‌ छा ख्रनानश 
तु 


शह राणाहि दा स्थर- पे देन्बई आरिएंटल कान्फेन्स, 
 भादवारंकइदसंचारियों का उल्लेख है| 


टू हर 
न दर्ज 
द्््रर 





हे! 


| 


रे 
छू, 
- 


४१ न 


. 


4 १ 


६९७५, ए० ६२९७५ )। शाहंदा दे सदालेस्दी 


साववाँ ) चलते हुए कटक में बातचीत १०५९ 


मानों यह मोल ले रहा था। राजाश्रों ने जो कुछ उसे दिया था, भिन्‍न-मिन्‍न रूपों में वह 
मानों उसका मूल्य चुका रहा था। वाण पहले कह चुके हैं फ़ि सम्राद के साथ संबंधित 
राजाओं की छार्यानुसार अनेक कोथ्याँ थीं; जैसे करदान, चामरग्रदण, शिर से नमस्कार, आज्ञा- 
करण, पादघूलि लेना, अंजलिबद प्रणाम, वेत्रयष्टिपअहण, चरखनखों मेंप्रणाम त्यादि 
( १६४ )। मिन्‍न-मिन्‍्न कोरियों के अलुसार हप॑ भी राजाश्रों के साथ यथोचित सल्लूक 
कर रहे थे | 

जिस समय राजाश्रों का प्रत्थान शुरू हुआ्ना, बाजों की प्रतिध्वनि दिशाओं में व्याप्त 
हो गई। मेमस्त हाथियों की मदधाराएँ बहने लगीं, सिन्दूर-धूलि उड़ने लगी, दुन्दुमियों की 
- ध्वनि ज्यात हो गई, चैंवर-सपूह चारों ओर डुलाए जाने लगे, धोड़ों के मुख का फेन चारों 
और उड़ने लगा, सुनहले दंडवाले छत्रों से सफेद तगर के फूलों की भाँति दिशाएँ मर गई", 
मुकुय्मणियों से दिन और खिल उठा, धोड़ों के सुनहले और रुपहले साजों की खनखनाहट से 
कान फूटने लगे* | चारों श्रोर दृष्टि फेककर सम्राट ने जब अपनी सेना को देखा तो 
राजद्वार के समीप से प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार को देखकर वह रबय॑ मी आश्चर्य में 
द्वग गया * | 

चलते हुए कट्क में अनेक संलाप सुनाई पडु रहे थे -चलो जी |! “भाई, देर क्यों 
लगा रहे हो ! '्वरे, घोड़ा लंग कर रह है३ ।! "भले श्रादमी, पाँव दृटे की तरह रेंग रहे 
हो, श्रौर ये आगेवाले लोग हमारे ऊपर गिरे पड़ते हैं।! “रामिल, देखो, कहीं धल में गायत्र 
न हो जाओ ।! “वाह, फटे हुए थेले में से सत्त्‌ केसे गिर रहे हैं* |? अरे भाई, ऐसी हडचड़ी 
स्या कर रहे दो !! 'अ्रबे, बेल लीक छोड़कर कहाँ घोड़ों के बीच भागा जाता है।? 'अरी 
धींवरी, कहां घुसी पड़ती है? ओझो हथिनी की बच्ची, हाथियों में जाना चाहती है | 
(वाह | चने वी बोरी कैसी ठेढ़ी होकर भर रही है" !! मै चिल्ला रहा हूँ, फिर भी तू नहीं 
सुनता ।/ 'थ्रे! गड़ढ़े में गिरोंगे क्या  'थ्रो बकवादीन्‌, चुपचाप बेठ ।” ए. कॉँजीयाले, तेरा 
पट्टा तो पृष्ठ गयाई |! प्ग़्रे मदर पड़ाव पर पहचकर ही गन्‍्ना चूस लेना ।! '्रिगढ़े, प्रैल 
को सेंमालो ! लिंडि ( चेट ), कक्रतक बेर बीनता रहेगा, चल, दूर जाना है|? 'द्रेणक 
थ्राज ही तित्तिर्वित्तिर बरने लगा, श्रभी तो सेना की यात्रा लंबी पडी हे !? 'अकेले इस 


६. राजतंहिसएमयरच मंडनक्मांद मंडल, हादमाने:, २०९। 
संसनद भांड ८ घोड़ों को सांटने ध्थाव्‌ सजाने का साज-समान जो सोने-चाँदी का 
ब्वता था झआांर चलने से झखन-खन शब्द करता था| 


नी 


स्वयमपि दिसित्मिये इछानों भपालः सदतों विक्षिसवक्ष २ वाद्वाक्षी दावासस्थान- 
सवा शाद प्रतिष्टसान स्कन्धादारस, २१० । 


2 


हि 
हा 


हो 
४, गलत रक्त प्रस्ददा।, २६०१ 


६. गलति दिए दीरा चणव्गोरि:, २१० | 
5६, संई:रकामों भरना २६०१ 


१६० सेना के मुश्टंडे नौकर-चा करों की सनमौजी [ उच्छवास 


दुश को छोडकर हमारी पंगत मिली हुई चल रह्दी है"! आगे रास्ता ऊबड-खावड है।? 
आओ बुडढ़े, कहीं रात्र की गगरी न फोड डालना |” “गंडी, चावलों का बोरा भारी 
के मान का नहीं !! “अबे टहलुवे, सामने उडद के खेत में से वैलों के लिये एक प्रली तो 
दराँत से जल्दी काट ले) |! कौन जाने, यात्रा में चारे कः क्या प्रत्रन्ध रहेगा३ ।' 'यार 
( धव ), बलों को हटाए रहो, इस खेत में रखवाले हैं।! 'सग्गड़ गाड़ी लटक गई, तगड़ा 
( घुरंघर ) धौला बैल उसमें जोतो ।! ए पगले, स्त्रियों को रौंद डालेगा ! क्‍या तेरी आँलें 
फूट गई हैं* ” धत तेरे हस्तिपक की ! मेरे हाथी की सूँड पर चढ़ा हुआ खिलवाड़ कर 
रहा है।” ओ पियक्कड, धक्कामुकी के फेर में पड़कर लगे कीचड में लोग्ने * |? 'ऐ, भाई, 
ढुखियों के साथी, कीचड में फंसे बेल को निकाल लो |” छोकरे, इधर भाग था, हाथियों के मीडन 
भड़क में पड गया तो काम तमाम हो जायगा ।” इस प्रकार कटक में तरह-तरह के थोज सुनने 
में आ रहे थे । 

ओर भी, बाण ने प्रयाण करती हुई सेना के एक दूसरे पक्ष का वर्णन क्रिया है । 
सेना के प्रयाण से नोकर-चाकर, जनता, किसान, देहात के लोगों आदि पर जो बीतती थी 
उनके दुः्ख-सुख की मिली-जुली भाँकी बाण ने प्रस्तुत की हैं। एक जगह छुटमेंये नौकर 
दाँत फाड़ रहे थे और मुफ्त में मिलनेवाले अन्न से सुटकर खिलखिलाते हुए कटक की 
प्रशंधा के पुल बाँध रहे थे। धोड़े हाथियों के लिये जो हरी फसल ( सस्यघास ) कटवाकर 
मेंगाई गई थी उसमें से जो बच गया था उसे मींडकर मनचाहा आहार प्राप्त करके बढ़िया 


१, विन॑केन निष्ठुरकेण निष्ठेयमस्माकम, २१० । 
इस वाक्य का श्रर्थ श्रस्षष्ट है, वजन के अलुसार ऊपरी श्रथ किया गया है। 
काश्मीरी प्रतियों में और नि्युयसागर मूल अन्य में 'निष्क यम पाठ है, फितु फूयूएर 
ने निष्ठेयम” पाठान्तर दिया है। टीकाकार शंकर ने भी निष्ठेयम्‌! पाठ मानकर 
निष्ठा का श्लेप अर्थ किया है जिसका ताटाय पंक्तिबद्ध सेनिकों का एक दूपर से 
मिलकर चलना ज्ञात होता है। निष्ठुरक गाली की तरह से है जिसका अथ शरीर 
से निर्दंय” किया जा सकता है, अर्थात्‌ स्वयं तेज चलकर दूसरों को कष्ट देनेवाला। 
यदि निष्क यम्‌ पाठ ही प्राचीन साना जाय तो अ्रर्थे इस प्रकार होगा--इस एक दुष्ट 
को छोड़कर भौर हम सब ठीक ( कतंव्य से उक्त्ण ) हैं। 

२. दासक सापीणादसुतों द्वागू दाश्नेण सुखघासपूलक लु्न.हि। मार्पण-माष या 
उड़द का खेत । मुखघास- वह चारा जिसके मु्द -दो सुद्द नोंचकर जुते हुए बंलों 
को खिज्ञा दिए जाएं । 

३. को जानाति यवसगतं गतानाम्‌, २१० । इसका अर्थ कावेल भोर कणे दोनों ने 
साफ नहीं किया । हमारे चले जाने पर चारे में छिपाई हुईं उड़द की पूली को 
कौन निकाछेगा ( कणे ) ।? किन्तु ऊपर का ही श्र्थ शब्द भौर पृकरण दःनों को दृष्टि 
से उपयुक्त ज्ञात होता है, यात्रा में (गवानाम्‌) धास-चारे का हाजचाल (यवसंगतम्‌ ) 
कौन जाने, कैसा होगा 

४. यक्षपा क्षित नाम भी हो सकता है अथवा वह व्यक्ति जिसपर यक्ष आया हुशा हो | 

पू, संम्मकदुसे स्खलसि, २१० | 


सातवाँ ] सेना से निशन्न श्रेणी के मोकर-चाकर १६१ 


भोजन से वे लोग फूल रहे थे*। इस तरह की दावत का मजा लेनेवाले लोग सेना में 
नीची श्रेणी के नौकर-चाकर ही थे, जैसे मेंठ ( हाथियों के मेठ जो सम्भवतः सफाई के काम 
पर नियुक्त थे ), चंठ ( कँवारे जवान पट जो हाथ में सिफे डंडा या तलवार लेकर पेद्ल ही 
हाथी से भिड्ठ जाते थे, चित्र ८४)१, वठर (अहमक या उजड़), लम्बन (गदंसदास या लदृ नोकर 
जिससे गधे की तरह सब काम लिया जा सके ), लेशिक ( घसियारे, धोड़ों के दहलुवे ), लुठक 
( लूटपाट करनेवाले ), चेट ( छोटे नीकर-चाकर ), शा ( धूर्त या शठ ), चंडाल ( अश्व- 
पाल या घोड़ों को तोबड़ों में दाना खिलानेवाले ओर सफाई करनेवाले नोकर )। इस श्रेणी 
के लोग तो कटक-जीवन से खुश थे ; पर वेचारे बुड्ढे कुलपुत्र सेना की नौकरी से दुःखी थे । 
किसी तरह गाँवों से मिले हुए मरियल बैलों पर सामान लादकर बिना नोकर-चाकर के वे 
घिसट रहे थे ओर स्वयं अपने ऊपर सामाव लादकर चलने के कष्ड ओर चिस्ता से सेना को 
कोस रहे थे--बस, यह यात्रा किसी तरह पूरी हो जाय, फिर तो तृष्णा का मुँह काला; 
धन का सत्यानाश ; नोकरी से भगवान बचाए। सब दुश्खों की जड़ अब इस कटक को 
द्वाथ जोड़ता हूँ।? 


कहीं काले कठोर कंधों पर मोठा लद॒ठ रखे हुए राजा के वारिक नामक विशेष अधि- 
कारी, सम्राट के निजी इस्तेमाल की विविध सामग्री जेंसे सोने का पादपीठ, पानदान 
तांवूल-करंक,' पानी का ऋलसा, पीकदान और नहाने की द्वोणी को ले चलने की हेंकई 
में इठलाते हुए लोगों को धक्क्रे देकर बाहर निकाल रहे थे३ । 

रसोई के लिये भाँति-मोंति का सामान ढोनेवाले भारिक या वोफिये भी जनता के ऊपर 


टेंवडी दिखाने सें कम नथे। वे शआागे आनेवाले लोगों को हटाते हुए चलते थे । उनमें 








१. र्वेच्दाय्दितोद्‌दाससस्थधासविधससुखसमपन्नान्नपुप्द, २११। . सस्यधास -: हरी 

पासछ जिससे दाने पड़ गए हों ; वह सेना में जानवरों को खिलाने के लिये लाई गईं 

थी। उसवा खाने से दचा हुआ भाग विघस था ( विधस-भोजन-शेप, अ्रमरकोश )। 

२ वे फलियों, बृट, हरे जो, शेष की दालियों को मींडकर (स्वेच्चासदित) दाने निकाल- 

कर 2 हे से धठ हुए सठ, जद तर फ्क रा रह थ। उ दृदाम्-प्रभत, मनचाहा 

अधथात्‌ पट दवा हुआ शज्न ना काफा सात्रा से थधा। सुखसम्पन्नानज्ष-सुख था मजे 
राप सला हुथा घक्ष । 

२, धहिष्दन्ा से प्राप्त मिद्े के एक गोल डिच्चे पर इस प्रकारके शरीरदल से युक्त हाथी का 

सुकावला करते हुए एक दंठ का चित्र दिया गया है; शर्रीर पर चढ़े मांसकट से वह भी 

देखते में ह्वाथ/-जंता ही लगठा है ( 


दुच्रां छ लिखानं, एन गशिए्ट इाडया, भाग ४ 
ए८ ६६१, उप्न २६९ ) | 


४६. झूप्राट्‌ दा गिश्यी सासान (ऐार्दथिदोपकरण ) $. सौदर्सपादपीटी ० 
३० है चऋ भी चल, ८+६(++ ५० "६, र्‌ पय क्ः ऊ करंक 
४. पलछश, ५. पतदुज्ह, ६. ऋबफ्ह ( स्वानद्रोी )। बारिक>मसत्नाद के निज्नी सामान 
रे हल्‍तासध्यद वी रहा हे. उतस्टायी 
शिर साक्षरासटार या रक्षा हे उत्तरदायी दिशप झमचारी । राजा विष्ण सेन के शिला 
५८९४६ छ है आज उसी पर" इनक +>क- बाहर अं उऊ झ ढः सो हि हा जाल 
(४५६६० ) है दई दार दारिश दसचारियों का रहलेख आया हू जो सम्रार की निन्नी 
हुक निकल अ८ कनहशक. इकानएंक ८४5 अत्फज_+-०“- चक्र +«+2-०>७ ०, «४ ० ४ 
६ ४६३ ६७ ०») ० का मई इ्र्नच्च्नलताह र्ड्त श्र (्‌ धारा हट सरत्रर ष्य़ो रा फ्ट्ख 
श ६:8४ | अआारएरड न्फन्स 
४७८, 7९० ४६-०५ ) राह ला हा राजाला।ओ। से सता राफिझ उ-हजा>:, ५ चि 0 १, 
हैं नल पुन फल आल का दारबद बरस चारिया का एललेग्प ह्द्। 


१६२ खरहों के रृंड का शिक्रार [ उच्छवास 


से कुछ सूझर के चमड़े की बद्धियों में बकरे लटकाए चल रहे थे। पल हिरनों क्के श्रग्रभाग 
ओर चिढ़ियों के ठट: के ठट्ट लबकाए ले चल रहे थे। कुछ लोग खरगोश के छोटे बच्चे, 
सागपात, बॉस के नरम अंकुर रसोई के लिये लेकर चले जा रद्दे थे। कुछ दूध-दही के 
ऐसे हंडे लिए थे जिनके मुँह सफ़ेद कपड़ों से ढेंके थे और एक तरफ गीली मिटी पर मोहर 
लगा दी गई थी । सामान ढोनेवाले अंगीठी ( तलक ), तथा ( तापक ), तई ( तापिका ), 
सलाखें (हस्तक), रॉधने के लिये ताबे के बने बर्तन (ताम्रचरु), कह्ाही आदि बर्तनों से भरे हुए 
टोकरे लेकर चल रहे थे। कमजोर बैलों को हॉकने के लिये गाँवों से पकड़कर जो नौकर 
( खेट-चेटक ) बुलाएं गए थे थे सब कुलपुन्नों पर ताना कसते हुए कह रहे थे--'मेहनत हम 
करेंगे, लेकिन फल के समय दूसरे ही उचक्के आ धमकेंगे ।! कहीं राजा को देखने की इच्छा 
से गाँवों के लोग दौड़र आ रहे थे। मार्ग में जो अग्रहार गाँव पड़ते थे उनके अनपढ़ 
भग्रहारिक लोग मंयल के लिये ग्राम-महत्तरों के हाथों में जलकु'म उठवाए हुए आ रहे थे। 
कुछ लोग दही, गुड़, शक्कर और पुष्पों की करंडियाँ पेटियों में बन्द करके मेंट में जल्दी से ला 
रहे थे । कुछ लोग क्रोधित कठोर प्रतीहारियों के डराने-धमकाने से दूर भागते हुए भी 
गिरते-पड़ते राजा पर ही अपनी दृष्टि गड़ए थे। वे पहले भोगपतियों की कूठी शिकायत 
कर रहे थे, या पुराने सरकारी अफसरों की सराहना कर रहे थे, या चाट-सैनिकों के पुराने 
अपराधों को कह सुना रहे थे। दूसरे लोग सरकारी कर्मचारियों से मन मिलाकर सम्राट 
साज्ञात्‌ धर्म के अवतार हैं ।! इस प्रकार की स्तुति कर रहे थे। किन्तु छुछ लोग 
ऐसे थे जिनकी पकी खेती सेना के लिये उजाड़ दी गई थी। वे उसके शोक में अपनी ग्रहस्थी 
के साथ वाहर निकलकर प्राणों को हथेली पर रक्खें निडर होकर कह रहे थे--कहाँ है राजा ? 
किसका राजा ? कैसा राजा१ १ इस प्रकार राजा को बोली मार रहे थे। 
सेना के चलने से जो कलकल ध्वनि हुईं उससे जंगल में छिपे हुए खरगोशों का कुछ 
बाहर निकल आया। बस डंडा लिए हुए तेज व्यक्तियों के समूह उनपर टूठ पढ़े और जैसे 
छ्ैतों के ढेले तोड़े जाते हैं ऐसे उन्हें मारने लगे ( गिरिगुडकेरिव हन्यमाने: )। वे बेचारे 
जान लेकर इधर-उधर भागे, पर बहुतों को भीड़ ने संभाल लिया और बोटी-बोटी नोच ली। 
लेकिन कुछ खरहे टॉंगों के बीच में घुसकर निकल जाने में ऐसे होशियार थे कि घुड़सवार 
के कुत्तों को भी अपनी ठेढ़ी-मेढ़ी भगदड़ से काँसा देकर निकल भागे.*, ययप्रि उनपर चारों 
५. क्य राजा + कहाँ है राजा, अर्थात्‌ क्या यह राजा के योन्‍्य है। कतो राजा >कहाँ का राजा 
चलके आया है, अथवा आया कहीं का राजा। कीहशो वा राजा >कैसा है राजा, भ्रथवा 


ऐसा ही होता है राजा क्या ( २३२ )। 

२, पे बर्योगी के कुंड के शिकार का सजीव वर्शन है। जैसे ही खरहों का कुंड निकला, 
डंडा लिए हुए व्यक्ति उनपर हूट पड़े ओर उन्हें पदु-पद पर ऐसे कूटने लगे जेसे खेत के डलों 
को तोड़वे हैं। इतने में वे छितराकर भागे ( इतस्ततः संचरज्निः ); तब भीड़ ने कुछ 
को एक साथ दुबोचकर काम तसास कर दिया ( युगपत्परापतितमहाजनअस्तैस्तिलशो 
विलुप्यमानें: )। लेकिन खरगोश भी पक्के थे, उनमें से कितने ही जानवरों की ढॉगों के बीच 
में घुसकर निकल भागने में चतुर थे ओर घुड्सवारों के शिकारी कुत्तों को भी आड़े-तिरदे 
भागकर ( कुटिलिका ) बुत्ता दे सकते थे। यद्यपि उनपर ढेला, डडा, फरसा, कुदाल, 
फावडा आदि से एक साथ हमला किया गया, पर फिर भी आयुर्वाल शेष रहने से कुछ 
बचकर भाग ही निकले- मारूम होता है कि जंगल में बसे हुए खरहों की मांद को 
कदाल-फावडों से खोदकर उनका शिक्कार किया जाता था । 


सातर्वों ] कथ्टक प्रयाण के कुछ अन्य दृश्य १६६ 
ओर से ढेले, पत्थर, डंडे, टेढी छड्दी, कुठार, कील, कुदाल, फड़ु वा, दराती, लाठी जो कुछ भी 
हाथ में पड़ा उसी से हल्ला बोल दिया गया था। 

कहीं घसियारों के कु/ड भूसे और घूल से लथपत थे और गठरी में से गिरे हुए दब के 
नालें का जाल-सा उनके शरीर पर पूरा हुआ था । घोड़ों पर कसी हुई पुरानी काठी के पीछे 
की ओर उनके दररोत लटक रहे थे । पलान के नीचे बची-खुची रद्दी ऊन के इकड़ों से जमाएं 
हुए गुदगुदे और मैले नसदे घोड़ों की पीठ पर पड़े हुए थे) । 

घासिक लोग हिलता हुआ चोलक ( एक प्रकार का ऊँचा कोट ) पहने हुए थे 
उन्हें प्रभुप्रसाद के रूप में पट्च्चर-चीरिका या कपड़े का फाइकर बनाया फीता सिर से 
बांधने को मिला था जिसके दोनों छोर पीछे की ओर फहदरा रहे थे। इसी को चीरिंका 
भी कहा जाता था। ऊपर लेखहारक मेखलक के वर्णन में पीठ पर फहराते हुए पठच्र 
कर्षठ का उल्लेख हुआ हैं (४९)। हाथियों के वर्णन में इसी प्रकार का चीरा बाँधनेवाले 
कर्मचारियों को कर्पटिन कहा गया है (१६६ )। यह चिह्न सम्राट्‌ की कृपा का सूचक 
सममा जाता था ( चित्र ६२ )। 

कटक में एक तरफ कुछ सबारों की हुकड़ी आनेवाले गोड्युद्ध के विषय में चबाव 
कर रही थी* । कहीं सब लोग दलदल को पाटने के लिये घास-फू स के पूले काटने में जुटे 
थे। कहीं उजइ ब्राह्मण डर से भागकर पेड़ के ऊपर चढ़े हुए गाली-गलोज कर रहे थे ओर 
नीचे खड़े दंडथर बेंत से उन्हें धमका रहे थे। वस्तुतः बाण ने यहाँ इस बात की ओर संकेत 
किया है कि जिन ब्राह्मणों को राजाओं से अग्रहार में गाँव मिले हुए थे उनके दानपट्टों की यह 
शर्त थी कि उनपर सरकारी सेनाओं के पढ़ाव या उधर से गुजरने के कारण किसी तरह का 
लाग, दंड-वार या सामग्री देने का बोफ न पड़ेगा । प्राचीन प्रथा के अनुसार अग्रहार में दिए 
हुए गाँव सब लाग-साग से विशुद्ध माने जाते थे । इस समय सैनिक-प्रयाण के कारण उन 
गोंवों से मी दंटघर लोग कुछ घसूल करना या ऐंठना चाहते थे । इसी पर सरकारी कर्मचारी 
ओर अग्नहारभोगी ब्राह्मणों में भागड़ा हो रहा थधा। वेत्री लोगों ने अपनी हेंकड़ी में डराना- 
धमकाना चाहा तो ब्राह्मण विचारे डरते हुए भाग कर पेड़ पर जा चढ़े ओर वहीं से अपने वाग्वाणों 
वा प्रयोग करने लगे। दी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है कि कुछ आग्रहारिक लोग 
अपने योँदों से दाहर आकर राजा का स्वागत करने के लिये दही, गुड़ और खंडशकरा भर-भर- 
बार ८द पेटियां लेकर आ रहे ये ओर फिर भी दंडघारी सैनिक उनको डॉट-फटकार बतलाकर 
घोर टध्रा-धमकादर दूर भया रहे थे। पुराने नोगपति ओर चाउ-सैनिक्कों के जुल्मों की 
लाक लिये सम्राट तक अपना दखडा पहुँचाने 


्ला5 
24 
ध्ति 
7४ 
हट । 
“8! 
कि । 
न 
न्‍ध 
टी 
जग, 
& | 
“| 
न्न्स्त ट 
4 
£3!/ 
८८)) 
जप 
2 
टाल 
| ग 





। सलहूकध >सलपटी छविरित्यथं; शंकर । 
व्ही पीट पर दिद्दाया जाता है । 
लुनलुजञा या नरम ही हैं। छीज़ 
फ़िर उनमें से इच्धित लंबाई- 


व्ण्त्कल कहा ह। 


,। इस वाक्य का कुछ 
प्रह ) रुखक-मसाद से २६२ पृष्ठ के कदचिदेकान्तप्रवत्त इत्यादि 


सिह शत हु 


ही 4 


शहर गलगढा था ररम हाता ह; शाशरू का ऋध यहों 


कि ली 
मे शा तल््ट उन दा जमा दार नमद बनाए जाते 
& 


ड़ ॥4॥| 
४८ 2 


१ थ्र ! 
शव 
$ ] 


दर काट ईज्ज्कक नर क्त को न 
पार व. हृद शा पं ल्श जात हू शा ््ः 
+बीन 


"ध! 7६६ ८3| ४ | ] 


१28 


३३ 


श 
| 
र्थ्य 


ल 
क शबान्दप्रद साभददार दद्र चच्य फल लक 
की 4 47९०५५७५७+० ८८. (ररूद्रच्चच्यसाएायामशर 'डादग्रहस 2 के 


दी 


१६४ राजाओं हारा हप को प्रोत्साहन | डच्छवांस 


का कोई साधन न था। इस तरह बाण ने जनता के कप्टों की सच्ची मॉँकी दी है। न केवल 
सैनिक-प्रयाण के समय, वहिकि हाथियों के शिकार में हांका करने के लिय्रे मी लोग पकइ़ बुलाएं 
जाते थे। प्रभाकरवर्धन की बीमारी के समय हर्षवर्धन को जब यक्रायक लौटना पढ़ा तो उसझी 
यात्रा के भाग को सूचित करने के लिये जबर्दस्ती पकड़े गए आम्॒पास के गाँवों के लोगों को 
रात-दिन खड़ा रहना पड़ा था१ । 


कहीं गाँव के लोग कुर्तों को धतीदकर ला रहे थे और कुलुठक्र* उन्हें अपने फॉँसों 
में बाँध रहे थे । गाँव के लोग सेना या शिकार के लिये बड़े छत्तों को लु'ठक्कों के हवाले कर 
रहे थे। राजपुत्र एक दूसरे से होड़ लगाकर घोड़े दौड़ाते हुए आपस में टकरा जाते ये | 
इस प्रकार के कठक का मुआयना ( वीज्षण ) करके हर्ष समीपवर्ती राजकुमारों के साथ अनेक 
आलापों का खुख लेते हुए आवास को लोटे । अभी तक वे करेगुका या हथ्िनी पर सवार थे । 
जब वह हथिनी राजमंद्रि या राजकुल के द्वार पर पहुँची तो सम्राट ने भौंहों के इशारे से 
राजाओं को विदा कर दिया ओर राजद्वारके भीतर पहली क्या में प्रविष्ट होकर बाह्य आस्थान- 
मंडप या द्रवारें-आम के सामने हथिनी पर से उतर गए और आस्थानसंडप में रक्‍्खे हुए 
शासन पर जा चेठे। 


. इस प्रसंग में बाण ने राजाओं के साथ हर्ष के वार्तालाप का विवरण भी दिया हैं। 
इसमें नाना माँति से थुद्धयात्रा से पूर्व हर्ष को प्रोत्साहन दिया गया था, जैसे--मान्धाता ने 
दिग्विजय का मार्ग दिखाया । उसपर चलकर अप्रतिहतरथवेग से रघु ने थोड़े ही समय 
में दिशाओं को शान्त कर दिया। पांड ने अकेले धंनुप से समस्त राजचक्र को अपना 
करद बना लिया। . राजसूययज्ञ के समय अज न ने चीन देश पार करके द्वेमकूट पर्वत पर 
गन्धर्वो' को जीत लिया। विजय के सा में अपने ही संकल्प का अभाव एकमात्र बाधा 
होती हैं। जैसे किन्नरराज दम 3 वरफ से ढका हिमालय-जेसा रक्तक पाकर भी साहस 
के अभाव में कुरुराज दुर्योधन का किंकर हो गया! ज्ञात होता है कि पूव के राजा अच्छे 
विजिगीपु न थे; क्योंकि थोड़े-से ही धरती के उकड़े में एक साथ भगदृत्त, दन्तवक्त्र, रुकिमि, 
कर्ण, हुयो घन, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, जयद्रथ आदिक राजा घिचपिच करके रहते रहे । 
युधिष्टिर कैसे आत्मसम्तोषी ये जिन्होंने अज्ञ न की दिग्विजय होते हुए भी अपने राज्य के 
समीप ही किंपुरुष देश के राज्य को सहन कर लिया। चंडकोश राजा आलसी था जिसने 
सारी धरती को जीत लेने पर भी स्त्रीराज्य में प्रवेश नहीं किया। तुषारगिरि ओर गन्धमादन 


सन >+++। 


निजी ता 
.>+जत->+>5 ५++०++++>+++ि+5२+++ 


१. पुरभ्रवृत्त प्रतीहारणश॒द्ममाण्रामीण॒परस्पराप्रकटितप्रगुणवत्मों, १५२। 

२. कुलुठक का शर्थ शंकर ने कुत्तों को बॉधने का डंडा किया है। कोशों में यह शब्द 
नहीं मिलता । सम्भव है, शंकर के इस अथ के सामने कोई आमाशिक परम्परा रही हो, अथवा 
उसने अकरण के अनुसार यह अ्रथें अपने सन से लगाया हो । हमारे विचार से मेंठ, चंठ, चर 
(२१५ ) आदि सूची के लुठक-संशक कमेंचारी और कुलुठक एक ही हैँ जिनका काम शिकार 
बगेरह के लिये कुत्तों की देखभाल करना था। कुछ ठक का पाठान्तर छुछु डक भी है जिसका 
श्रर्थ कुलु डी या कलाबाजी करनेवाले नट ज्ञात द्ोता है जो कंजर या सो सियों की तरह शिकारी 
कुत्ते पालते और आंलेट में सहायक होते थे । 

३. महाभारत, सभापवे, २८। १ 





साववाँ ] एलेक्जेंडर ओर स्त्री-राज्ये १६७ 


पवर्तों में फासला ही कितना उत्साही के लिये तुरुष्कों का देश हाथ भर हैं। पारसीक्कों 
का प्रदेश वित्ता सर हैं। शकस्थान खरहे के पैर का निशान मात्र है। परियात्र में तो सेना 
भेजना ही व्यर्थ हैं; घहोँ मुकाबले के लिये कोई दीखता ही नहीं। दत्षिणापथ उसके लिये 
जो शौर्य का धनी हैं सुलम हैं । दक्षिणी समुद्र की हवाएँ ददु र पवेत तक पहुँचकर उसकी 
गुफाओं को सुगन्धित करती हैं, उनमें दूरी है ही कहाँ ओर ददु र के निकट ही तो मलयाचल 
है, एवं मलयाचल से मिला हुआ ही महेन्द्रगिरि है । 


इस वर्णन में कई बातें भौगोलिक दृष्टि से महत्त्व की हैं। सभापवे के अनुसार 
अजु'न उत्तरी दिशा की दिग्विजय के सिलसिले में बाहलीक, दरद ओर कम्बोज ( बल्ख, गिल- 
गित और पामीर ) देशों को जीतकर परमकम्बोज देश ( कम्बोज के उत्तर-पूर्व ) में घुसा 
और पहाँ से ऋषिकों या यूवियों के देश में जहाँ ऋषिकों के साथ उसका शिव और तारकासुर 
की भाँति अत्यन्त मर्यंकर संग्राम हुआ । सूल महामारत में चीन देश का नाम न होने पर 
भी बाण ने अज॒न के चीन देश जाने की बात लिखी है और वह ठीक भी है, क्योंकि यूची 
या ऋषिक पॉचवीं शताब्दी ई० पूर्व में, जिस समय का यह प्रकरण है, उत्तरी चीन में ही थे। 
इस बात का ठीक परिचय घाण के समकालीन महाभारत के विद्वानों को था कि ऋषिकों की 
दिग्विजय के लिये अज न चीन देश तक गए थे*। कऋषिकों की विजय से लौटते हुए 
श्रजुन॒ किंपुरुषदेश में आए ओर वहाँ से हाटकदेश में गए जहाँ मानसरोवर था। हाटक 
देश तिब्बत का ही एक भाग था शोर वहीं हेमकूट पर्वत था। महाभारत में यद्रपि 
हेसकूट का नाम नहों है, किन्तु बाण ने महाभारतीय भूगोल का स्पष्टीकरण करते हुए उसका 
उल्लेख किया हैं । | । 

इस प्रवरण में अलसश्चंडकोश का उल्लेख सबसे श्धिक महत्त्वपूर्ण है। श्रीसिलवाँ 
लेबी ने इसकी ठीक पद्दिचान अलसन्द या सिकन्दर से की थी* । सिकन्द्र-सम्बन्धी आख्यानों 
का पूरा कथासागर ही यूनान से अविसीनिया ( अफ्रीका ) ओर इरान तक फैल गया था। 
उसके अजुसार सिकन्द्र ने समस्त प्रृध्वी जीतकर अन्त में एमेजन नामक स्त्रियों के राज्य 





६ महासारत, सभापद २७। २० २८:। 


२. मेमोरियल सिलवों लेदी ( सिलदों लेवी-लेख-संग्रह ) ० ४७१४ । इसी शच लेख का 

अंग्रेजी अनुदाद (पो प्रदोचन्द्र दागची कृत) एलेक्जेंडर ऐंड एलेक्जेणिड्रया इन इंडिश्रन 
लिटरेचर, एंडिश्नन हिस्टारिकल छाटरली, भाग १२ (५९३६), प०१२१-१३३ पर प्रकाशित 
हुथा ह। श्री लेदी का कथन है कि स्यूडो-कलिस्थनीस ने सिकन्दर का कत्पना से 
भरा हुशा एक जीदन प्रस्तुत किया धा। वही सव देशों में फेल गया। उसीके 


० 


० २०-९६ से झमजनों के देश को ऋपनी विज्ञय के अन्त सें जीतकर सिकन्दर के 
पच्ठिम छोटने दा दर्णत है। वी लेवी का सुन्दव है कि मल शब्द अ्लसस्द था, 
इस्त वेग सल्हद् धलसचणड हुआआ। जद दाए- ने प्वदद अलस (आालसी ) को 
धझलूग कर लिया ता दाम के लिये केदल चंडढ दच रहा । इसी में कोश जोदकर चंढ- 

॥। इृश्डकोश राज्षा ( दह किसमें दृष्शा 


बंशा हात शए ना सऋाराप्य में नहीं एुसा, दर से ही लाइट गया 


६९ ६९६६ है| ] श 5 ( लछूवा का बस; 


१६४ राजाओं हारा हर्ष को प्रोत्साहन | डच्छवांस 


का कोई साधन न था। इस तरह बाण ने जनता के कप्टों की सभी माँकी दी है। न केवल 
सनिक-प्रयाण के समय, वल्कि हाथियों के शिकार में हांका करने के लिग्रे भी लोग पकड़ बुलाए 
जाते थे। प्रभाकरवर्धन की बीमारी के समय हर्षवर्धन को जब यकायक लौटना पडा तो उसकी 
यात्रा के साय को सूचित करने के लिये जबर्दसती पकड़े गए शस्रपास के गाँवों के लोगों को 
रात-दिन खड़ा रहना पढ़ा था१ । 


कहीं गाँव के लोग कुत्तों को घसीटदकर ला रहे थे और छुललु'ठक* उन्हें अपने फॉँवों 
में बाँध रहे थे । गाँव के लोग सेना या शिकार के लिये बढ़े कुत्तों को लुठ्कों के हवाले कर 
रदे थे । राजपुत्र एक दूसरे से होड़ लगाकर घोड़े दोड़ाते हुए आपस में टकरा जाते थे । 
इस प्रकार के कठक का भुआयना ( वीज्षण ) करके हर्ष समीपचर्ती राजकुमारों के साथ अनेक 
श्ालापों का सुख लेते हुए श्रावास को लीटे । श्रमी तक वे करेणुका या हथिनी पर सवार थे । 
जब वह हथिनी राजमंद्र या राजकुल के द्वार पर पहुँची तो रुप्नाद ने भौंहों के इशारे से 
राजाओं को बिदा कर दिया श्र राजद्वारके भीतर पहली कह््या में प्रविष्ट होकर बाह्य आस्थान- 
मंडप या द्रबारे-थ्राम के सामने हथिनी पर से उतर गए और आस्थानसंडप में रक्ले हुए 
शासन पर जा बेठे। 


इस प्रसंग में बाण ने राजाओं के साथ हर्ष के वार्तालाप का विवरण भी दिया है। 
इसमें नाना भाँति से युद्धयात्रा से पूर्व ह को प्रोत्साहन दिया गया था, जैसे---मान्धाता ने 
दिग्विजय का मार्ग दिखाया । उसपर चलकर अप्रतिहतरथकेग से रघु ने थोड़े ही तमय 
में दिशाओं को शान्त कर दिया। पांड ने अकेले घंदुप से समस्त राजचक को अपना 
करद बना लिया । राजसूययज्ञ के समय अजु न ने चीन देश पार करके देसकूट पर्वत पर 
गन्धर्वो' को जीत लिया। विजय के मारे में अपने ही संकल्प का अमाव एकमात्र बाघा 
होती है। जैसे किन्नरराज दम 3 वरफ से ढका हिमालय-जैसा रक्तक पाकर भी साहस 
के अभाव में कुरुराज दुर्योधन का किंकर हो गया। ज्ञात होता है कि पूव के राजा अच्छे 
बिजिगीषु न थे; क्योंकि थोड़े-से ही धरती के ठुकड़े में एक साथ भगदत्त, दन्तवक्त्र, रुक्मि, 
कर्य, दुयो घन, शिशुपाल, सालव, जरासंघ, जयद्रथ आदिक राजा घिचपिच करके रहते रहे । 
थुधिष्ठिर कैसे आत्मसन्तोषी थे जिन्होंने अज्ञ न की दिग्ििजय होते हुए भी अपने राज्य के 
समीप ही किंपुरुष देश के राज्य को सहन कर लिया। चंडकोश राजा आलसी था जिसने 
सारी घरती को जीत लेने पर भी स्थ्रीराज्य में प्रवेश नहीं किया । तुपारगिरि और गन्धमादन 


3. घुरप्रवृत्त प्रतीहारग॒ृद्यमाणगरामीणपरस्पराप्रकटितप्रगुणवर्त्मा, १५२ | 

२. कुल उक का अर्थ शंकर ने कुत्तों को बाँधने का डंडा किया है। कोशों में यह शब्द 
नहीं सिलता । सम्भव है, शंकर के इस श्र्थ के सामने कोई प्रामाणिक परस्परा रही हो, अथवा 
उसने प्रकरण के अनुसार यह अर्थ अपने सन से लगाया हो । हमारे विचार से मेंड, घंठ, चठर 
(२११ ) श्रादि सूची के लुउक-संज्ञक कमचारी और कुलु ठक एक ही हैं जिनका कस शिकार 
बगेरह के लिये कुत्तों की देखभाल करना था। कुल ठक का पाठान्तर कलु डक भी हैं जिसका 
भ्रथ कुलु डी या कलाबाजी करनेवाले नट ज्ञात होता है जो कंजर या सा सियों की तरह शिकारी 
कुते पालते और आंबेट में सहायक होते थे । 
६. महाभारत, सभापचे, २८ । १ 





अिवनननननमे लन-+> 


सावर्यों ) एलेकजेंदर ओर स्त्री-राज्य १६७५ 


.. ध् किक ०» 
पड 


पर्व॑तों में फासला ही कितना है ? उत्साही के लिये तुरुप्का का देश हाथ भर 
डे निशान मय आम व कम 25 फल 5 मे सेना 
का प्रदेश बित्ता भर हे । शकस्थान खरहे के पर्‌ का निशान सांत्र ६) परियात्र म॒ ता सन 


डे | ह् के न अल ब्् ज्षिगाप बी है कै... 9: क मर 
भेजना ही व्यर्थ है; वहाँ मुकाबले के लिये कोई दीखता ही नहीं। दलिणशापथ्र उसके लिये 
| |: 0 न, 0 म >प नकी अर हैचक की: पक >प 

जो शौर्य का घनी हैं सुलभ है । दक्षिणी समुद्र की हवाएँ दढु र पवेत तक पहुँचकर उसकी 


हें में द् हाँ, ओर ददु र के निकेठ हे लयाचल 
गुफाओं को सुगन्धित करती हैं, उनमें दूरी है ही कहाँ, ओर ददु र के निकट हां तो मलबाचल 
ह एवं मलयाचल से मिला हुआ द्दी महेन्द्रगिरि ह्ं। 


इस वर्णन में कई बातें भौगोलिक दृष्टि से महत्त्व की हैं। सभापवे के अनुसार 
अजु न उत्तरी दिशा की दिग्विजय के सिलसिले में वाहुलीक, दरद ओर कम्बोज ( बल्ख, गिल- 
गित और पामीर ) देशों को जीतकर परमकम्बोज देश ( कम्बोज़ के उत्तर-पूर्व ) में घुसा 
ओऔर चहों से ऋषिकों या यूचियों के देश में जहाँ ऋषिकों के साथ उसका शिव और तारकासुर 
की भाँति अत्यन्त भयंकर संग्राम हुआ । मूल महाभारत में चीन देश का नाम न होने पर 
भी वाण ने अजुन के चीन देश जाने की बात लिखी है ओर वह ठीक भी है, क्योंकि यूची 
या ऋषिक पॉँचवीं शताब्दी ६० पूर्व में, जिस समय का यह प्रकरण है, उत्तरी चीन में ही थे। 
इस वात का ठीक परिचय बाण के समकालीन महाभारत के विद्वानों को था कि ऋषिरकों की 
दिग्विजय के लिये अजु न चीन देश तक गए थे*। कषिकों की विजय से लौटते हुए 
अजु न किंपुरुषदेश में आए ओर वहाँ से हाटकदेश में गए जहाँ मानसरोबर था। हाटक 
देश तिव्वत का ही एक भाग था श्रोर वहीं हेमकूट पर्चता था। महाभारत में यद्यपि 
हेमकूट का नाम नहों हैं, किन्तु बाण ने महाभारतीय भूगोल का स्पष्टीकरण करते हुए उसका 
उल्लेख किया हैं। के । 

इस प्रकरण में अलसश्वंडकोश का उल्लेख सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। श्रीसिलवाँ 
लेंदी ने इसकी ठीक पहिचान अलसन्द या सिकन्द्र से की थी" । सिकन्द्र-सम्बन्धी आख्यानों 
का पूरा कथासागर ही यूनान से अविसीनिया ( अफ्रीका ) और ईरान तक फैल गया था। 
उसके अनुसार सिकन्द्र ने समस्त पृथ्वी जीतकर अन्त में एमेजन नामक स्त्रियों के राज्य 


१. सहाभारत, सभापव २७। २०७ २८:। 


२, मेमोरियल सिलवॉ लेवी ( सिलवाँ लेवी-लेख-संग्रह ) पए० ४१४ । इसी फ्रेंच लेख का 
अंग्रेजी अनुवाद (श्री प्रवोचन्द्र वागची-कृत) एलेक्जेंडर ऐंड एलेकजेण्ड्या इन इंडिश्रन 
लिटरेचर, इंडिअ्रन हिस्टारिकल क्वार्टरली, भाग १२ (१९३६), ४०१२१-१३३ पर प्रकाशित 
हुआ है। श्री लेवी का कथन है कि स्यूडो-केलिस्थनीस ने सिकन्दर का कल्पना से 
भरा हुआ एक जीवन प्रस्तुत किया था। चही सब देशों में फैल गया। उसीके 
अ्र० २५-२६ में अमेजनों के देश को अपनी विजय के अन्त में जीतकर सिकन्दर के 
पच्छिम लौटने का वर्णन है। श्री लेवी का सुकाव है कि मूल शब्द अलसन्द था, 
उसी का संस्कृत अलसचण्ड हुआ। जब वाण।ने पू्वपद अलस ( आलसी ) को 
अलग कर लिया तो नाम के लिये केवल चंड बच रद्दा। इसी में कोश जोड़कर चंढ- 
कोश नया नाम वाण ने वना डाला और शछ पद्दारा उसमें नए अर्थ का चमत्कार उत्पन्न 
किया | चण्डकोश राजा ( वह जिसमें ध्षृपशक्ति बड़ी उम्र थी 2 आलसी था जो चणड- 


कोश हे हुए भी स्त्री-राज्य में नहीं घुसा, दूर से ही लौट गया। ( लेवी का लेख; 
ए० १२३ )। हर 


१६६ बांर के भौगोलिक संकैत [ उच्छव[स 


को पत्र भेजकर विजित किया; पर स्वयं उसमें प्रवेश नहीं किया। यह स्थ्री-राज्य एशिया 
माइनर में ब्लेक सी ओर एजियन सी के किनारे था। यूनानी इतिहास-शेखक कर्तिश्रस वे 
अनुसार जब सिकन्दर विजय करता हुआ एशिया में आया तो एमेजन देश की रानी थलेस्त्रिस 
उससे मिलने आई१ । सिकन्दरनामे की यह एक प्रसिद्ध कथा हो गई थी कि सिकन्द्र ने 
स्त्री-राज्य को दूर से ही अपने आधिपत्य में लाकर उसे अछूता छोड़ दिया था। उसी 
कहानी का उल्लेख बाण ने किया है । 


सातवीं शत्ती के पूर्वा्ध में भारतवर्ष का विदेशों के साथ जो सम्बन्ध था उसकी भौगोलिक 

पृष्ठभूमि बाण ने संक्षिप्त किन्तु अपने स्पष्ट ढंग से दी हैं। चीनी तुकिस्तान तुरुष्कों का 
देश था जहाँ उद्गुर तुक जो बोद्धधर्मानयायी थे, बसे हुए थे। वे भारतीय संस्कृति के प्रेमी 
कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनकी संस्कृति के अनेक प्रमाण और साहित्यिक 
अवशेष चीनी तुर्किस्तान की मरुभूमि के नगरों की खुदाई में मिले हैं। उधर पश्चिम में 
सासानी युग का ईरान देश पारसीकों का देश कहलाता था जिनका उल्लेख रघुवंश (४६०) में 
कालिदास ने भी किया हैं। शकस्थान ईरान की पूर्वी सीमा पर स्थित था। दूसरी शत्ती 
ई० पू० में जब शक लोग हूणों के दबाव से वाहुलीक से दक्षिण की ओर हटे तो बे पूर्वी 
इरान ओर अफगानिस्तान की सीसा पर आकर जमे | तभी से वह प्रदेश शकस्थान कहलाने 
लगा। प्रथम शती ई० पू० के मथुरा से मिले हुए खरोष्ठी भाषा के सिंहशीर्षक लेख में 
मथुरा और तक्तशिला के शक-क्षत्रपों का इतिहास बताते हुए उनके मूलदेश शकस्थान का भी 
उल्लेख आया है। प्रतापी युप्तों ने शाहान॒शाही शर्कों और उनकी मुरु'डशाखा के राज्य को 
उखाड़ फेंका था ओर बाण के समय में शर्कों का कोई राज्य नहीं बचा था । फिर भी शकस्थान 
यह देश का नाम बचा रह गया था जैसा कि पश्चिम दिशा के जनपदों में वराहमिहिर ने 
भी ( बृहत्संद्िता १४। २१ ) उसका उल्लेख किया हैं । 

पारियात्र पर्वत के मालवा प्रदेश में हर का राज्य हो गया था। किन्तु दक्षिणापथ 
में चालुफ्यराज पुलकेशिन्‌ के कारण उसकी दाल नहीं गली । 

हर्ष इस समय अपने उस महल के बाह्य आस्थान-मंडप में थे जो अस्थायी रूप से 
बॉस-बल्लियों से बना लिया गया था। आस्थान-मंडप में आकर उसने समायोग बर्खास्त होने 
की सूचना दी ( प्रास्तसमायोग ) और ज्षणभर वहीं ठहरा। आस्थोन-मंडप से ही समायोग 
( फौजी परेड ) का आरंभ हुआ था ओर वहीं पर्यवसान भी हुआ। कादम्बरी में चन्धापीड 
की दिग्विजय का प्रारम्भ भी आस्थान-संडप से ही कहा गया है। 

इसी समय प्रतीहार ने आकर सुचना दी--दिव, प्राग्ज्योतिषेश्वर-कुमार ने हंसवेग 
नामक अपना अमन्तरंग दूत भेजा है जो राजद्वार पर- है ( तोरणमध्यास्ते )।! सम्राट ने 
कहा, शीघ्र उसे बुलाओ! । यद्यपि प्रतीहार किसी दूसरे को भेजकर भी हंसवेग को बुलवा 
सकता था, किन्तु बाण ने लिखा हैं कि दृर्ष ने हंसवेग के प्रति जो आदर का भाव प्रकेद किया 


देखिए, लेस्प्रापर-कत क्लासिकल डिक्शनरी, ए० ४२, ४३ और भी, टाहस्स द्वारा प्रका- 


शित सेंचुरी साइक्लोपीडिया आफ नेम्स, एछ० ४८ । 
२ मुझे इस पहचान की सूचना सबसे पहले अपने मित्र श्रीमोतीचन्द्रजी से मिली, 


” इसके लिये सें उनका कृतश्ञ हूँ । 


सातवां ] भाषकर पसा के भेजे हुए उपहार १६७ 


बाहर शझ्राया। तब हंसवेग ने भेंठ की सामग्री लानेवाले अनेक पुरुषों 


पु च्च » णाम के या अ सम्मानपूव हि सब 
प्रधेश किया" ओर पॉँच अंगों से प्रृथ्वी को छूते हुए प्रशाम किया"। हर्थ ने सम्सानपूवक 
आओ, आओ;” कहा ओर हंसवे 


उससे प्रेरित होकर और कुछ अपने स्वभाव की सरलता से प्रतीद्ार स्वयं ही हंसवेग को लेने 
क्के + 


वेग ने आगे बढ़कर पादपीठ पर अपना मस्तक रखकर पुनः 
प्रणाम किया । उसी मुद्दा में सम्राट ने उसकी पीठ पर हाथ रक्खा। तब राजा ने तिरछे 
शरीर को कुछ ओर भुकाते हुए चामर-प्राहिणी को बीच से हटाकर दूत की ओर अभिमुख हैं 
प्रेम-पूर्वक पूछा-- हंसवेग, श्रीमान्‌ कुमार तो कुशल से हैं ।” उसने उत्तर दिया--जिब देव 
इतने स्नेह, सोहाद ओर गौरव से पूछ रहे हैं तो वे आज सत्र प्रकार कुशली हुए ।” कुछ 
देर बाद उसने पुनः कहा--चारों समुद्री की लद्ुगी के भाजन देव को देने योग्य प्राम्ृत 
इुलेभ है, फिर भी हमारे स्वामी ने पूर्वजों द्वारा उपारजित आभोगनामक यह वारुण आततपत्र 
सेवा में भेजा है। इसके अनेक कुतृहृूलजनक आश्चर्य देखे गए हैं ।” इत्यादि कहकर खड़े 
होकर अपने नौकर से कहा--उठो, ओर देव के सामने वह छत्र दिखाओ ।” यह सुनते 
ही उस पुरुष ने उठकर छत्र को ऊँचा किया ओर सफेद दुकूल के बने हुए गिलाफ (निचोलक) 
में से उसे निकाला । निकालते ही शंकर के श्रद्नह्यससा उसका श्वेत प्रकाश चारों ओर भर 
गया, मार्नो ज्ञीरसागर का जल शआकाश में मंडलाकार छा गया हो, शरत्‌कालीन मेघ आकाश 
में गोष्ठी कर रहे हों, अथवा चन्द्रमा का जन्मदिन दिखाई दिया हो। इस प्रकार हर्प ने 
आश्चर्यपूवंक उस अदभुत महत्‌ छत्र को ध्यानपू्वक देखा। छत्र के चारों ओर भोतियों 
के जालक लटक रहे थे ( मौक्तिकजालपरिकरसितम्‌, २१६ )। मौक्षिकजाल के नीचे 
छोटी-छोटी चौरियों लटक रही थीं ( चामरिकावलिमिः विरचितपरिवेशम्‌, २१६ )। उसके 
शिखर पर पंख फेलाए हंस का चिहून वना था। छदत्र क्या था, लच््मी का श्वेतमंडप3, 
श्वेतद्वीप का वालझूपई ब्रह्मइक्ष का फूला हुआ गुच्छा-सा लगता था ( चित्र 4५ ) । 

जव हर्प छत्र देख चुके तो रत्यों ने ( कार्मा: ) अन्य प्राम्नतों को भी क्रम से उधघाडइ- 
कर दिखाया जो इस प्रकार थे--१. अलंकार या आभूषण जिनपर भाँति-भाँति के लक्षण या 





१. प्रभूतप्राभ्दतम्द॒तां पुरुषाणां समूहेन महतानुगम्यसानः प्रविवेश राजसन्दिरम, २१४ । 

२. श्रप्टांग प्रणाम दंडवत्‌ होता है, किन्तु पंचांग प्रणाम में घुटनों को मोड़कर हाथों 
की अंजलि को आगे रखकर उसे सिर से छिूते हैं 

३, श्वेतमंडप८ चाँदनी में विहार करने के लिये ऐसा मंडप जिसकी समस्त सजावट या 
घटा श्वेत रंग की हो। यह प्रसन्नता की वात है कि सातवीं शत्ती में इस प्रकार के 
संडपों की कल्पना अस्तित्व में श्रा चुकी थी। बाद में भी यह परम्परा अ्रक्ष रण रही । 
ठाकुरजी के संदिर में रंग-रंग की सजावट था घटाश्रों के मंडप या बगले अभी तक 
बनाए जाते हैं। 

४. श्वेतद्गीप का ल्लेख, एप्ठ ५९ ओर २०८ पर भी आया है। इसी प्रकार कादरबरी, 
घृ० २९५, वासवदत्ता, घ० १०३ में भी श्वेतद्वीप का नाम श्राया है। महाभारत के 
अनुसार नारद ऋषि ज्षीरोदसागर के समीप श्वेतद्वीप में जाकर नारायण की पूजा करते 
हैं। बृदत्कथा-संजरी के अनुसार नरवाहनदत्त श्वेतद्वीप में गया था। कथासरि- 
स्सागर के अनुसार नरेन्द्रवाहनदत्त ने श्वेतद्वीप में हरिपूजन किया और विष्ण ने 
प्रसन्न हो उसे अप्सराएं दीं ( अलंकारवती, लम्बक ९, तरंग ७, श्लोक २० ) इत्यादि; 


देखिए, कीथ-कृत-संस्क्ृत साहित्य का इतिहास प्ृ० २७०। बाण के समय 
को कल्पना कृहानी का विषय बन गया था।... ण के समय में श्वेतह्वीप 


१६८ भास्कर व्सों के सज हुए उपहार [ उच्चवास 
हक] 


चिह॒न ठप्पे से बनाए गए थे ( झाहतलक्षण ) और जो भगदत्त आदिक राजाओं के समय से कुल 
में चले आ रहे थे। प्रायः इस प्रकार के विशिष्ट आभूषण प्रत्येक राजकुल में रहते थे । 
उनके घिपय में यह विश्वास जम जाता था कि वे वंश-संस्थापक के प्रसादरूष में प्राप्त हुए थे, 
ओर भी उनके विषय में आश्चयंजनक चमत्कार की बातें कही जाती थीं । हु 

२ चूड़ामणि यथा शिरोभूपण के अलंकार जो अत्यन्त भव्य प्रकार केये। 

३, अनेक प्रकार के रेत हार 

४, ज्ञोमवस्त्र जो शरत्‌-कालीन चन्द्रमा की तरह चिट॒टे रंग के थे और जिनकी 
यह विशेषता थी कि थे धोबी की घुलाई सह सकते थे। ये ज्ञोम के बने वस्त्र उत्तरीय ज्ञात होते 
हैं जिनको बाण ने अन्यत्र ( १४३) भंगुर उत्तरीय कहा है। इन वस्त्रों को माँडी देकर 
इस प्रकार से चुना जाता था कि वे गोल हो जाते थे और लंबान में चुज्नट डालने के कारण 
उनमें गेँड़े रियाँ-दी वन जाती थीं ( देखिए, अहिच्छत्रा के खिलोने, चित्र ३०२ )। इस प्रकार 
के उत्तरीय पस्त्रों की तह अन्य वस्त्रों की भांति असम्भव थी। इसी कारण बार ने लिखा 
है कि ये वस्त्र बेंत की करंडियों में कुडली करके या गेंडुरी वनाकर रक्खे जाते थे | (चित्र ४०) 
ध्त की बनी हुई जिन करंडियों में आसाम से वस्त्र रखकर शते थे वे भी बेंत को कई रंगों में 
रंगने से रंग-बिरंगी बनाई जाती थीं ( अनेकरागरुचिरवेत्रकरंडकु डलीक्ृतानि शरबद्धमरी- 
चिरु'चि शौचत्तमाशि ज्ोमारि, ९२१७ )। 

५, अनेक प्रकार के पानभाजन या मधु पीने के चपक आदि जो सीप, शंख और 
गल्वक के बने हुए थे और जिनपर चतुर शिल्पियों ने भाँति-भाँति की उकेरी ( नक्काशी ) 
का काम किया था। गल्वक सम्भवतः हकीक का प्राचीन नाम था और उसी का सहयोगी 
मसार संगे यशब था ज़िनका पूर्व में ( १५६ ) उल्लेख, किया जा चुका हैं ( छुशलशिल्पि- 
लोकोल्लिखितानां शुक्तिशंखगल्वकंप्रमुखानां पानभाजननिचयानाम्‌ , २१७ )। 

६. कार्दरंग द्वीप से आई हुई ढालें जिनकी आवब की रक्ता के लिये उनपर खोल 
पढ़े थे | ये ढालें आकृति में गोल थीं और उनका घेरा छु'दर जान पड़ता था । पहले कहा जा 
चुका है कि इनके चारों ओर छोटी-छोटी चोरियों की एक किनारी रहती थी (चित्र<२) | इनके 
काले चमड़े पर सुनहली फूल-पत्तियों के कटाव खचित थे। ऊपर कहा जा चुका हैं कि 


क्ार्दरंग का ही दूसरा नाम कर्मरंग या चर्मरंग द्वीप था, यह मलयद्वीप का एक भाग था 

| ५3 £ ५ ० «५ डे 
(्‌ निवोलकरत्तितरुचां रुचिरकांचनपत्रभंगभरुराणाम अतिबंधुरपरिवेशानां. कादरगंचमंणां 
सम्भारान ) । 


७५ भोजपन्र की तरह मुलायम जातीपश्चिकाएँ। हमारी समझ से ये आसाम के 
बने हुए मूँगा रेशम के थान थे जिनपर जाती अर्थात चमेली के 28 काम बना रा 
था। शंकर के अनुसार जातीपट्टिका एक प्रकार के बढ़िया पटके थे जो कटिप्रदेश भे चॉधने 
के काम आते ये ( भूजत्वक्कोमलाः स्पशेवतीः जातीपटिकाः, ११७ )। रे 

«. नरम चित्रपटों ( ज्ञामदानी ) के बने हुए तक्रिए जिनके भीतर समूर या पत्तियों 
के बाल था रोएँ भरे थे। चित्रपट वे जामदानी वजन ज्ञात होते हैं जिनमें बुनावट में ही 
फूल-पत्ती अथवा अन्य आक्ृतियों की भाँति डाल दी जाती थीं। वंगाल इन वस्तों के लिये 
सदा से प्रसिद्ध रहा है । 


सातरवाँ ] भास्कर वर्मा के सेजे हुए उपहार ११६९ 





मलक का था (६ प्रियंगुप्रसवर्पि 

१० अनेक प्रकार के सभापितों से भरी हुई पुस्तकें जिनके पन्ने अगठः की छाल पीट 
कर बनाए गए थे। इससे ज्ञात होता हैं त्ि 
संग्रह प्रारम्स हो गया था। उस युग से पूवर के मत हस्क्षित शतकत्नय प्रसिद्ध 
भी ध्यान देने योग्य हैं कि आसाम की तरऊ भोजपत्र ओर ताइपत्र दोनों के स्थान पर अगर 
की छाल से पुस्तकी के पतन्नर बनाते थ्ृ ( आअगमरवन्कलक ल्पित सचयानि सुभापित भांजि 
पुस्तकानि, ११७ ) । 


यह वात 


१६, हरी सुपारियों के कुग्गे जिनमें पत्लबों के साथ सरस फल भूल रहे ये। 
इनका रंग पके लाल परवल की तरह ललडोाद ओर हरियल पत्ती की तरह हरियाली लिये 
था। सरस पूगफरलों में से रस चुचिया रहा था ( परिणत पाटलपटोलत्विपि तरुणहारीत- 
हरिति ज्ञीरक्षारीणि पूगानां पल्लवलग्वीनि सरसानि फलानि, २१७ ) । 

१९. सहकारलताओं के रस से भरी हुई मोटी अंस की नलियों जिनके चारों ओर 
कापोत्तिका के लाल पीले पत्तो व्चे हुए थे। सहकार एक प्रकार का सुगन्धित आम था 
जिसके फल से सहकार नामक सुगंधित द्रव्य बचता था।" बाण ने स्वयं कई स्थर्लों पर 
सहकार के योग से एक सुगन्धित पदार्थ बनाने का उल्लेख किया है ( २९, ६६, १३० )। 
वराहमिहिर की बृहत्स॑हिता से भी ज्ञात होता है कि सहकार रस के योग से उस समय श्त्यंत 
श्रेष्ठ सुगन्धि तैयार की जाती थी ।* 

१३, काले अगरु का तेल भी इसी प्रकार की मोटी बांस की नलियों में भरकर 
ओर पत्तों में लपेट कर लाया गया था ( कष्णागरुतैलस्य स्थवीयसीः चैणवी: नाड़ीः ) । 

१४, पटसन के बने हुए बोरों में भरकर काले अगरु के ढेर लाये गए थे जिसका 
रंग घुटे हुए अंजन की तरह था ( पहसूत्र प्रसेवकार्पितानकृष्णागरुणः राशीन्‌ ) । 

१५, गरमी में ठंडक पहुंचाने वाले गोशीप॑ नामक चन्दन की राशियां । श्रीसिलवां 
लेवी के मतानुसार पूर्वोद्वीपसमृह में तिमोरनामक द्वीप गोशीर्ष कहलाता था और वहां का 
चन्दन भी इसी नाम से प्रसिद्ध था। ः 

१६, वरफ के शिला खंड की तरह ठंढे सफेद और साफ कपूर के डले। 

१७, कर्तूरी के नाफे ( कस्तूरिकाकोशक )। हे 

१८, ककक्‍्कोल के पके फलों से युक्त ककोल पल्लव । कक्नोल और उसका पर्याय तक्षोल 


सम्मवतः शीतलचीनी का नाम था। कक्‍्कोल या तक्कोल नगर मलयप्रायःद्वीप के पच्छिमी किनारे 
पर था जो ककक्‍कोल के लदान का खास बंदरगाह था। 





3, सहकार--सुगन्धद्ृब्यमेदः सहकारफलेनेवक्रियते ( शंकर छू० २२ )। 
२, जातीफलम्रगकपूरवोधितें: ससहकारमधुसित्तोः बहवो पारिजाताश्चतुर्मिरिच्छ । 
परिशृहीत॑; ( चुहत्संहिता ७६२७) । ह 
हत्संहिता के गन्धयुक्ति अकरण में अनेक प्रकार की सुगन्धियां बनाने का विधान 


किया है ओर यहां तक लिखा है कि विभिन्न 
द्रव्यों के संयोग से 5 
की गंध वन सकृती थी( ७६॥ २१ )। 04७७ 


१४० भास्कर वर्मा की भेजी हुई प्राय्रत सामगी [ उच्छवस 


१६, लवंगपुष्पों की मंजरी । कालिदास के अनुसार ल्व॑ग पुष्प के बृत्त द्वीपान्तर 
पर्थात्‌ पूर्वी द्वीपससूह में सलय से लाए जाते थे । ( दीपांतरानीतलबंगपुष्पेः, रघु०६॥५७ ) ॥* 

९०, जायफल के गुच्छे ( जातीफलस्तवकानां राशीन्‌ )। 

४१, जतस्ते की कपड़े-चढ़ी कलसी या छराहियों में अत्यंत मीठा मधुरस भरकर 
लाया गया था ( अ्रतिमघुरमधुरसामोदनिहारिणी: चोलककलशी: )। चोलक कलशी पारि- 
भाषिक शब्द है जिसका अर्थ था चोलक या कपड़ा चढ़ी हुई कलसीः?। अब भी राजस्थान 
आदि में कपड़ा चढ़ी हुई उ'दर जस्ते की सुराहियां चांदी के मुखर के साथ बनाईजाती हैं जिनमें 
पानी बहुत ठंढा रहता है। मधुरस का श्र्थ शंकर ने द्वात्ता अथवा मकरंद किया हैं। 
भिन्न-भिन्न पुष्पों का मधुरस चोलक कलशिरयों में भरा हुआ था जिसकी भीनी सुगन्धि 
( श्रामोद ) बाहर फैल रही थी । 

२२, काले और सफेद रंग के चंवर । 

२३, चित्रफलर्को के जोड़े ( आलेख्यफलक संपुट ) जिनमें भीतर की ओर चित्र 
लिखे थे और उनके एक ओर तूलिका एवं रंग रखने के लिये छोटी अलाबू की कुप्पियां लटक 
रही थीं ( अवलम्बसानतूलिकालाबुकान्‌ लिखितानालेख्यफलकसंपुटान्‌ ) । 

२४, भांति-भांति के पशु ओर पत्ती, जेसे सोने की श्वखलाशों से गदन में बंधे 
हुए किन्नर, वनमातुष, जीवंजीवक,2 जलमाहुर्षो के जोड़े, चारों ओर सुगन्धि फैलाते हुए 
कस्तूरी हिरन, घरों में बिचरनेवाली विश्वासभरी पालतू चंवरी गाएँ, बेत के पिंजड़ों में सभाषित 
कहने वाले शुक-सारिका पत्ती, मूगे के पिंजड़ों में बैठे हुए चकोर४ । 

२५, जलहस्तियों के मस्तक से निकलने वाले मुक्ताफल से जड़े हुए हाथीदांत के 
कुडल। जलहस्ती या जलेभ से तात्पय दरियाई घोड़ा है जिसके मस्तक की हड्डी को खराद 
पर चढ़ा कर सम्भवतः गोल ग्रिया या भोती बनाते थे । 

शुक सारिकाओं के वर्णन में लिखा है कि उनके देत के पिंजड़ों पर सोने का पानी 
बढ़ा हुआ था ( चामीकर रसचित्रवेत्र पंजर )। यह अवतरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
इससे ज्ञात होता हैं कि सुबर्शद्रवः ( लिक्विड गोल्ड ) बनाने की विधि बाण 
के समय ज्ञात थी ओर उसका आम रिवाज था। कादम्बरी में भी मिट्टी की गुरियों से बनी 
हुई माला का उल्लेख है जिनपर सोने के रस की बु'दकियां डाल दी गई थीं ( कांचनरसखचितां 
सणमयग्रुटिकाकदम्बमाल।म्‌ , कादम्बरी वैद्य० प्ृ० ७१ )। जैनग्रन्थ निशीथचूर्ि में तो 


3, द्वीपांतर--मलय ( ग्रेटर इंडिया सोसायटी जनल, भाग ९, द्वीपांतर शीर्षक लेख ) 

२ शंकर ने चोलक का पदच्छेद च उललक किया है शोर उल्लक का श्र्थ सुगधिफल 
” विशेष का रस या आसव भेदकिया है। 
बौद्ध संस्कृत साहित्य के अनुसार जीवंजीवक दो सिरवाला बड़ा काल्पनिक पद्ची था। 
यहाँ वनमाजुपों श्रोर जलमाजुषों के साथ उसका गृहण ठीक ज्ञात होता है। तत्तशिला 
में सिरकप के मन्दिर सें दो सिरवाले एक ग़रुडपत्ती की आकृति बनी है जो जीव॑जीवक 


ज्ञात होता है। !' हक 
४. चकोर लाल रंग. पसंद करता है, अतएवं आज भी उनके पिजड़ों में सुगे के दाने लगाए 


जाते हैं। 


३. 


सातवाँ ] हर्प और दूत धंसवैग की गुद्यवार्ता १७१ 


यहां तक कहा गया है कि उस समय खबर्णदर ति ( लिक्विडगोल्ड ) से दूत रंगने की प्रथा 
री के रा 5००“ जाननेदा की ९ अज्ञात हे 
थी। इस समय सोने का द्वव बनाने की विधि प्राचीन परम्परा के जाननेवार्लों को अज्ञात है । 
9००. तप 2 न 
केवल पश्चिम में कुछ कारखाने ही इसे तैयार करते हैं १ । 


छत्र देखते ही हर्ष का मन अतीय प्रसन्‍त हुआ और उसने उसे अपने पहले सैनिक 
प्रयाण में शुभ शक्कुन माना। प्राम्रत सामग्री के वहाँ से हठालिये जाने पर उसने हंसवेग से 
आराम करने के लिये कहा और उसे प्रतीहार-भवन में भेजा । 

प्रतीहार-मवन राजद्वार के भीतर राजकुल का एक अंग था। जिस समय भंडि जो 
हर्ष का मामा था हर्ष से मिलने आया वह भी प्रतीहार-सवन में ही ठहराया गया था । हर्ष 
ने स्वयं राजकुल की निजी स्नानभूमि में स्नान किया, किन्तु भंडि ने प्रतीहार भवन में 
स्नान-ध्यान किया। उसके बाद भंडी को राजकुल की रसोई में बुलाकर सम्राट ने उसके 
साथ ही भोजन किया ( २१९६ )। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीहार-भवन राजकुल के अन्दर 
ही होता था । 


हु बाह्यास्थान मंडप से उठकर स्नान भूमि में गए ओर स्नानादि से निश्ृत्त हो 
पूर्वाभिमुख होकर शाभोगछत्र के नीचे बेठे। उसकी शीतल छाया से थे अत्यन्त प्रसन्न और 
विस्मित होकर सोचने लगे--आमरण मैत्री के अ्रतिरिक्त इस प्रकार के सुन्दर उपहार का 
बदला ( प्रतिकौशलिका ) और क्या हो सकता हैं? भोजन के समय हप॑ ने हंसवेग के 
लिये अपने लगाने से वचा हुआ चन्दन, सफेद कपड़े से ढके हुए चिकने नारियल में रखकर 
भेजा। ओर उसके साथ ही अपने अंग से छुआए हुए परिधानीय चस्त्र-युगल, मोतियों से 
वना हुआ परिवेश नामक कटिसूत्र ओर माशिक्यखचित तरंगक नामक कर्शामरणा, एवं बहुतसा 
भोजन का सामान भेजा। इस प्रकार वह दिन व्यतीत हुआ ओर सन्ध्या का अंधकार चारों 
झोर फैल गया। प्राची दिशा गोडेश्वर के अपराध से डर कर मानो काली पड़ गई। कुछ 
देर में राजा के सेनिक-प्रयाण की वार्ता के समान चन्द्रमा का प्रकाश आकाश में फैल गया। 
प्रतिसामन्तों के नेत्रों की निद्रा न जाने कहाँ चली गई (२१६ )। इस समय हर्ष वितान 
के नीचे लेटे थे। नोकरों को विसर्जित करके उन्होंने हंसवेगसे संदेश सुनाने के लिये कहा। 


3. डा० सोतीचन्द्र कृत भारतीय वेपभूपषा पु० १५१। इस प्रकरण के समभने में सुम्े 
अपने मित्र श्री मोतीचन्द्र जी से बहुत सहायता मिली है जिसके लिये में उनका 
अ्रतिशय आभारी हूँ । विशेषतः चोलक कलसी, जातीपट्टिका, चित्रपट और चामीकर 
रससचित्रवेत्रपंजर इन पारिभाषिक शब्दों को मैं उन्हीं के बताने से जान सका हूँ । 


२. मुझे प्रतीहार-भवन की इस स्थिति के बारे में पहले सन्देह हुआ कि जिस राजद्वार के 
भीतर केवल सम्राद्‌ और राजकुल के श्रन्य सदस्य रहते थे उसमें प्रतीहारों के रहने का 
स्थान कैसे संभव था, किन्तु पीछे 'हैम्पटन कोर्ट पेलेस' नामक लंदन के ट्यूडर कालीन 
महल का नक्शा देखने का श्रवसर प्राप्त हुआ तो ज्ञात हुआ कि राजड्योढ़ी के भोतर एक 
ओर 'लार्डचम्वरलेंस कोर्ट! के लिये स्थान रहताथा । यही भारतीय राजमहल में प्रत्तोहार 
भवन था। अवश्य ही दावारिक महाप्रतीहार के लिये बाह्यास्थान संडप के समीप 
आवाससूद रहता होगा। यही याण के इन उल्लेखों से लक्षित होता है। दृ्ष के महल, 
इरानी सहल, सुगलकालीन महल, यहाँ तक की अंगूजी महलों में भी कई बातों में 
पारस्परिक समानताएँ थीं जिनके विपय सें अन्त के परिशिष्ट में ध्यान दिलाया गया है। 


; ९३० 22 ॥ 
१७६ हप और भास्करवर्सा का मंत्री गठबन्धन अप 
5 


उसने प्रणाम कर कहना शुद्ध किया--दिव, पूर्वकाल में वराह और प्रश्ची के सम्पर्क से नरक 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा वीर था| बाल्यावस्था में ही लोकपाल उसे प्रणाम करने 
लगे। उसने बरुण से यह छत्र दीन लिया। उसके घंश में भगदत्त पुष्पदत्त, वज्जदत्त 
प्रद्धति बड़े-बड़े राजा हुए। उसी परम्परा में महराज भूतिवर्मा का प्रपौत्र, चन्द्रमुख वर्मा 
का पौच्र कैलासवासी स्थितिवर्मा का पुत्र सास्थरवमा नाम का महाराजाधिराज उत्पनक्ञ हआ। 
सुभृहीत नाम उस राजा की रानी श्यामा देवी से भास्करद ति नामक पुत्र जिसका दूसरा नाम 
भास्कर वर्मा हैँ उत्पन्न हुआ। बचपन से ही उसका यह संकल्प था कि शिव के अतिरिक्त 
दूसरे किसी के चरणों में प्रशाम न कहझंगा। इस प्रकार का त्रिभुवनहुलंभ मनोरथ तीन 
तरह से ही पूरा होता है, या तो सकलभुवनविजय से, या मृत्यु से, अथवा प्रच॑डप्रतापानल 
आप सहश अद्वितीय वीर की मित्रता से । तो प्राग्ज्योतिपेश्वर देव के साथ कभी न मिटनेवाली 
मेत्री चाहते हैं। यदि देव के हृदय भी मित्रता का अभिलापी हो तो शथआाज्ञा हो जिससे 
कामहपाधिपति कुमार देव के गाड़ालिंगन का सुख अनुभव करें१ । प्राग्ज्योतिपेश्वर की लच्मी 
आपके मुखचन्द्र में अपने नेत्रों की तृप्ति प्राप्त करे। यदि देव उसके प्रणय को स्वीकार न 
करते हो तो मुझे; आज्ञा हो कि में अपने स्वामी से क्या निवेदन कह १? ( २१२०-२१ ) 
उसके इस प्रकार कहने पर हर्प ने जो कुमार के गुर्णों से उनके प्रति अत्यन्त प्रेमासक् 
-हो छुके थे कहा--हंसवेग, कुमार का संकल्प श्रेष्ठ हैं। स्वयं वे भुजाओं से पराक्रमी हैं, 
. फिर धलुधर मुझे अपना मित्र वनाकर वे शिव को छोड़कर ओर किसे प्रणाम करेंगे? उनके 
इस संकल्प से मेरी प्रसन्‍नता और बढ़ी हैं। तो ऐसा यत्न करो कि अधिक समय तक हमें 
कुमार से मिलने की उत्कण्ठा न सहनी पड़े ( २९१ )”।_ 
इनके अनन्तर बाण ने राजसेवा स्वीकार करनेवाले व्यक्तियों को, उनके दुःख-सुख 
. की भाँति-भाँति की मनोइत्तियों के, उनके द्वारा किये जानेवाले कुत्सित कर्म, काट कपट, 
. उखाड़ पछाड़, खुशामद और चापलूसी के विषय में विचित्र उद््‌गार प्रकट किए हैं। यह 
प्रकरण विश्व साहित्य में अद्वितीय हैं। सरकारी नौकरी की हिजो या निन्‍्दा में शायद्‌ 
ही श्राज तक किसी ने ऐसी पेनी वातें लिखी हों। वाण के थे अपने हृदय के उद्गार हैं जो 
उसने हंसवेग के मुख से कहलवाए हैं। राजदरवारों की चाहुकारिता, स्वार्थ से सने हुए श्वत्यों 
. और अभिमान में डूबे हुए राजाओं का जो दमघोट वातावरण उन्होंने घूम फिर कर देखा था 
उन्होंने उसकी खरी आलोचना श्रपने स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की समरत शक्ति को समेट कर यहाँ की 
है। बेतो राजसेवर्कों को मनुष्य मानने के लिये भी तैय्यार नहीं--'विचारे राजसेवक को 
भी यदि मनुष्यों में गिना जाय, तो राजिल को भी सप मानना पड़ेगा, पयाल की भी धान में 
. गिनती करनी होगी । मानघनी के लिये ज्णमर भी मानवता के गोरव के साथ जीना अच्छा, 
, “किन्तु मनस्वी के लिये त्रिलोकी के राज्य का उपभोग भी अच्छा नहीं यदिं उसके लिये सिर 
झुकाना पड़े । 
4. इस परस्पर आलिंगन का चित्र खींचने के लिये बाण ने लिखा है--'कुमार की कटकमणि 
दंव की कंयर मण्णि से आलिंगन में उस प्रकार रगड़ खाएगी जे मंद्राचल के कटक 


., . दिध्यण के केयर से टकराए थे ।! 
. २, घराकः सेवको.5पि मत्यमध्ये, राजिलो.5पि वा भोगी, पलाको.5पि वा कलमः। वरं क्षय 
मपि कृता सानवता मानवता, न सतो नमतस्त्रे लोक्या घिराज्योपभोगो 5पि मनस्विनः२२५)। , 


५ अर हि ४० रण _ञ फत्रद्ियाँ कप के 
सातवाँ ] सरकारी नौकरों पर बाण की फत्रतियाँ १७३ 


सेवक अपने को घिक्कारता हैं ओर सोचता है कि वह घन मिट जाएं, उस वेभव का 
सत्यानाश हो, उन सुखों को डंडोत है, उस, टीमटाम से भगवान्‌ बचाने जिसका प्राप्ति के 


लिये मस्तक को प्रथ्वी पर रगढ़ना पड़े ?। 

राजसेवक केवल सुँह से मीदी बात करनेबाला मुखविलासी नपु'सक हैं, सड़ढें मांस 
का कीड़ा है, मर्द की शकल में वेगिनती का पुतला" हैं, सिर पर पेरों की धूल ल 
चलता फिरता पॉवडा है, लल्‍लो-चप्पो करने में नरकोयल है, मीठे वोल उचारनेवाला मोर 
है, धरती पर सीना पिसने वाला कछुआ है, वह चापलूसी का कुत्ता है, दूसरे के लिये शरीर 
को मोडने-तोडने में वेश्या की भाँति है? । जीवन वाले व्यक्तियों में वह फू'स की तरह 
है, सिर मठकाने में गिरगिट हैं, अपने आपको सिकोइ कर रखने वाला माढ़ चूहा है । 
पैरों की चंपी का अ्रभ्यासी पड़वाया हैं", कराभिधात सहने में कन्दुक, एवं कोणाभिघात 
( इसका दूसरा अर्थ लकुटताडन भी हैं, ) का अभ्यस्त वीणादणड हैँ ।! ( २२४-२२५ ) 

जूतक का कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं होता। उसके पाप कर्मों” का भी कोई 
प्रायश्चित्त है ? उसे सुधारने का क्या उपाय ? चह शान्ति के लिये कहाँ जाय? उसके 
जीवन का भी क्‍या नमूना ? पुरुषोचित अभिमान उसमें कहाँ! उसके सुख-विलास कैसे ? 
भोगों के सम्बन्ध में उसके विचार ही क्या ! यह दारुण दास शब्द घोर दलदुल की तरह 


४२ 
> 


सबको नीचे ठकेल देता हं* । 


अच्छे-सले पुरुष को भी जो नौकरी के लिये वाध्य होना पड़ता है, जो मनोश्रत्ति मनुष्य 
को राजसेवा के लिये प्रेरित करती है, उसका विवेचन करते हुए बाण ने लिखा है--“बहुत 
दिनों की दरिद्रता बुड्ढी मां की तरह पुरुष को नौकरी की ओर ढकेलती है। तृष्णा असन्तुष्ट 
स्त्री की भाँति उसे जोर लगाती है। अनेक वस्तुओं की चाहना करने वाले यौवन में उत्पन्न 
सनहूस विचार उसे नोकरी के लिये सतःते हैं। दूसरों की याचना से मिलनेवाले बड़े पद्‌ 
की लालच उसे इस ओर खींचती है। उसकी कु'डली में पड़े हुए बुरे ग्रह उसे इस परेशानी 
में डालते हैं। पूर्वजन्म के खोदे कर्म पीछे लग कर उसे इधर ढकेलते हैं। अवश्य ही 
वह दुष्क्ृती हे जो राजकुल में प्रवेश करने का विचार मन में लाता है। बह उस व्यक्ति की 





१. घिक्तद॒च्छुवसितं; उपयात्‌ तद्धनं निधन; अभवनिभू तरस्त तस्या; नमो भगवद्भ्य 
स्तेम्यः सुखेम्य;; तस्यायमंजलिरंश्वय॑स्य; तिप्ठतु दुर एव सा श्री, शिच॑ सः परिच्छदः 
करोतु; यदथ मुन्तमाड् गां गमिष्यति; २२४ । हे 

२. नरक>क॒त्सितो नरः ( कुष्सित अर्थ में क प्रत्यय )। ' 

३. वेश्याकायः करणबन्धक्केशेपु ॥ करणबन्ध कामशास्त्र के आसन अ्रथवा रतिबन्ध चेश्याएँ 
शरीर को कष्ट देकर भी जिन्हें सीखती हैं ( २२४ )। 

४. जाहकः श्रात्मसंकोचनेपु २९७। जाहक-जाहडु-भाड । 

७. प्रतिपादकः पादसंवाहनासु । पलंग के पाए का बोझ उठानेवाला प्रति 
( वह लकडी या पत्थर का ठीहा जिसपर पलंग के पाए टेके जाते 
#पर चंपी ( २९७ )। जाहक-जाहड़-माड़ 


०. [५ न दि 
६. अधुणयानां कर्मणासाचरणाद भ्ृतकस्य कि प्रायश्चित्त, का भ्रतित्ति क्रिया, क्व गतस्य 


शान्ति, कीइशं जीवितं, कः पुरुपासिसानः, किं नामानो विलासाः, कीदशी भोगश्रद्धा 
है 
प्रवललपंक इव सवंमधस्तान्नयति दारुणो दासशब्दः २२४५ 


पादक या पड़वाया 
हैं )। पादसँवाहना 


4७४ सरकारी नौकरों पर बाण की फयतियां [ डच्छवांस 


रे 


तरह हैँ जिसकी इन्द्ियों की शक्ति ठप हो गई हो, किन्तु भाँति-भाँति के सुख भोगने की मूठी 
साध मन में भरी हो ।! ( ९९३ ) 


करी के लिये जब कोई राजद्वार की शोर मुँह उठाता है तो किसी को तो द्वार के बाह 

ही द्वारर्षक लोग रोक देते हैं और वह बन्दनवार के पत्ते की तरह वहीं फ्रता रहता है। 
वहाँ के दुःख सह कर किसी तरह राजकुल की ड्योढी के भीतर प्रवेश भी हो गया तो दूसरे लोग 
उस पर टूट कर हिरन की तरह कुटियाते हैं । चमड़े के बने हुए हाथी" की तरह बार-बार प्रतिहारों 
के घू'से खाकर घकिया दिया जाता हैं। धन कमाने के लिये राजकुल में गया हआ वह 
ऐसे मुँह लबथ्काएं ( अधोमुख ) रहता है जेसे गढ़े खजाने के ऊपर लगाये हए पोंचे की डाल 
नीचे कुकी हो। चाहे वह कुछ न भी माँगे तो भी वह राजद्वार के भीतर दूर तक प्रविष्ठ हुआ 
जोर के साथ बाहर फेंक दिया जाता है, जेंसे धनुप वाण को भीतर खींच कर वेग से छोड़ देता 
हैं। चाहे वह किसी के मार्ग का कांदा न हो और अपने आपको चरण सेवा में लगाए रक्खे, 
तो भी वे उसे निकालकर दूर फेंक देते हैं। कहीं श्रसमय में स्वामी के सामने चला गया तो 
उसकी कुपित दृष्टि उसे जला कर नष्ड ही कर देती है जेसे अनाड़ी कामदेव देवताओं के फेर 
में पड़ कर शिव के द्वारा जल गया था । किसी तरह से यदि राजकुल में रह गया, तो डांड- 
फटकार सहते हुए, भी उसे अपने मुँह पर लाली बनाए रखनी पड़ती हैं। प्रतिदिन प्रणाम 
करते-करते उसका माथा घिस्त जाता है। त्रिशंकु की तरह दोनों लोकों से गया-ब्रीता वह 
रात दिन नीचे मू'डी लटकाए, रहता हैं। थोड़े से डुकड़ों के लिये वह अपने सव सुख छोड़ने 
पर तैय्यार हो जाता हैं। जीविका कमाने की असिलापषा मन में लिये वह अपने शरीर को 
खपाता रहता है। कभी-कभी अपनी स्त्री को भी छोड़ कर राजकुल के लिये जघन्य कर्मों में 
लगा हुआ कुत्ते की तरह शरीर दंड तक सहता हँ*। कभी वे-आबरू होकर भोजन पाता 
है, पर फिर भी सब कुछ सहता रहता है ( ९२२२ )। 

राजकुल में अनेक प्रकार के सेवक होते थे उनके कर्म ओर स्वभार्ों को ध्यान में रख 
कर बाण ने यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णान दिये हैं । 

'कुछ ऐसे हैं जो कोए की तरह जीभ के चटोरेपन में अपना पुरुषाथ खोकर आयु को 
व्यर्थ गैवार्तें रहते हैं?। पिशाच जेसे श्मशान के पेड़ों के चक्कर काटे ऐसे ही कुछ लोग 
नासपीटी बढ़ोतरी पाकर वदमिजाज हुए राजा के मुहलगे मुसाहिबों के पास मंडराते रहते हैं४। 
कुछ लोग राजाष्वपी रुग्गों की मीठी-मीठी वाते सुनकर बच्चों की तरह भुलावे में पड़े रहते हैं। 
राजा का जादू एक बार जिस पर पड़ गया वह उसके हुक्म से क्‍या कुछ नहीं कर डालता 
वह अपने भूछमूठ के जौहरों का बाना बनाए हुए सदा नम्नता दिखाता है, लेकिन उसका तेज 
बुका रहता है, जैसे चित्रलिखित धनुष चढ़ी अत्यंचा से कुका हुआ भी बाण चलाने की शक्ति 


-_ क्वरिकर्मच्मपुट न हस्तियुद सम्बन्धी सनिक अभ्यास के लिये वनाया हुआ चमढ़े का पूरा 
हाथी ( २२२ )। इसका बाण ने पहले भी उल्लेख किया है ( १९६ )। 
२. शुन इव निजदारपराडमुखस्य जधन्यकसंलग्नमास्मानं ताइयतः २२२। वाद का यह 
श्लेषमयवाक्य गृढ़ हैं 


३. यह इशारा घिदूषक पर घटता है । 
४. श्मशान पादपस्थेव पिशाचस्य दग्धभूस्या परुषीकृतान्‌ राजवल्लभानपसपंतः, २२२ । 


सातवां ] सरकारी भौकरों पर चाण की फवतियां १७७ 


नहीं रखता" । चह भा्ट से बदोरे हुए कूडे की तरह श्री-हीन होता है! । उसे प्रतिहार 
ओऔर प्यादे ( कठकैरुद्वेज्यमानस्य ) घुडक लेते हैं । जब राजह्वार की झेंवा से टका- 
पैसा नहीं मिलता तो मन में वेराग्य उत्पन्न होकर गेरुआ घारण कर लेने की इच्छा करने 
लगता है। चाहे रात का भी समय हो वह बाहर फेंक दिया जाता है जैसे मातृवलि के पिंडे 
को राह में डाल देते हैं। वह मोदी-मोटी रहन-सहन से अनेक प्रकार के दुःख उठाता हैं। 
आत्मसमान को पीछे डाल कर भी झुकता रहता हैं । अपने आपको बेइजत करके वह 

से उनकी खुशामद करता है जो केवल सिर झुकाने से प्रसन्न नहीं होते। निष्ठुर प्रतिहारों 
की मार खाते-खाते चह बेहया हो जाता हैं। दीनता के चश उसका हृदय बुक जाता है और 
शआत्मसम्मान की रक्षा करने? की शक्ति से वह रहित हो जाता हैं। कुत्सित कर्म करते-करते 
सरकारी नौकरों में उदार विचार नहीं रह जाते । बह केवल पेसे के फेर में कष्ट बटोरता है, 
और अपने साधन बढ़ाने की युक्ति में कमीनेपन को बढ़ा लेता है ।” ( २२३ ) 


चर 


“जब देखो उसकी तृष्णांजलि बनी रहती है। स्वामी के पास जाने में कुल्ीन होते 
हुए भी अपराधी की माँति थरथर कांपता रहता हैं। चित्र में लिखे फूल की तरह सरकारी 
नौकर बाहर से देखने में सुन्दर लगते हुए भी फल देने में ठनठन होता हैं४। बहुत कुछ 
ज्ञान मस्तिष्क में भरा होने पर भी मौके पर उसके मुं ह से अनजान की तरह बात नहीं 
फूटती । शक्ति होने पर भी काम के समय उसके हाथ कोढ़ी की तरद मिंचे रह जाते हैं। 
अयने से बरात्रर दर्ज के व्यक्तियों को यदि तरक्की मिल जाती है" तो सरकारी नौकरी बिना 
आग के जलने लगता है, और यदि मातहत को उसके बराबर ओहदा मिल गया* तो साँस 
निकले बिना भी मानों मर जाता है । पद घंने से तिनके की तरह वे प्रतिष्ठा खो देते हैं। 
दुःख की वायु का मोंका उन्हें रात दिन दहकाता रहता है। राजमकत होने पर भी हिस्सावॉट 
में उन्हें कुछ नहीं मिलता । उनकी सत्र गर्मी हवा हो जाती है, पर भाई बन्धुओं को सताना 
नहीं छोड़ते। मान पिल्कुल रहता ही नहीं, फिर भी अपना पद छोड़कर टस से मस नहीं 
होते । उनका गौरव घट जाता है, सत्त चला जाता है और वे अ्रपने आपको बिल्कुल वेच 
डालते हैं*। राजसेवक अपनी दूत्ति का स्वयं मालिक नहीं होता। उसका अन्तरात्मा 
सदा सोच-बिचार के वशीमभूत रहता है। खाद से उठते ही प्रणाम करने का उसका स्वभाव 
वन जाता दे जैसे दग्धमुड सम्प्रदाय के साधु करते हैं। घर के विदूषक की तरह रात दिन 
मठकना ओर दूसरों को हंसाना ऐसी ही उसकी चेष्या रहती है | कभी-कभा तो सरकारी नौकरी 


१. खित्र धनुप इवालीक गुणाध्यारोपरोकक्रियानित्यन म्रस्य निर्वाण तेजसः, २२३ । 
२. सम्भवतः यह राजमहल के छोटे कमंचारियों की शोर संकेत है जो राजसहल में फूलमाला 
नहीं पहन सकते थे ( निर्माल्यवाहिन: ) | 
. दन्‍्यसंकोचितहृद्यावकाशस्य इव अ्होपुरुषकिया परिवर्जितस्य, २९३। 
« दशनीयस्यापि आलेख्यकसुमस्य इव निष्फलजन्मनः २२३ । 
» समसमुतकपपु निरण्निपच्यसमानस्थ, २२४ । 
« नीचसमीकरण पुनिरुच्छुवासं प्रियमाणस्य २२४७ । 
» निसतृवस्यापि महामॉसविक्रय कुर्बेंतः, २९७। श्मशान में जाकर महा-माँस बेचने की 


साधना करनेवाले को महासचव होना चाहिए, किन्तु सरकारी नौकर निःसत्तवहोते हुए भी 
अपने शरीर का माँस विक्रय कर देता है । 


छ छा .(4६ ८6 ० 


*$ /५ 


१७६ भंडि का सालवयुद्ध से कौटना [ उच्चवास 
चर 


अपने वंश को ही जलनेवाला कुलांगार हो जाता है। एक मुद्ठी घास के लिये मृ'ड्ी चलाने 
वाले बैल की तरह राजसेवक है । सिर पेट भरना ही जिसका उद्देश्य है बढ़ ऐसा मात 
का लोथड़ा है ।! ( २२४ ) ह 

राज सेवा या सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों के लिये बाण की फत्रतियाँ और 
फटकार अपने ढंग की एक है। नौकरी करने वालों की मनोश्त्ति और कुकर्मो' का सह 
विश्लेषण बाण ने क्रिया है। सम्भव है तत्कालीन राजशास्त्र के लेखकों ने मी दफतरों में 
ओर राजदबार में काम करनेवाले सरकारी कर्म-चारियों की मनोश्ृत्तियों और करवूओं का 
विव्रेचन किवा हो झौर वहाँ से उक्त वर्णन का रंग भरा गया हो । किन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि बाण स्वयं भी अत्यन्त पेनी बुद्धि के व्यक्ति थे जो प्रत्येक विषय के अन्तर में पैंठ कर 
पूरी तरह उसका साक्षात्मार करते थ्रे। उन्होंने निकट से राजकुल में काम करने वालों 
को देखा-पदचाना था और उनके स्वभाव की विशेषतादं का अध्ययन किया था। नौकरी 
करके राजदरखार के ठाय-चाट में बाण ने अपने व्यक्तित्व की स्व॒तन्तता नहीं गंवाई।  तट्त्थ 
ग्रालोचक की भाँति वे राजकुलों के शोर राजकर्मचारियों के दोषों की समीक्षा कर सके | उनका 
यह वाक्य ध्यान देने योग्य है-- मानधनी के लिये क्षण भर भी मानवोचित पौरुष का 
जीवन श्रच्छा, किन्तु कुककर त्रिलोकी का राज्य-मोग भी मनत्वी के लिये अच्छा नहीं (२२५) !” 

यदि देव हमारे इस प्रणय को स्वीकार करेंगे तो प्राग्ज्योतिषेश्वर वो कुछ ही दिनों 
में यहाँ आया हुआ जानें! यह कहकर हंसवेग चुप हो गया और शीघ्र ही बादर चला गया | 

हर्ष ने भी वह रात कुमार से मिलने की उत्कंठा में ब्िताई। प्राप्त:काल अपने 
प्रधान दूत के साथ श्रनेक प्रकार की वापिसी भेंट्सामग्री ( प्रतिग्राद्वतं प्रधान प्रतिदूताधिष्ठितं, 
२२५ ) भेजते हुए हंसवेग को विदा किया। स्वयं शत्रु पर चढ़ाई करने के लिये सेना का 
प्रयाण उस दिन से बराबर जारी रक्खा । 

एक दिन हर्ष ने लेखद्वरक के मुख से सुना कि राज्यवधेन की सेना ने मालवराज की 
जिस सेना को जीत लिया था उस सत्रको साथ लेकर मंडि आ रहा है और पास ही पहुँच 
गया है। इस समाचार ने भाई के शोक को फिर हरा कर दिया और उत्तका हृदय पिव्रल 
गया। सत्र काम-काज छोड़ कर वह निजमंदिर में राजकीय परिवार के साथ ठहरा रहा । 
आर प्रतिहार ने सब्र नौकर-चाकरों को ताकीद कर दी कि बिल्कुल चुपचाप रहें और आहट 
न होने दें ( प्रतिहार निवारण निम्दत निःशब्द परिजने, २२५ ) | राजमहलों का यह नियम 
था कि जब्र शोक का समय होता या अन्य आवश्यकता होती, तो सब आजञाएँ केवल इशारों 
से दी जातीं और सब परिजन चुपचाप रह कर काम करते जिससे राजकुल में बिल्कुल सन्नाद 
रहे। प्रमाकखर्पन की बीमारी के समय ऐसा ही किया गया था* । इस अकार के कार्ये- 
वाहक इशारों का कोई समयाचार या दस्तूझल अमल रहता होगा जिसके अनुसार सीखे हुए 
परिजन काम करते थे । 

कुछ समय बाई भंडि अकेला ही घोड़े पर सवार, कुछ कुलपुत्रों को साथ लिये राजद्वार 
पर आया ओर वहीं घोड़े से उतर कर मुँह लव्काएं राजमंदिर में प्रविष्ट हुआ। उसको 
छाती में शत्रु के बाणों के घाव थे जिससे ज्ञात होता था कि मालवराज के साथ कसकर युद्ध 


३. अतिनिः शब्दे निठ॒तसंजञा-निर्दिश्यमान-सकलकमेणि १५५। 


4० न है रे ग 
घाददों ] भंडि की दए से भटद ३ ७०७ 


हुआ था। उसके बाल बढ़े हुए वे। शरीर पर केवल मंगलदसब का आमूपण बचा 
था, वह भी व्यायाम न करने से पतले पढ़े हुए मुजदंद से खिसक कर नीचे कत्नाई में 
आ गया था और दोला बलय की तरह मूल रहा था) । ताम्वूल् में अदवि हो जाने से होठ 
की लाली कम हो गई थी। आऑँसय्ों की कड़ी ऐसे लगी थी मानों सुख पर शोकपद दका 

>ऊ सेग कर की ली 2 


हो* । (चित्र ८६) उप्तकी ऐसी दीन दशा थी जैसे यूथयति के मेने पर वे 
की हो जाती है ( २९६ ) | 


/ 


२३०, ७» 2 कट अंक क के 0 + ००८४ 
दूर से ही दाढ़ मार कर बह परों में गिर पड़ा । देव उसे देखकर उठे और लड़- 
खढ़ाते पेरों से श्रागे बढ़ उसे उठाकर गले लगाया ओर स्वयं भी देर तक फूड-फ्ूर कर रोते 


रहे। जब शोक का वेग कम इुथ्ना, तो लौय्कर पदले को तरद निज आसन पर बैठ 
पहले भंडि का मुँह घुलवाया ओर फिर अपना भी धोवा। छुद्ध देर में भाई की मृत्यु का 
वृत्तान्त पूछा । भंडि ने सत्र दाल कह सुनाया । राजा ने पूछा 'राज्यश्री की क्या गत हुई १ 
भंडि ने फिर कहा-- देव, राज्यवधन के स्वर्ग चले जाने पर जब गुप्त नाम के व्यक्ति ले कास्य- 
कुब्ज ( कुशस्थल ) पर अधिकार कर लिया, तो राज्यश्ली मी पकड़ी गई, पर बह किसी तरह 
बन्धन से छूटकर परिवार के साथ विन्ध्याचल के जंगल ( विन्ध्याव्वी ) 3 में चली गई,--यह 
वात मेंने लोगों से सुनी। उसे हूँढने के लिये बहुत से आदमी भेजे गए. हैं पर अ्रभी तक 
कोई लौय्कर नहीं आया है ।? हे ने स्वाभाविक उत्तेजना के साथ कहा--ओरों के हँदने 
से क्या! जहाँ भी वह हो में स्वयं श्रोर सब काम छोड़ कर जाऊंगा । तुम सेना लेकर 
गौड़ पर चढ़ाई करो ( २९६ ) |” यह कह उठकर स्नान भूमि में चले गऐ।। भंडि ने हर्ष 
के कहने से बढ़े हुए केशों का ज्ञीर कराया ओर प्रतीद्वर-भवन४& में स्नान किया । हे ने 
उसके लिये वस्च, पुष्प, अंगराग ओर अंलकार भेजकर अपना प्रसाद प्रक" किया और साथ 
: ही भोजन किया, एवं वह दिन उसके साथ ही बरिताया | 

दूसरे दिन भंडि ने राजा के पास श्राकर निवेदन किया--श्री राज्यवधेन के भुजबल 
से मालवराज की जो सेना साज-सामान ( परिवह ) के साथ जीती गई है उसे देव देखने 





3. दूरीकृतव्याम शिथिल भुजदंडदोलायमान मंगलचलयकशेपालंकृतिः, २९६। पहले कहा 
जा छुका है कि भंडि पुखराज का जडाऊ वलय पहनता था। वलय या अनन्त नामक 
श्राभूषण अपेक्षाकृत ढीला चनाया जाता था। शूदृंक के रत्नवलय को दोलायसान (खिसक 
से वाला ) कहा गया है ( का० ७ )। 
२, शोक के समय मुह प्रर कपड़ा डाल लेने की प्रथा थी । इस पकार का पट सधुरा 
से प्राप्त बुद्ध के निर्वाण दृश्य में विज्ञाप करते हुए एक राजा के मुह पर दिखाया 
गया है ( मथुरा संग्रहालय, एच ८ म्ति ) | ह 

६. प्राचीन भुगोल में विन्ध्याथ्वी उस घने जंगल की संज्ञा थी जो विन्ध्य परत के उत्तर 
चम्बल और वेतवा के बीच में पड़ता है। महाभारत वन पर्च में इसे घोर 
अठवी ( ६९१। १८), दारुण अटवी ( ६१। १० ) महारण्य (६१) २७ ) 
महाघोर वन ( ६१ | २७ ) कहा गया है, जिसमें एक ऊंचा पहाड़ (६१| ३८ ) 
भी था। यहीं के राजा श्राटविक कहकाते थे और यही प्रदेश अटवीराज्य था । 
बाय ने भी इस विन्ध्याटवी का आगे विस्तृत वर्णन किया है। वह तव आटविक 
सामन्व च्याप्रकेतु के अधिकार में थी। 


४._ राजहार के भीतर प्रतीह्वर-भवन की स्थिति के बारे सें ० १७१ पर लिखा जा चुका है।. 
श्डे 


१७८ सालव की चरिजय से प्राप्त सामग्री [ उच्चवास 
हि 


की कृपा करे ! |, राजा के स्व्रीकार करने पर उसने यद्‌ सत्र सामान दिखाया, जैसे अनेक 
हाथी, सुनहली चौरियों से तजे घोड़े, चमचम करते झ्राभूषण, शुद्ध मोतियों से पोहे गए 
तारहार) , चामर ( वालव्यजन ), सुनइले डंडे वाला श्वेत छत्र, वारविज्ञासिनी स्त्रियाँ, सिंहासन 
शयनासन श्रादि राज्य का सामान, पेरों में लोदे की बेड़ी पढ़े हुए मालवा के राजा लोग, कोप से 
भरे हुए कहसे जिनपर ब्यौरे की पहियाँ लगी थीं और जिनके गले में आभूषणों की बनी 
मालाएँ पड़ीं थीं* | 
लूट के सामान की इस गिनती में कही हुई वारत्रिलासिनी ल्वियाँ वे होनी चाहिएँ जो 
राजदरबार था राजकुल में नियुक्त रहती थीं जिनका वर्णन बाण ने हर्प के दरबार के प्रसंग में 
(७५ ) किया है। विजित माक्षव राजलोक़ के अ्रन्तगंत वहाँ के राजा, राजकुमार, राज- 
परिवार के व्यक्ति, महासामन्त, सामन्‍्त आदि लोग सममके जाने चाहिएँ३। मध्यकाल की 
यह प्रथा जान पड़ती है क्नि युद्ध में द्वार जाने पर ये सब्र लोग विजेता के सम्मुख पेश करिए 
जाते थे ओर वहाँ से उनके भाग्य का निपयरा होता था | 
उस सत्र सामान को देख कर हर्प ने विभिन्न अधिकारी श्रध्यक्षों को उसे विधिपूरवक 
स्वीकार करने की आजा दी*। दूसरे दिन उसने राज्यश्री के हँढने के लिये प्रस्थान किया 
श्रौर कुछ ही पड़ावों के वाद विन्ध्याटवी में पहुँच गया | 
विन्ध्याव्वी, जैसा ऊपर कहा गया है, बहुत बड़ा वन था । उसके शुरू में ही एक 
बन गाँव ( वन आमक ) या जंगल को साफ करके बनाई हुई बत्ती थी। बाण ने इसका 
विस्तृत वर्णन किया है ( २२७-२३० ) जो हप॑ चरित का विशिष्ट स्थल माना जा सकता है | 
संस्कृत साहित्य में तो यह वर्णन अपने ढंग का एक ही है। जंगली देहात की आदिम कालीन 
रहन-सहन का इसमें स्पष्ट चित्र है। ऐसे स्थान के आदमियों को हम शिकार और किसानी 
के बीच का जीवन व्यतीत करते हुए पाते हैं। 
इस लम्बे वर्णन की रूपरेखा इस प्रकार है । गाँव के चारों ओर वन प्रदेश फले 
थये। खेत बहुत विरत् थे। किसान हल-बेल के विना कुदाल से घरती गोड़ कर चीज 


१. बढ़िया सोतियों के हार गुप्त युग में तार हार कहलाते थे । कालिदास भौर बाण 
ने उनका उहलेख किया है। अमभरकोप के अनुसार मसुक्ताश॒ुद्ों च॒ वारः 
स्थात्‌ ( ३। १६९ ) | 

२. ससंख्यालेख्यपत्रान्‌, सालंकारापीडपीडान्‌ कोपफलशान्‌ ( २२७ ) । 

अपराजिवएच्छा ( १२ वीं शती ) से ज्ञात होता है कि महाराजाधिराज के राज्य में 
४ महामांडलिक, १२ मांडलिक, १६ महासामन्त और ३२ सामन्‍्त होते थे (अर ७८ | 
३२-३४ )। सामन्तों से नीचे उत्त कर ४६० चौरासी के चौधरी ( चतुरशिक ) 
झौर उसके बाद अन्य सब राजपुत्र या राजपूत कहलाते थे । मांडलिक, महासासन्त 
और राजपछुत्र, शासन की थे इकाइयां चाण के युग से पूर्व अस्तित्व में था घुकी थी । 
विजेता राजा के देश जीत कर राजधानी में प्रवेश के समय ये प्रतिनिधि उसके सम्मुख 
उपस्थित होते थे । 
४. यथाघधिकारमादिक्षदृध्यक्षान्‌ ( २९७ ) । इससे ज्ञात होता है कि हव के शासन 
प्रबन्ध में भी विभिन्न विभागाधिपति अध्यक्ष कहलाते थे । यह इस अर्थ में पुराना 
इाब्द था जो श्रष्टा ध्यायी और अर्थशास्त्र में आया है। 


सातवां ] विन्ध्याटवी के जंगली गाँव का वर्णन १७९ 


छितरा कर कुछ वो लेते थे । जंगल्ली जानवरों का उपद्रव द्ोता रहता था। जंगली रास्तों 
पर पानी की प्याउश्ों का अच्छा प्रवन्ध था। पास-पड़ोस के लोग कोयला फू कने और 
लकड़ी काटने का काम करते थे । काफी लोग छोटे-बड़े जानवरों के शिकार से पेठ पालते थे | 
पुरुष जंगल में होने वाले विविध सामान के बोझ लेकर, ओर ल्लियाँ जंगली फल बटोर कर 
इधर-उधर बेच आती थीं। थोड़े से स्थान में दलन-बेल की खेती भी थी। वहाँ किसानी का धंधा 
करने वाले किसान बंजर धरती तोड़कर उसमें खाद डाल कर खेतों को उपजाऊ बना रहे थे । गन्ने 
के बढ़े-बड़े वादे यहाँ की विशेपता थी। जंगली बस्ती के घरों के चारों ओर काँठेदार वादे 
थीं। जिनके भीतर लोग रहते ओर अपने पशु बाँधते थे, पर फिर भी जंगली जानवरों द्वारा. 
वारदातें होती रहती थीं। घरों के भीतर यहस्थी चलाने के लिये बहुत तरह का जंगल में 
होने वाला सामान, फल-फूल-खड़ी आदि बोर कर रख लिया गया था। अग्वी-कुद्ठम्बियों 
के उसी गाँव में हप ने भी अपना पड़ाव किया | 

अब बाण के प्रस्तुत किये हुए चल चित्र का निकट्से क्रम वार अध्ययन करना चाहिए । 

१. वन बस्ती के चारों ओर के बन प्रदेश दूर से ही उसका परिचय दे रहे ये। लोग 
साठी चावल का भूसा जला कर घुश्रां करने के आदी थे । कभी-कभी ऐसा होता कि उसकी 
आग फैल कर जंगली धान्य के खलिद्दान तक पहुँच जाती जिससे वे घुमैले लगते थे। 
कहीं पुराने वीहड़ बरगदों के चारों थ्रोर सूखी टहनियों के अंब्रार लगाकर गायों का बाड़ा बना 
लिया गया था। कहीं बचेरों ने बछुड़ों पर वार किया था। उससे खीभकर लोगों ने बांघ॑ 
को फेसाने के लिये जाल ( व्याप्रयन्त्र ) लगा रखा था। घूम कर गश्त लगाने 
वाले वनपालों ने अनधिक्त लकड़ी काटने वाले आरमीण लकड़हारों के कुठार जबरदस्ती छीन 
लिए थे” | एक जगह पेड़ों के घने भुरसुठ में चामुंडा देवी का मंडप बना हुआ था* । 

२, बन ग्राम के चारों ओर घोर जंगल के सिवाय ओर कुछ न था। इसलिए त्ौग॑ 
कुठम्च का पेट पालने के लिये व्याकुल रहते थे। उसी चिन्ता में दुरबल किसान केवल 
कुदारी से गोड़कर पड़ती धरती तोड़ते और खेत के ढुकड़े (लंडलक) निकाल लेते ३। खुली 
जगह के अभाव में खेत छोटे ( अल्पावकाश ) और दूर-दूर पर स्थित ( विर्विरलैः ) 
थे। खेती के लिये वेल् न थे। भूमि कास से भरी हुईं थी। काली मिद्दी की पटपड तह 

१, कश्सोर प्रति में श्रयंत्रित वनपाल पाठ है, वही ठीक है । यंत्रित- एक स्थान में 
नियत; अ्रयंत्रित >ूगश्त करनेवाले | पर८गर, जिन्हें जंगक्त से लकड़ी काटने की 
नियमित आज्ञा प्राप्त न थी ( २२७ )। 

२. चासुडा विन्ध्याचल प्रदेश की सबसे बड़ी देवी थी। बाण ने कांदुम्बरी में उसके 
मंदिर का विस्तृव वर्णन किया है। काल्ान्तर में चामुडा की पूजा उत्तरी भारत के 
गाँव-गाँव में फैत्त गई । यह शवरनिपादसंस्कृति की रक्त-बलि चाहने वाली देवी थी। 

४. भज्यसान भूरि खिल-क्ष म्र-खंडलकम्‌ ( २९७)। इसी वाक्य के एक झंदा उच्ना- 
भाग भापितेन ( निर्शयसागर संस्करण ) का कश्मीरी पाठ 'उच्छभागभाषितेन! है | 
संभव दे यह उन्छ भाग भाषपितेन का अपपाठ हो | तब इसका यह अर्थ होगा कि 
किसान जंगल में कुदाली से जो नई घरवो तोड़ रहे थे उसमें राजप्राह्म भाग रूप में 
सब धान्य दे देने के वाद केवल उन्‍्छु या सिहला किसानों को मिलता था। 'उच्चमाग 


भाषितेन! पाठ ठीक साना जाय तो अ्रथ ऐसा होगा-किसान जोर-जोर से भावाज 
करते हुए घरती तोड़ रह थे । 





१८० वनआ्रास की प्याऊए [ उच्दवांसं 


लोहे के तवे की तरह कटी थी। कुछ भो पेदा करने लिये किसानों को लाती फाद कर 
कुदाली भाँजनी पड़ती थी, वही उनका सद्यरा था। जगह-जगह पेड़ों के कटने से जो ठंठ 
बचे थे वे क्रिर पत्तों का घना फुद्यव लेने लगे थे। भूमि पर साँचां भौर छईमुई ( अ्रलखुपा ) 
का ऐसा घना जंगल छाया था और तालमखाने ( कोक़िलाज्ष ) के क्षप पेरों को ऐसे जकड़ 
लेते थे कि बोई हुई क्यारियों तक पहुँचना मुश्किल था; उन्हें जोतनाजोना तो और भी 
कठिन था। आने जाने वाले कम थे, इसलिये पगडंडियाँ मी साक दिखाई न पड़ती थीं। 

खेतों के पात ऊँचे मचान बचे हुए कह रहे थे कि वहाँ जंगली जानवर लगते ये । 
३, जंगल ओर बस्ती के मार्गों पर प्याउशों का विशेष प्रबन्ध था। ये प्याऊ क्‍या 
थीं पथिकों के ठहरने-श्राराम करने के विश्राम-णह थे। पेड़ों के ऋुरम॒ट देखकर प्याऊ के स्थान 
बना लिए गए थे । बयेही वहाँ आते ओर नए पल्‍लवों की व्हनी तोड कर पेरों की धूल 
भाडकर छावा में बेठते थे । वहीं पर छोटी कुइंया खोदकर उसे नागफनी से घेर दिया गया 
था और दूर से पहचान कराने के लिये जंगली साल के फूलों के गुच्छे थांग दिये गए ये। 
कुश्यां के पास ही प्याऊ की मज़ैया घने घास-फूस से छा ली गई थी । बसेह्ियों ने सत्त 
खाकर जो शकोरे फेंक दिए थे उनपर जंगल की बड़ी नीली मक्खियाँ मिनभिना रही थीं। 
पास में ही राहगीरों ने जामुन खाकर गरुटलिंयाँ डाल दी थीं। कहीं कदम्त्रों के फूलों से लदी 

हुई व्हनियाँ तोड़कर धूल में फेक दी गई थीं । 
इन प्रपाथोों के भीतर जल का प्रच॒न्ध बढ़े शोक से किया गया था | धड़ौंचियों पर 
प्यात्त बुझाने के लिये छोयी लम्भोतरी मिद्दी की गगरियाँ रक्खी हुई थीं। उनके ऊपर कॉँडे 
जैसी बुंदकियों की सजावट बनी थी" (चित्र ८७) | वालू की बनी हुई कलसियों में से पानी रिसकर 
गीली पेंदी से व्पकता हुआ पथिकों की थकान मिय्ता था* । सिखाल नामक गीली घास में 
लपेटे हुए अलिंजर या बढ़े माों का जल खूब ठंढा हो गया था3 । जल्न रीता करके जल 
7 ॥. यहाँ वाण ने कर्करी, कलशी, अलिजर, उदकृम्स और घट इन पाँच मिद्दी के पात्रों 
का उहकेख किया है जो एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए। ककरी को कराटकित्त 
कहा है। अहिच्छुत्रा और हस्तिनापुर की खुदाई में मिले कुद गुप्तकान्नीन पात्रों को 
देखने से 'कर्टकित” विशेषण की साथकता समझ में थ्राती है। उनके घाहर की 
ओर सारी जमीन पर कटहल के फल पर उठे काँटों जेसा अब्ंकरण बना है जो 
यहाँ छित्र में दिखाया गया है । प्रभाकर वधन के धवलगृद्द में भी मचंक पर रक्खी 
हुई पानी से भरी बछुआ ककरी का उदलेख हुआ है (१५६),वही यहाँ अभिश्र त है। 
२. कलसी ककरी से कुछ बड़ो ज्ञात होती इनमें पीने का पानी नहीं भरा था, 
बल्कि थे पौशाला में लटकाई रहती थीं और उनसे रिस रिंस कर टपकता हुआ पानो 
थिकों के सिर आदि अंगों की थकान मिदाता था । 
६. अलिजर सहाकम्भ या वड़ा साट था। बाण ने इसी का दूसरा नाम गोल? दि 
है ( १५६ )। धवल्वश॒ह के वणन में गोलों को सरस शंवल से छपेटकर टाँगा हुआ 
कहा गया है ( सरसशेवल वक्यित यलदूगोलयन्त्रके )। आज भी बड़े सार्यो को 
जिनमें कई घड़े पानो आता है पच्छिमी बोली में गोल कहते हैं। उनके चारों 
झोर वाल बिछाकर गीली सिरवाल घास लपेट देते हैं । इन्हीं में से टंढा णत्त [निकाल- 
कर छोटे पात्र में करके पिलाया जावा है । 





सांतवाँ ] प्याऊ के भीवर पानी के बदल १८१ 


कुम्मों में लाल शकरा भरकर प्याऊ में रकखी गई थी और (शरबत के लिये ) थोड़ी-धोडी 
निकाली जा रही थी। उससे जो ठंडक उत्पन्न होती थी उससे ऐसा ज्ञात होता है मानों 
ग्रीष्म में शिशिर ऋतु आगई हो* । प्याऊ में कुछ घड़े ऐसे थे जिनके मुह गेहूँ की नालियों 
या तिनकों के ढककन ( कट ) से ढके थे और उनके ऊपर ग्रीप्म में जल को सुवासित करने 
के लिये पाव्ल के फूलों की कलियाँ रकखी गई थीं ( घस्मुखबदित कव्हार-पाव्लपुणपुठानाम्‌ 
श्र८ ) भीतर थूनियों के सिररों पर वालसइकार के फलों की डाले भूल रही थीं 
और हरे पत्तों पर पानी का छोंटा देकर उनके भुराते हुए फलों को ताजा रकखा जा रह्य था३ | 
कुंड के क्ुड यात्री प्याऊ में आकर विश्वाम करते ओर पानी पी कर चले ज ते ये। एक 
ओर अट्यी की प्रवेश-प्रपाश्रों से आने वाली ठंडक से गमों कुछ कम हो रही थी । दूसरी 
ओर कोयला फूकने के लिये लकड़ी के ढेरों में ग्राग लगाकर अंगार बनाने वाले लुहार फिर 
उतनी ही तपन पैदा कर रहे थे ( अंगारीयदारुसंग्रह दाहिमिः व्योकारै,, २२८ ) । 

४ पड़ोसी प्रदेश में रहने वाले निकटवासी कुणत्री लोग४ सब ओर से जंगल में काप्ठ 
संग्रह के लिये आ रहे थे । वे अपने घरों में खाने का आय-सीधा आदि सामान छिपाकर 
( व्थगित ) रख आए थे और बुड़ढों को रखवाली के लिये बैठा आए थे । लकड़ी काटने 
के लिये कुल्दाड़ा भाँजने की जो कड़ी मेहनत थी उसे बरदाश्त करने के लिये अपने शरीर 
पर उन्होंने आवश्यक तेल आदि की मालिश कर रक्खी थी। उनके कन्धों पर भारी कुठार 





3, यों भी पाठल शकरा या लाल दाक्कर जाड़े में ही बनाई भौर खाई जाती है । पाटल 
शर्करा का अर्थ कावेल ने लाल कंकर किया है भौर लिखा है कि उन्हें घड़े के ढंडे 
पानी में बोर कर बाहर निकालने से हवा ठंढी की जा रही थी । यह श्रथं घटता नहीं | 
चस्तुतः वाण ने स्वयं पाटल शकरा (लाल शक्कर) और कक शकरा ( सफेद शक्कर ) 
इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है ( १५६ )। वही शअ्रथ यहाँ अभिप्रत है। 

२. कश्मीरी प्रतियों का पाठ थ्रौर निर्णयसागरीय संस्करण का पाठ भी किटहार! है 
और वही शुद्ध है, यद्यपि कठिन पाठ है| वस्तुतः वाण स्वयं लिख चुके हैं कि 
प्रीष्म ऋतु में टटके पाटल पुप्पोंकी तेज सुगन्धि से पानीय जल सुवासित किया 
जाता था (श्रभिनवपद्ठ पाठलासोद सुरभिपरिसल जल॑ जनस्य पातुमभद्भिलापो दिवस- 
कर संवापात्‌ ४६ )। कट का श्रथ है गेहूँ की नाज्ी या उससे घुनी हुईं चटाई या पर्दा। 
नाली छुनकर टक्‍्कन बनाने का रिवाज श्रभी तक है। हार का अर्थ यहाँ कंठाभरण 
या साल्ला न होकर, ले जाने वाला, रखने वाला ( हरताति हारः ) ठीक है। पाटल 
पुष्प का घुट-तुरन्‍्त को खिली को या अभिनव पढु पाटल । पाठल पुष्प को 
सद़ने से बचाने के लिये जल के भीतर न ढाल कर जल्ल पर तेरते हुए तृण के ढक्कन 
पर रखकर जल को सुवासित करने की विक्षि को ओर वाण का संकेत है । 

४६, शीकरपुल्क्रितपहलवपूलीपाह्यमान-शोप्यसरसशिशुसहकारफलजूटीजटिल- 
स्थाणुनाम्‌ ( २२८ )। 

४. पग्रातिवेश्यविषयवासिना नंकटिक कुटुम्विकलोकेन । कुटुम्विक का श्रथ कुटम्बी भी हो सकता 


है ९ २२७ ) पर वाण के वर्शन में यह पारिभाषिक ज्ञात होता है जिसका अर्थ कुणबी 
जाति था। 


;: +| कर ;र है 
१८२ जगल में रहने वाले कणबो भौर शिकारी लो 


रखे थे और गले में कल्ेब्े की पोड्ली ( प्रावराशपुट ) बँधी जग्क रही थी | चोरों के हरे 

से विचारों ने फटे कपड़े पहन रकखे थे । उनके गले भें काजे शत की... 

हे पलक इन रस थे। उनके गले में काले त्रेंत की तिलड़ी माला लपेथी 
्षृ रा ब हर सा है त्ञट 

हुई थीं! । लकड़ी लाइने के लिये उनके आगे-श्रागे बैलों की जोडी चल रही थी | 


._+ जगल मे तरह-तरह के शिकारी थे | खूंखार बड़े जानवरों ( श्वापद ) का शिकार 
करने वाले व्याथे वन ग्राम के बाहर वाले जंगल में विचर रे वे। उनके हाथ में पणुश्रों की 
३ डारियाँ, जाल और फन्दे बेर । बन के हिल जानवरों ( साउजों ) के शिक्वार में 
डुरुने के लिये दट्टियाँ ( व्यवधान ) खूब मोदी लगाई गई थीं। शिकारी कृट्पाशों को गेंडुरी 
वनाकर साथ में लिए थे३ । दूसरी तरह के बहेलिये चिह़ियोँ फँसाने वाले शाकुनिक थे जो 
कंघे पर वीत॑सक जाल या डल्ा लटकाए थे जो उनके च्ालपाशिक आभूषण से उलझ-उलम 
जाता था। उनके हार्थों में ब्राज ( आहक ), तीतर (ककर) और भुजंगा (कर्पिजल) आदि के 
पिंजड़े थे । वे चिट्टियों की टोह में गाँव के आस-पास ही मंडरा रहे थे । उनके अलावा चिड़ीमारों 
के लडके या छोटे चिरदटे (गशिक-शिशु) वेलों पर लासा लगा कर गौरौैया पकड़ने के ब्यौंत में 
इधर से उधर फुदक रहे थे। चिड़ियों के शिकार के शौकीन नवयुवक शिकारी कुत्तों को जो बीच- 
बीच में भाड़ी में से उडते हुए तीतरों की फड़फडाहट से वेचैन हो उठते थे पुचकार रहे ये । 


६ गाँव के लोग वन की पेदावार के बोक सिर पर उठाए जा रहे थे। कोई शीघु 
( सेहुँड ) की छात्र का गद्या लिए था। किसी के पास घाय ( धातकी ) के” ताजा लाल 





4, 'पतन्नचीटाबृतमुझेः पीतकुटेश का पाठान्तर पत्र बीटक पिहित सुखर्वोटकुटेश भी है। पीतकूटेः 
पाठ अशुद्ध है। पीतकुटेः पाठ अर्थ की दृष्टि से तो श॒द्ध है, पर मूलपाठ वोटकुटेः जान 
पड़ता है। यह कठिन पाठ था जिसे पीत कुटेः द्वारा सरल बनाया गया। बोट हिन्दी में डे 
श्रभी तक चालू शब्द है जिसका अर्थ लग्बोतरा कमचौड़े मुँह का मिट्टी का बतन है। 
बोट कुट # लम्बोतरा कम चौडे मुह का घड़ा इस प्रकार की बोट अजन्ता गुफा १ में चित्रित 
है [ श्ॉधकृत अजन्ता, फलक ३५९, बुद्ध की उपासना करती हुई स्त्रियाँ? चित्र में ऊपर 
दीवालगिरी सें लम्बोतरा पात्र 'वोटकुट' है। ] ( चित्र <८)। 

२. गृहदीत स्टगतस्तुतंत्री-जालवलय-बागुरेः। रूगतंत॒ तंत्री > पशुओं के तन्‍्तु या स्नायुओं की 
बनी तंत्री या डोरी । मिलाइए प्रृ० २०५ पर जीववन्धनपाशतंत्रीतन्तवः । 


छ्, श्वापद-व्यधन-ब्यवधानवहलीसमारोपित-कृटीकृतकूटपाशे: $ इस समास में कई पद 
पारिभाषिक और गूढ हैं। श्वापद - हिंसजन्तु, व्यधन > भोंकना, छेदना, अ्रथवा शिकार | 
व्यवधान का अर्थ पर्दा है; य शाँ उसका ठीक श्रथ वे टट्टियाँ हैं जिन्हें शिकारी हुकने के लिये 
रखते हैं। वहल का पअथे मोटा या घना; बहलीसमारोपित मोटी या धनी लगाई हुईं। 
ताव्पर्य यह कि बडे जानवर के शिकार के लिये मोटी ढुकने की टाटी लगाई थी और जमीन 
में मजबूत खूटियों से गाड़ेजाने वाले जाल लगे थे। हिरन आदि के लिये सामूली जाल 
या रस्सियों के फन्दे ये । 


४. धातकी >गेरु एरंग के ( धातु त्विप्‌ ) घाय के फूल जिनसे चमड़े का कस्सा बनाते हैं और 
झोषधि के काम लाते हैं । ह 


श> कप हल 


सातवां ] घमग्रास के निवासी ओर उनके घर १८३ 


फूलों की बोरियाँ थीं। कई लोग रई, अलसी, सन के म॒द्रों का वोफ लिए थे)। शहद, 
मोम, मोरके पिच्छे, खस ( लामजक ), के की लकड़ी, कूठाः ओर लोघ के भार सिर 
उठाए हुए बोकिए जा रहे थे ।३ 

७ जंगली फल्ल ब्ीनकर उन्हें वेचने की चिन्ता में जल्द-जल्दी डग रखती हुई गँव 
स्त्रियाँ ( ग्रामेयिका ) आस-पास के गाँवों को जा रही थीं । 

८. जंगल के कुछ हिस्से में फूम की खेती थी जहाँ सम्मवतः आदिम वासी इल के 
विना सिर्फ कुदाली से गोइते थे। लेकिन कुछ हल-बेल की खेती करने वाले किसान 
भी थे। उनके पास तगड़े बैलों की जोट थीं। वे पुराने खाद-कूड़े के ढेर उन लद़िया 
गाड़ियों पर जिनके डगमग पहिए, बिसस्ते हुए चूं-चूं कर रददे थे ओर कूडे-घूल से लथपथ 
जिनके बैलवान बैलों को ललकार रददे थे, लाइकर उन रुखे खेतों में ले जाकर डाल रहे थे 
जिनकी उपजाऊ शक्ति कम होगई थी४ | 

६, गन्नों के खूब लहलह्वते हुए चौढ़े व्िश्लास वाले पीधों से भरे हुए ईख के बाड़े 
गाँव की हरियाली बढ़ा रहे थे। खेतों के रखवाले जब्र गन्नों में छिपे हुए हिरनों को ताक 
कर बैलों के हॉँकने का डंडा उनकी ओर चलाते तो हिरन छुलांग मार कर ऊँची बाँसों की बाड 
के उस पार निकल जाते थे। जंगली भेसों के लम्बे हडड खेत में ब्रिजुकें की तरद गाद़े 
गए थे; उनसे डरे हुए खरहे गन्ने के ऊँचे अंकुरों को ही कुतर डालते थे । 

१०, वन ग्राम के घर एक दूसरे से काफी फासले पर (अ्रति विप्रकृष्टान्तर ) थे। 
उनके चारों ओर मरकत के जैसे चिकने हरे रंगवाली सेहँड ( स्नुह्ा )की वाड़ लगी थी। 
धनुप बनाने के योग्य कड़े पतले बाँसों की बसवारी पास में उग रही थी। करंजुए के काँठेदार 
वृक्षों की पंक्ति में रास्ता बनाकर घुसना मुश्किल था। एरंड, बचा, वंगक ( बेंगन ) 
तुलसी, सूरण कन्द, सोंहिजन ( शिग्रु ), गंठिवन ( अ्रन्थि पर्णी ), गरवेरुआ ( गवेघुक ) 
और मदझ्झा घान ( गमु त्‌ ) के गुल्म घरों के साथ लगी हुई बारियों ( छोटी वगीचियों ) में 
भरे हुए थे* । ऊँची वल्लियों पर चढ़ाई हुई लौकी की वेलें फैलकर छाया दे रही थीं। 
वेरी के गोल मंडपों के नीचे खैर के खूटे गाइ़कर बछुड़े बाँध दिए गए, थे* | मुगों की 


45 


पर 


लो 


१, पिचब्य >-रुई। अतसीगणपद्दमूलक की जगह अतसी-शरणापूलक भी पाठ है । 
कुष्ठ-कूट। एक गक्रार का पीधा जिसकी जड़ सुगन्धि और औपधि के काम आती है। 
भारतवर्ष का कूठ का व्यापार प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। | 

३. वाया ने तीन प्रकार के वोमों के लिये तीन शब्द प्रयुक्त किए हे--संभार - गाडी का 

वोमा; भार > सिर का वोका; भारक > जानवर पर लदा हुआ वोका । " 
४. युक्तश्रशकुरशाक्वराणां. पुराणपांसूत्किरकरीपकूटवाहिनीनां. धूर्ग तघूलिधूसरसैरिम 
सरोपस्वरसायार्माणानां संक्रीड््चदुलचक्रचीत्कारिणीनां शकटश्ने णीनां संपातेः संपामान- 
हुवलो्ीविरूक क्षेत्रसंस्कारम ( २२९ )। 
शग पाठ अशुद्ध है, कश्मीरी पाठ शुंग है। 


६. उस्वक-भरंड। चंगक-कोई साग ( शंकर; शिवद त्तकृत शिवकोप के अनुसार ढोंगन )। 
सुरस-तुलसी। सूरण>जिमीकंद। शिश्रु >सोंहिजन ( शोभाजंन )। गवेधुका-इसे 
गरवेरुआ या गंडहेरुआ भी कहते हैं, इसका चावल खाया जाता है। 

७. परिमंडलवद्रीमंडपकतल-निखात खदिर कील वद्धवत्सरूपे; (२२९ )। कील खूंटा । 
चत्सरूप >वच्छुरूलअ > वादृुरू। रूप ८पशु। 


१८४ बनग्राम के घरों का विशेष वर्णन [ उच्छवास 
कुकुड़ कू' से पहचान मिलती थी कि पर कहाँ-फहाँ बसे हैं। आँगन में लगे अगस्त्य वृक्ष के 
नीचे चिड़ियों को जुग्गा खिलाने और पानी पिलाने' की होदियाँ वनी हुई थीं और लाल-लाल 
वेरों को चादर सी ब्रिछी थी। पघरों में दीवारें बॉस के फड्े, नरकुल्न और सरकंडों को जोड़ 
कर बना ली गई थीं। । कोयले के ढेरों पर चबइ ( बल्व॒ज ) घास से मँंडवे छाए थे जिन पर 
पलाश के फूल ओर गोरोचना की सजावट थी । उन घरों में चतुर खस्थिनों ने कई तरह 
की काम की चीजें बथेर कर रख छोडी थीं, जैसे सेमल की रई, नलशालि ३, कमल की जड़ 
( कमल ककडी ; शालूक ), खंडशकरा, कमल के बीज ( मखाने ), बॉस, तंडुल, ओर तमाल 
के बीज | चटाइयों पर गम्भीरी४ के ढेर ( जड॒, पत्ती फल आरि ) सूख रहे थे जो घूल 
पड़ने से कुछ मव्मेले लग रहे थे । खिरनी (राजादन ) और मैनफल ( मदन फल ) खुखा- 
कर रकखे गए वे । महुए का आसब ओर चुद्ावा हुआ मद्र प्रायः हर घर में मौजूद था। 
प्रत्येक्त घर में कुसुम्म, कुम्म ओर गंडकुसूल भी थे" | अटवी कुट्ठम्बरियों के उन घरों में 
रवॉस ( राज माप ), खीरा ( त्रपुप ), ककडी, कोहड़ा और लोकियों के बीजों से वेले चल 
रही थीं। घरों में बनविलाव, नेवले, मालुधान श्रोर शालिजात ( अ्रज्ञातवनपश्ु ) के बचे 
पते हुए थे । इस ग्रकार के वनग्राम को देखकर हप का मन असन्न हुआ और उसने वहीं 
वास किया ( २३० )। 
३. पत्चिपृपिकाचापिका से पहले कश्मीरी पाठ में ज्षिप्न शब्द है, जिसका पाठ क्षिप्त भी हो 
सकता है--( करो ) । - 
२. वेणू पोट-बॉस के चिरे हुए फट्टे। पोट- शकल (शंकर )। 
३. नल-शालिः शालिसेदः ( शंकर )। सम्भव है नलशालि का अश्रथ नरसल हो जिसे नरकुल 


भी कहते हैं। |॒ हि 
काश्मर्य ८ गम्भारी ( 004॥05 8/0028 ) एक बड़ा पेड़ जिसकी जड़ ओषधि या 


हे ७० न््खे जि 
रसायन में काम आती है। इसकी गिनती दशमूल में की जाती है। पत्ती मूप्नरोग में 
और फल ज्वरोपधि में काम आते हैं। ५ हि 

५... कुसुम्भ को कुसुम्भ का फूल मानकर टीकाकार अथ स्पष्ट नहीं कर सके। वस्तुतः यहाँ 


हु कुसुम्स का अर्थ जल का छोटा पात्र है। दे” मानिश्रर विलियम्स कृत संस्कृत कोश, 

कुसुम्भ हू 7॥6 वश 004 0 6 5प्रतेशा: शाते 5शा३१७॥॥ ) कुम्भ - घान्य रखने 

का माद (तुलना कीजिए, कुसूल घान्य को वा स्यात्‌ कझम्भीधान्यक एव वा, मनु ) गणड- 

कुसूल, यह शब्द महत्व पूर्ण है। करीब दो ढाई फीट व्यास की छः इंची ऊं ची मिद्द 

की चकरिश्रों या माँडलों को ऊपर नीचे रखकर गण डकुसूल 08: 260 %॥ । अहिच्छुत्रा 

के देहातों में पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये श्रभी तक बरते जाते हं, ओर “गॉड' कहलाते हें; 

सैसे व गाल में उन्हें मंडल से मांडल कहा जाता है। अंगरेजी में इन्हं 7078-0०) 

कहा गया है । अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर, राजघाद आदि पायः सभी प्राचीन स्थानों की 

खुदाई में इस प्रकार के गंडकुसूल पाए गए हैं। पकाई मिट्टी की इन चकरियों का रा 
घान्यकुसूल, अस्थायी जलकूप, झोर संडास 'गृथकूप” इन तीनों कामों के लि 


भृहवास्त सें होता था । ( चित्र ५९ )। 


>> 45 ! | 


कै >कज क >लनक न जन मन 


घन ग्राम में रात व्िताऋर हपे न दूसर दुन वनन्‍्ध्याजवा में प्रवेश किया ञ्रो परौर्‌ बहुत दिनों 
तक उसमें इधर से उधर घूमता रहा ( आद थ तस्थामितश् तथ्र चुबहून्‌ दिवसान्‌ ), पर 
राज्यश्री का कुछ समाचार न मिला । एक दिन जब वह व्याकुलता से भठक रहा था, आटविंक 
सामन्त शरभकेतु का पुल्ष व्याप्रदेतु एक छबरयुब॒क को साथ लेकर हर्ष से मिलने आया । अगठवी 
या जंगल प्रदेश के जो राजा थे थे आदविक सामन्‍्त कहलाते थे। समुद्रगुप्त ने अपने 
प्रयागस्तम्भ लेख में लिखा है कि उसने सकल आदबिक राजाओं को अपना परिचारक बना 
लिया था ( परिचारक्ीकृत सरव्बादर्विकराजस्थ )। इसकी राजनीतिक व्याख्या यह ज्ञात 
होती है कि आठविक राजाशों का पद सामन्‍्त ऊँसा माना गया था, ओर जैसे अन्य सामन्त 
दरबार के समय सेवाचामरग्रहगा, यथ्ट्रहगा आदि सेवाएँ बजाते थे, वेसे ही आटवबिक राजा 
भी उस पद पर नियुक्त दोते थे। समुद्रगुप्त के लेख से यह भी विदित होता है कि अठवी 
राज्य श्र मदाकान्तार थे दोनों भीगोलिक प्रदेश थे । भारतीय मानचित्र पर इनकी पहचान 
इस प्रकार जान पड़ती हैं। पश्चिम में चम्बल से लेकर सिन्ध-वेतवा-केन के मध्यवर्ता प्रदेश को 
शामिल करके पूरब में शोण तक 'आटविक राज्यों का सिलसिला फैला था। उन्हीं के भौगोलिक 
उत्तराधिकारी श्रभी कल तक बुदेलखंड अर वधेलखंड के छोटे-छोटे रजवाड़े थे। इसके दक्तिण 
में घने जंगलों की जो चौड़ी मेखला है वही मद्यकान्तार का प्रदेश होना चाहिए। इसका पश्चिमी 
भाग दरडकवन ओर पूरवी महाकान्तर कहलाता था। ये भोगोलिक नाम हर्प के समय में भी 
प्रचलित थे। विम्ध्याचल के उत्तर में आटविक राज्य था श्र उससे दक्षिण में दुरडकव॒न- 
महाकास्तार का विस्तार था। 


शवर युवक का नाम निर्षात था। वह समस्त विन्ध्याचल के स्वामी और सब 
शबर-बसतियों के नेता शवर सेनापति भूकम्प का भान्‍जा था। विन्ध्याचल के ज॑गल के 
पत्ते -पत्त से वह परिचित था, भूमि की तो बात ही क्या ( २३२-२३३ )। चह शबर-युवक 
चघलता-फिरता काला पहाड़ ( अंजनशिलाच्छेद्मिव चलन्तम्‌ ) ( २१९) ओर खराद पर 
उतारा हुआ लोहे का खम्भा था ( यन्त्रोल्लिखितमश्मसार स्तम्भमिव, २३९ )। यह उल्लेख 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वाण से लगभग दो ही शती पूर्व मेहरौली की लोहे की लाट बन चुकी थी । 
ढलाई के बाद उस तरह की लाट खराद पर चढ़ा कर गोल और साफ की जाती होगी यही 
'यन्त्रोल्लखित” पद्‌ से सूचित होता है। निर्षात के पक्त में भी यन्त्रोलिखित विशेषण सार्थक 
था। उसके शरीर का मध्यभाग इस प्रकार गोल था मानों खराद पर उतारा गया हो 
( प्रथमयोवनोल्लिख्यमानमध्यमाग, २३२ )। कालिदास ने भी चोड़ी छाती के नीचे गोल 
कि प्रदेश के लिये खराद पर उल्लिखित होने की कल्पना है ( रघुवंश ६३२ )। यह गुप्त 
काल के शारीरिक सीन्दर्य का आदर्श था और शिल्पगत मूर्तियों में चरितार्थ पाया जाता है। 


वाण ने शवरयुवक का अत्यन्त सजीव चिल खींचा हैं। एक समय शबर या सौंर 


जाति विन्ध्याचल के जंगलों में खूब छाई हुई थी। यह सारा प्रदेश शबरों के अधीन था ! 
र्‌४ड 


१८६ शवरणुवक निर्वांत का वर्णन [ उच्छवास 


महाकोसल ओर कलिंग _अदेश तक उनका विस्तार था। अजन्ता की पहली युका के दरविड 
राज और आप ले म नागराज के पीछे तलवार लिये हुए जो व्यक्ति खड़ा हर वह शबर 
ही हैं। उसके ऊँचे माथे के चारों ओर काले केशों का बेरा-सा खिंचा हुआ था। उसकी 
नाक चपटी ओर बीच में नीची थी, ठड्ढी मोटी और छोटी थी, अधर चिपटा था, गाल की ही 
अधिक उभरी हुई थी, ओर जबदे चोड़े थे ।” ये सत्र लक्षण अजस्ता के चित्र में-स्पष्ट दिखाए 
गए हैं ( आंधक्षत अजन्ता, फलक ३३ )। उसकी तनी भीहों के बीच में त्िशाख ( लिशूल ) 
सा बना था। यह लक्षण भी चित्र में साज्ञात्‌ उपलब्ध हैं। (चित्र &० ) 
उसके कान में सुग्गे का हरा पहन खोंसा हुआ था । नीचे पाली में वह कच्चे शीशे का 
बाला पहने था* । काचर काच का उल्लेख भेरवाचार्य के वर्णन में भी पहले आ चुका है 
( १०३ )। उसके नेत्रों में स्वाभाविक लाली थी, वरोनियाँ कम थीं, ओर आँखों में कुछ चिपचि- 
पापन था ।* ग्देन एक ओर को छुछ झुकी ( अवाग् ) थी, जैसा अजन्ता के ऊपर लिखे चित्र में 
भी है, ओर कंधा कुछ लटका हुआ ( स्कज्ञ ) था। उसकी छाती चोडी ओर भुजाएँ लम्बी थीं । 
फलाई में सूझर के वालों में लपेटी हुई नागदमन नामक विपहर ओपधि की गुच्छियाँ बेँधी थीं 
ओर गोदन्ती मणि से जड़ा हुआ राँगे का कड़ा पड़ा था* । उसका उदर छटा हुआ, किन्तु 
दृंडी उभरी हुई थीः। उसकी चोड़ी कमर में छोटी तलवार ( कृपाणी ) वेधी थी जिसकी 
मूठ सींग की थी भर मुहनाल पर पारा चढ़ा हुआ था । वह कटारी दुमुद्दी साँप की खाल की 
दो पश्टियों से बनी म्यान में रक्खी हुई थी, जिस पर चीते के चमड़े के चकत्ते काठ कर शोभा 
के लिये लगाए गए थे। म्यान के ऊपर ऑघेम ह लटकते हुए मगचर्म की परतली ढकी थी४ । 
उसकी पीठ पर धौंकनी की आकृति का रीछ् के चमड़े का वना तरकस वँधा था, जिसके ऊपर 
की ओर के घने भौराले काले वाल बाघ के चितकबरें चमड़े से ढके थे" । बाँध की तरह ठोस 
4. पिनद्ध काचरमणि करि केन श्रवण श्रवण न, २३१ । 
२ गोदन्तमणिचित्रत्राएप' वलय॑ विश्वाणम्‌ । छोटी जातियों में अभी तक राँगे या गिलट 
* का जुवर पहनने का व्यापक रिवाज है| शंकर ने गोदन्त का अर्थ एक तरह का साँप किया 
है। श्री कण ने गोदन्ती हरताल की बनी गुरिया अर्थ किया है, जो ठीक जान पड़ता है। 


तुणि डभम्‌ ( २३२ )। जंगली जातियों में हूंडी बड़ा होना सुन्दरता का चिह्न माना 


जाता है। 
तलवार यथा कटार के फल का ऊपरी भाग ( मस्तक ) हिन्दी में सुँहनाल और नोक 
/ का भाग तहनाल कहलाता है। मुहनाल की चरफ मूठ जड़ी जाती है। उसीका 
वर्णन यहाँ किया गया है। अहंरमणीचमंनिर्मितपश्ियोः चित्रचित्रकत्वक्तारकित 
परिवारयासंकव्जाजिनजालकितया श्थगमयमसुणमुष्टिभागभास्वरया पारद्रसलेशलिप्त 
। (२३२ ) भ्रहीरमणी - हिक्तू अर्थात्‌ दुसुही सांपिन। परीवार खज्लकोश 


समस्तसस्तकया कि पू 
( अमर, ३।१६५९), म्यान | श्रव मूल में परिवार पाठ है जो किसी समय परीवार रहा होगा 


अमरकोप के अनुसार स्थान के लिये परीवार शव्द्‌ गुप्काल में चल चुका था। जालकित - 
. ढकी हुई। संकुब्ज शब्द का अथ कोपों में स्पष्ट नहीं है। मैंने उसका श्र श्रींधे मुँ ह-- 
इन नीचे पूछ ऊपर--इस प्रकार लटकाए हुए मृगचम किया है। म्यान के लिए परतलीका 





गद 
प्रयोग स्वाभाविक था । ४६ ८; 
७. अच्छुभल्‍लचसंमयेन  भल्‍लीग्रायप्रभूतशरम्धता. शबलशादूलचमंपटपीडितेन अलिकूल 


” क्वालकम्बललोस्ना प्ृष्ठभागभाजा भस्त्राभरणं न ( २३२ )। धोंकनीनुमा तरकश के लिये 
दे० चित्र ६७ । 


ध $ ०: 
आटवयाँ | इादार यूवा को हुए से बानडात १८७ 
यु मं 


रा तगर्ड किक प्र फऊरपिस मै छमापिनाओं का गोदनसा गांठ; झा 2225 2 की कक 2 53 
शोर तगड़ा बाह पर सीरापित से फूलारइया का गादना गंदा था ॥। शुजा के नमाणश म नस 
4 8 क्र्णी हक न 5 उन पटक अलवर पननल पर जल वल+ 3 2-2 का 
नाडिया का नारकशी ऐसी लगना थी माना अर का जथाए एक साथ बडा गद हा। वाह के 
हु शा जज कं न >> णक रन कि 4 कल स दर क-८ टन प्र रा अ न हा 
ऊपरा तहाए साथ चज।धू ५र पन्दा बन खास स््ब्दरव दो फन्स * बचलुप रकखा हुआ 2६8] || 
उसकी निचली कोर के नक्वीने भाग द्वारा अठ छेद करा उसमें एक तीतर ल हआ था 
उसका निचली कोर के नुछाल सांग द्वारा कूठ छेद कम उस्स एक तांतर लगकांया हुआ थ 
आओ 


हक] 


20. ५ 58 3] द्द्घा 23424: > अन्न कक 7 की इनक: फसल था कक डक एक हि तंग 
जिसकी चोच के भीतर का छापरी लाल साल दिखाई पद रहा था । खरहे की एक टांग की 
क्र 


2 धागा 5 इन आस 25 मा ० पापा कऋ्प८क८ार बज नव रत दी पिडिलि पहले 
लंबी हरी ( नलक ) तंज दागा का धारा ते घुटने के पास कावइकर, दूसरा डॉग का पिडला हलेकी 
डे 5५ ५३ + 5 छामान्चा इन गया था उस कट बी का अग्र भाग डालकर 
नलकोी में पिरो देन थे जा कमानयंं इस गया था उस से अपना दाह का भाग डाल 


उसने खरहा भुजापर टाँग लिया था। नाक से इदसे हुए लाल रक्त से सना हुआ खरहे का सिर 
नीचे की ओर लटक रहा था ओर मुलते हुए शरीर के खिंच ऊाने से सामने की ओर पेट पर के 
मुलायम सफेद रोशों की थारी साफ दिखाई देसी थी।  खरहा ओर तीतर उसके शिकार की 
बानगी की मृठ से जान पहने थे । दाने दाव में घोर बिप से घुकी हुई नोकवाला बाण 


था, मार्नो पूछ से पकड़ा हुआ छाला नाग हो । बह झबर-्यवा क्या था मार्नो विन्ध्य की 
खान से गलता हुआ लोहा निकत रहा था, मानों चलता-फिरता तमाल का छत्ष था। चह 
हिरनों के लिये कालपाश, हाथियों के लिये ज्वर, रिंद्ों के लिये थूमकैनु, भेंसों के लिये महानवमी 
( विजयादशमी से पूर्व दुर्गानवमी ) का उत्सव था। वह साज्नात्‌ हिंसा का निचोड़, पाप 
का फल, कलिकाल का कारण, कालरात्रि का पति जंसा लग रहा था ( २३२ )। 

शवर युवक ने प्ृथिवरी पर सस्तक रखकर हर्ष को प्रणाम किया एवं त्तीतर और खरगोश 
की भेंट सामने रक्खी । सम्राट ने आदरपूर्वक पूछा-- भाई, तुम इस समस्त प्रदेश से परिचित 
हो ओर इन दिनों यहाँ घूमते रहे हो । क्या सेनापति या उसके किसी शनुचर के देखने मैं 
कोई सुन्दर स्री इधर आई है? निर्घात ने इस प्रश्न से अपने को धन्य मानते हुए प्रणामपूर्वक 
कहा--दिव, इस स्थल में उेनापति की जानकारी के बिना हिरनियाँ भी नहीं विचरतीं, ब्लियों की 
तो बात ही क्या १ ऐसी कोई ञ्री नहीं मिली । फिर भी देव की आज्ञा से इस समय सब काम छोड़ कर 





3, प्रचुसमयूरपित्तपत्रलता चित्रितत्वचि व्वचिसारगुरुणि दोषि (२३२)। 
'खदिर जटा निर्माण? पद को वाहु के विशेषण के रूप में वजन से सममने का प्रयध्न 
किया गया है। 
, श्रवाकशिरसा_ शितशरकृत्त कनलकविवरप्रवेशितेतरजंघाजनितस्वस्तिकबन्धेन. वन्धुक- 
लोहितरुघिरराजिरंजितप्रारवरत्मंना चपुर्विततिव्यक्तविभाव्यमानकोमलकोडरोमशुक्लिस्नां 
शशेन शितादनी शिखाग्रग्नथितग्रीवेश चापाबृत्तचंचूत्तानताम्रतालुना तित्तिरिणा वर्णकमुष्टि 
मिच सुगयाया दर्शयन्तस्‌, २३२ । वर्णक सुष्टि का अर्थ कावेल और करो ने रंगों या उबरन 
की मुट्ठी किया है। वस्तुतः इस प्रसंग में वर्सक का स्थे नमूना या बानगी है और 
वर्शकमुष्टि का अर्थ वानगी की मठ है। किसी बढ़ेढेर में से जेसे बानगी की मुट्ठी 
भरी जाती है, वंसे ही खरहे तीसर उसके भारी आखेट की वानगी थे। 'शितशरक॒त्ते कनलक, 
विवरग्रवेशितेतरजंघाजनितस्वस्तिकवन्धेन पद्‌ में नलक और जंघा पद साथंक हैं। घुटने 
से ऊपर की हड्डी का भांग नलक ओर नीचे का जंघा कहा गया है। एक पेर की पिंडली 
दूसरे की पोली नलकी में फंसाकर खरहा स्वस्तिक आसन की मुद्रा में आगया था जिससे 
उसे बांह पर टांगलेने में आसानी हो गईं थी । 
४. ; विवर्ण की जगह कश्मोरी प्रतियों में विकर्ण पा5 है जिसका अर्थ है बाण यही : 
सम्ीचीन पाठ था । कर ढ़ 


0 


१८८ पांराशरोभिक्ष, दिवाकरमित्र उच्छवांस 


ढ़ ढने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ से एक कोस पर पहाड़ की जड़ में वर्षों के घने 
मुरुय॒ुट सें भित्ताइत्ति से निर्वाह करने बाला ( पिशडपाती ) दिवाकरमित्र सामक पाराशरी भिन्न 
अनेक शिर्यों के साथ रहता है. शायद है उसे खबर लगी हो 7? 


यहाँ बोद्ध भिक्तू, दिवाकर मित्र को पाराशरी कहा गया है, यह महत्त्वपूर्ण हैं। पारा 
शरी भिक्तू,ओों का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि में (४३११० ) हैं। वहाँकहा हैं कि जो 
पाराशर्य ( प्राराशर के पुत्र ) के कहे हुए मिक्त्‌ सूत्रों का अध्ययन करते थे थे पाराशरी मिक्ष 
कहलाते थे। विद्वान्‌ लोग भि्ष्‌, सूत्रों से पाराशर्य व्यास के वेदान्त सत्र प्रायः समझते रहे 
हं। वेदान्त सूर्तों का अ्रध्ययन करने वाले मित्तू, पाराशरी होने चाहिएँ। किन्तु यहाँवाण 
के समय में तो स्पष्ट ही वोद्मतानुयायी द्वाकरमित्र को पाराशरी कहा गया है। पूर्व में यह 
“भी श्रा चुका हूं कि पाराशरी लोग कमंडलु के जल से हाथ पेर घोकर चैत्यबंद्न करते थे (८०)। 
बाण ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्राह्मण से प्रेम करने वाला पाराशरी संसार में दर्भभ 


बाण के समय में पाराशरी भिक्षुओं का ब्राह्मणों से बढ़ा विरोध था। ये पाराशरी 
फ़ोन थे, किस मत या दर्शन के अनुयायी थे, और क्यों ब्राह्मणों से इनका वैर था, यह एक गुल्वी 
है जिस पर प्रकाश पढ़ना आवश्यक हैं। अभी तक इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हमारे सामने 
नहीं है। सम्भव हैं शद्वराचार्य से पूर्व की शताब्दियों में वेदान्त सूत्र या मित्र, सूत्रों के अध्ययन 
करनेवाले वेदान्ती और बोद्धों के श॒ज््य अथवा माध्यमिक दर्शन के अठुयायी लोगों में बहुत कुछ 
तादात्म्य ओर दृष्टिकोश का साहश्य रहा हो। अन्तिम तत्त्व के विषय में भी दोनों का एकमत 
होना सम्भव है। कम से कम शंकराचार्य के पू्वेवर्तों ओर उनके दादागुरु श्री गीड़पादाचार्य 
की स्थिति बहुत कुछ इसी प्रकार की थी जिन्होंने वौद्ध दर्शन के तत्वों का जैसा प्रतिपादन चेदांत 
में किया है। वे खुले शब्दों में 'द्विपदां वर' और 'संबुद्ध भगवान्‌ बुद्ध” के प्रति अपनी आस्था 
प्रकट करते हैं? । गौड़पाद का दर्शन नागाजु न के शूल्यवाद के बहुत नजदीक है। गोौड़पाद 
और बौद्ध दार्शनिकों के बीच में पूरा तादात्म्य ज्ञात होता है। यह स्थिति सातवीं शी में थी 
जब बाण हुए। सम्भवतः वाह्य आचार-विचार में बोद्ध भिक्त, और पाराशरी मिक्तू, एक-सा 
व्यवहार करते दहों। इसी से बाण ने पाराशरी भिक्तू ओं को भी बोद्धों की भाँति चेत्य पूजा 
करते हुए लिखा है। बाण के युग में वेदान्त दर्शन के माननेवालों का प्ृथक्‌ अस्तित्व इसी 
नाम से न था, किन्तु गोड़पाद की तरह वे लोग उपनिषदों का आश्रय लेकर चले थे। दिवाकर ु 
मित्र के आश्रम में वाण ने जहाँ सब दार्शनिकों का परिगणन किया है घहां कापिल ( सांख्य ) 
काणाद ( वैशेषिक ), ऐश्वरकारणिक ( नेयायिक ), साप्ततान्तव ( मीमांसक ) इन चार आर्तिक 
दर्शनों के अतिरिक्त ओषनिषद्‌ अर्थात्‌ उपनिषदों के अनुयायी दाशनिरकों का भी उल्लेख किया हैं । 
व. अर्धेगव्यूतिसात्र (२३३)। गव्यूति २ गव्यूति5 २ कोस ( क्रोश युग, या २००० घन्नु । १ कोस ८१००० 
* थन। $ घनु८४ हाथ या २ गज था ६ फुट। अतएव १ कोस या ध्मर्थ गव्यूति-६०० फुट 
था २०० गज। दूरी की लम्बाई का यह मान मनु का चलाया हुआ सान कहलाता था 
प्रजापति का कोस इससे कुछ बड़ा २५०० गज का था जो खेतों की नाप के काम में आता था। 


(शुक्रनीति ) । 
२. पाराशरी ब्राहमण यः जगति दुलभः ( १4१ )। 
३. राहुल सांकृत्यायन, दुशन दिग्शेन, 'पुष्ठ 4०८ ; श्री पं० बलदेव उपाध्याय, भारतोय दुश न, 


पू७ ४१२०१ ४ | 


भ* 
| 
3३ 
५१ 
है 
तप 
है 
है 
ं 
!!, 
अत 
र्ड 
शणि 


२८ 2 ८० पट 
शाठसों ] ध्स्ध्यांटस 





हि इसका 0 (पद चल आ मी कप ५ >> « जय ज क नल नक कटे जलन 2 लक पलन्चिद आम कप रत 
घशत्रप्य हों इसकी सझान उनकी फ्रर होना ऋाद्राए हा मादपाद का सात डपसपद आन बादरायरा 
(सं है। २९ ० हू 
४ 
त् | > न न ८ पल का हल किक 48 आज * 
स््क्ल ट 5 मिल मा अंडर ८ रत ओपनिपद पद का झ 
की परम्परा के अआनयाय[ छत घधेशआहनल कक बाकाकान साका न आावादपबद़ पद का हर: 
५ £) 
& $ हु # डे ८ ८ 
कक नल # 3 ना 6269 0/7व। 53 नत। आशर मर ट इनक कम टच >+ ता +->५+> अमन जनम सकल कक बल कप न्नान्तम्आ “73 
बेदान्तवादी किया #/ । गाइयाद से ही सायादाद का आरम्म माना जाता हैँ। उनकी दृष्टि 
5५ हद २, हि | | > हे 
2 न 3 37 2० धन 5 टिकी पा बन 7६ गौड़पद के इस 
मे साया काल्पन यह ऊगन्‌ ज्तव्न हे नया नन्दद सन का तरह असत्य 6&॥ गाड़पद के इस 
प््किो्‌ गा 0 म्रगा बस कल पाती कपल नल; कट ८ नल: न >> बदापि सदी भैकार 
हाष्टकोगा को आहंश धमम के साच्य आनयादा पाचरात्र ऋार सागद्रत उस समय कद्ापि स्वीकार 
हम किलर सन कप 5 45% 7०२०५ ८ 
न्ल्ट्लो सच जल्द +र धर श्ड्द्र्न्द्रात श््प्रदप्र ब्ल्ल्ल्प्रटा प्र दल न्ट हक बेग्ट्डनडनन जो किया कनकनक.. अमल. कप 
नहीं कर सकते थे । इनका दाब्कागा से प्रधान था जिसमे बासदेव था वि णु की भक्ति है 
४; हे स््र की ट 5250: कक 3 न 
हर 57 दापथे ४2 £ 7 सतवाद ओर उनके स्ंधा की 
जीवन कक प्रस्गा का मूल खत थअआी। यद्याव इच2 ल्चञी दे जब्वय5ड: खा्लाद आर उनक सबच। क पूरी 
जानका नर का] असल ५ ्् 22 डक कम 4 6 नल ली 682 पधागम पर अल्लत 20 ऋष ह। “कर जानने हल. थे न 
जानकारी हमारे पास नहीं हूं आर जात होता कि पारटपारक्त प्रातेक्रयाओं को जानने की वहत-सी 
5 दर ध्> 
6 कट ० # ०: छः * ८ €. ही हा. #. कु के व 
लय १ प्न ड्् दर दर जा नो ड्िटडर के->तजोी 0 पागाम्प्र 3 अन» पांगाशर अन्‍न-न्‍न, न््ने चादी 
कढ़ियों श्रव लप्न हो चुकी 62, छिर भी इझठ रेली ही परिस्थिति में पाराशरी या वेदान्तवादी 
्ज्ह हट जी 
है हा अं 
>> 2325. 
हाय । 





द्र भिन्न ऑ के गेरुए वल्न धारण 
कर लिए थे। दिवाकर मित्र रवर्गीय प्रहयर्मा छा दालपन का मित्र था और कई बार हर्प 


उसकी प्रशंसा सुनवार उससे मेंद करने छी दान सन में ला चुका था । श्रत श्रचानक इसका 


मै जप 
५ ५ 


प्रसंग थ्राया जान कर पद प्रसण हथ्ना शरीर निर्धात से दिवाकरमित्र के आश्रम का मार्ग दिखाने 
का श्राज्ञा दी । 

विन्ध्याटवी के प्रसंग को शथ्रागे बढ़ाते हुए बाण ने जंगलों में होने वाले ब्रत्तों का 
वर्णन किया दहै। इस समय तक एप पने जंगल के भीतर थआरा गए थे। इस वर्सन में 
निम्नलिखित श्ों का उल्लेख ऐ--फर्शिकार, चग्पक, नमेझ, सतलकी (नलद), नारिकेल, 
नागकैसर (हरिकेसर), सरल, कुरबक, रक्काशोक, बकुल, केसर, तिलक, द्वींग, सुपारी , प्रियंग्र, 
मुइुकुन्द, तमाल, देवदारु, नागवल्ली (तांवूली), जामुन, जम्भीरी नींबू (जंबीर), धूलिकद॒म्ब* 
(गर्मी सें फूलने वाला विशेष प्रकार का कदम्ब), कुटज, पीलु, शरीफा (सदाफल), कट्फल 
(कटहल), शेफालिका, लव॒लीलता, लकुच (वड़दर), जायफल (जातिफल) । 

इसी प्रसंग में कुछ पत्तियों ओर पशुओं का भी उल्लेख हैं। जेसे, 'कुद्ध ही दिनों की 
व्याई हुई वनकुक्कुटी कुटज के कोटर में बैठी थी। गौरेय्या चुडकलों को उड़ना सिखाते समय 
चू-चू' करके शोर मचा रही थी। चक्ोर अ्रपनी सहचरी को चोंच से चुग्गा दे रहा था। 
भुरुएड पत्नी पक्के पीलु्रों के फल निश्शंक खा रहे थे। तोतों के बच्चे शरीफे और कटहल 
के कच्चे फर्लो को निदवर्ता से कुतर कर गिरा रहे थे। चट्टानों पर खरगोश के बच्चे सुख से 
सोए हुए थे। छिपकली के छोटे बच्चे शेफालिका की जड़ों के सूराखों में घुस रहे थे। रंकु नामक 
'ग निडर घूम रहे थे। नेवले आपस में धमाचौकड़ी मचा रहे थे। कोयल नई फूटी हुई 
कलियों का श्राह्वर कर रही थी। चमूरु हिरनों के कुएड आम की ऊुरमुट में बैठे हुए जुगाली 
कर रहे ये । नीलांडज म्ग सुख से बेठे थे । दूध पीते हुए नीलगाय के बच्चों को पास में 
बे भेढ़िये कुछ कहे विना देख र. थे। कहीं गिरिनिमरों के पास खड़े हाथियों के फुण्ड 
ऊध रहे थे। कहीं रुरु द्विरन किन्मारेयों के संगीत का आनन्द ले रहे थे, तेंदुए उन्हें देखकर 
शरसन्‍्न हो रहे थे। हरी हल्दी की जड़ खोदते हुए सुझरिआ के बच्चों की थूथढ़ियां रंग गई 


० जा चर मर व जद कमर न कि कली 
१, वनप्राम् के वर्णन में धूलिकद॒म्ब के गुच्छों का उदलेख आ घुका है ( २२५८ )। 


१९० दवाकरपि के श्राश्रम में विभिन्न संप्रदाय उंच्छवांस 


थीं। भाऊ चूहे ग्र'जा बत्तों के कुजों में गज रहे थे । जायफल के नीचे शालिजातक नामक 
पशु सोए थे। लाल ततैयों के ४ंक मारने से कुषित हुए वंदरों ने उनके छत्तों को नोच डाला 
था। लंगूर बइहल के फल खाने के लिए लवली लताओं के इस पार से उस पार कूद रहे थे |” 
( २३४-२३५ ) । 

इस श्रकार वराय का यह वर्णन कुछ तो उसके स्वयं गहरे निरीक्षण का परिणाम ह 
ओर कुछ सांचे में ढले हुए वन वर्णनों की शैली पर है । 

दिवाकरमित्र के आश्रम में कमंडलु, भिज्नापात्र और चीवर वन्नों के अतिरिक्त बाण ने 
उन पकाई हुई मिट्टी की लाल मुहरों ( पाटल मुद्रा ) का भी उल्लेख किया है जिन पर चैत्य या 
स्तूप की आकृतियाँ बनी होती थीं। इस प्रकार की मोहरों का यह उल्लेख स्वागत के योग्य है। 
प्राचीन बौद्ध स्थानों की खुदाई में इस प्रकार की चैत्यांकित मिट्टी की भोहरें भारी संख्या में 
पाई गई हैं। उन पर वीच में एक या अधिक स्तूप बने रहते हैं और प्रायः बौद्धों का 
येधर्माः हेतुप्रभवाः' मन्त्र एक वार या अनेक बार लिखा रहता है१ । दर्शनार्थी लोग इस प्रकार 
की भोहरें अपने साथ लाते ओर पूजा में चढ़ा देते थे । जैसा बाण ने लिखा है वे एक किनारे 
पर ढेर कर दी जाती थीं ( निकट कुटीकृत पाटलमुद्रा चैत्यक मूर्तयः, २३५ )। (चित्र &१)। 

आश्रम निकट आया जानकर हर्ष घोड़े से उतर पड़ा और पहाड़ी नदी के जल में हाय 
सह धोकर अश्वसेना को वहीं छोड़ माधवगुप्त के कंधे पर हाथ रख कर पैदल ही चला। 
वहाँ उसने बत्तों के यीच में द्वाकरमित्र को देखा और दूर से ही उसे आदरपूर्वक प्रणाम 
किया । बाण ने दिवाकरमित्र और उसके आश्रम के वर्णन में अपने समकालीन बौद्ध धर्म 
सम्बन्धी अनेक अभिप्रायों और संस्थाओं का उल्लेख किया है। इन्हें हम चार भार्गों में वाँट 
सकते हैं, १. भिक्तू, २. तत्त्व चिन्तन की विधियाँ ३. बौद्ध धर्म का विशेष प्रचार और 
४». दिवाकर मित्र के रूप में उप्त युग के एक बड़े महन्त का वर्णन। सबसे पहले उन अनेक 
दार्शनिर्कों, सम्प्रदायों और भिक्तुओं के नाम हैं जो उस समय के धार्मिक आन्दोलन में प्रमुख 
भाग ले रहे थे। यह कल्पना की गई है कि वे सब उस आश्रम में एकत्र होकर तत्त्वचिंतन में 
भाग ले रहे थे। इन सम्प्रदार्यों के नाम इस प्रकार हैं । 

१, आहत । २. मस्करी । ३, श्वेतपट ( सेवड़ा, श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय )। 
४, पांडरि - मित्त, (आजीवक जो इस युग में पांडरि भिक्त, कहलाते थे )। 
५, भागवत । ६ वर्णा ( नैप्टिक अह्मचारी साधु )। ७. केशलुचन ( केशों का लोच 
करने वाले जैन साधु )। «, कापिल (कपिल मतालुयायी सांख्य )। &, जैन ( बुद्ध 
मतानुयायी शाक्य सित्नू,। १०. लोकायतिक ( चार्वाक )। ११, कराद ( पैशेषिक ) । 
१२, औपनिषद ( उपनिषद्‌ या वेदान्त दर्शन के ब्रह्मवदादी दाशेनिक )। १३. ऐश्वर 

_ कारणिक ( नैयायिक, प्राचीन पाली साहित्य में भी इस्सर कारशिक' नाम आया है )। 

१४. कारन्धमी ( धातुवादी या रसायन बनानेवाले )। १५. धमशात्री ( मन्वादि स्मृतियों के 
अनुयायी )। . १३. पौराणिक । १७. साप्ततन्तव ( सप्ततन्तु अर्थात्‌ यज्ञवादी मौमांसक )। 
१८, शाच्द्‌ ( व्याकरण दर्शन वा शब्द ब्रह्म के अनुयायी, जिनके विचारों का परिपाक भतृ हरि 
के वाक्यपदीय में मिलता है)। १. पांचरात्रिक ( पंचरात्र संज्ञक प्राचीन वैष्णव मत के 
अछ॒यायी) । इनके अतिरिक्त और भी ( अन्यैश्च ) मत मतान्तरों को माननेवाले वहाँ एकत्र थे । 


ये धर्माः हेतुप्रभवाः देतुस्तेषां तथागतो द्यवद॒त्‌ एवंवादी सहाश्रमणः । 


झ्याठवाँ ] सास्प्रदायिक नामों की विशेष व्याख्या १०१ 


इस सूची में बाण ने अपने समय के दार्शनिक जगत्‌ की बानगी दी है । भारत के 
धार्मिक इतिहास के लिये इसका महत्त्व हैं। सातवीं शती के अनन्तर भी धार्मिक क्षेत्र सें कितने 
ही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते गये ओर शैव, कापालिक और कालासुख आदि विशेष सम्रदायों 
के नाम इसके साथ क्रमशः जुड़ते गए जिनका चित्र यशस्तिलक चम्पू में ऐसे ही प्रसंग में 
खींचा गया हैं। (श्री कृष्णकान्त हंदीकी कृत यशस्तिलक, पृ० ३४६-६० )। 

इस सूची में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। बौद्धों के लिये उस समग्र अधिकतर जैन 
शब्द चलता था। बाण ने स्वयं शाक्य मुनि शासन में निरत बोद्ध साधुओं के समूह के लिये 
जैनी सजनता (२२४ ) पद का प्रयोग किया हैं। बुद्ध के लिये उस समय 'जिननाथ! 
विशेषश प्रायः प्रयुक्त होता था। वोद्ध धर्म के लुप्त हो जाने के बाद से जैन पद्‌ केवल जैनों 
के लिये प्रयुक्त होने लगा। इस सूची में शैव ओर पाशुपत मतों का स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं 
जिनका उस समय बड़ा प्रावल्य था । वस्तुतः मस्करी भिक्त, ही उस समय के पाशुपत थे। 
पाशुपत सैरवाचार्य और उनके शिष्य को बाण ने मस्करी कहा है ( १०९ )। भागवर्तों के 
दो सेद भागवत ओर पाथरात्रिक नामों से अलग-अलग कहे गए हैं। कुपाण और मुप्त युग 
में भागवत धर्म का कई रुर्पों में विकास हुआ । वेखानस मतानुयायी लोग विष्णु ओर उनके चार 
सहयोगी--अ्रच्युत, सत्य, पुरुष ओर अनिरुद्ध--की उपासना करते थे। सात्वत लोग विष्णु की 
नारायण के रूप में उपासना करते थे | नूसिंह ओर वराह के रूप में महाविष्णु की मूर्ति की 
कल्पना उनकी विशेपता थी । नूसिंह-वराह और विष्णु की क्रितनी ही गुप्तकालीन मूत्तियाँ 
मधुरा कला में मिली हैं, वे सात्वतों के सिद्धान्त से अनुप्राणित जान पड़ती हैं। इन दोनों 
से प्राचीन मूलपंचरात्र सिद्धान्त था, उस आगम के अनुयायी पांचरात्र या पांचरात्रिक कहलाते 
थे। ये वाल॒देव, संकर्पण, प्रयू,म्र और अनिरुद्ध के रूप में चत॒ व्यूह को मानते थे । इनमें 
भी जो केवल वासुदेव की आराधना करते थे वे एकान्तिन्‌ कहलाते थे। नारद पं॑चरात्र के 
अनुसार एकान्तियों के दो भेद थे--शुद्ध जो केवल घासुदेव को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा 
करते थे ( घासदेवैकयाजिन ), और दूसरे मिश्र जो विष्णु के अतिरिक्त और भी विष्णुरूप धारी 
देवताओं ( जैसे शिव, इन्द्र, ब्रह्मा, पाव॑ती, सरस्वती ब्रह्माणी, इन्द्राणी आदि )* को मानते 
थे। शनेः शनें कई सम्प्रदाय एक में मिलते गए। वाण के समय में पांचरात्रिक और 
भागवत ये दो मोटे भेद रह गए थे। आगे चलकर वे सब केवल भागवत इसी एक नाम से 
पुकारे जाने लगे और उनके पारस्परिक सूछुम भेद भी लुप्त हो गए। किन्तु बैखानस सात्वत 
ओर पांचरात्र' संहिताओं और आगममों के कई सी भ्रन्थों का विशाल साहित्य आज तक सुरक्षित 
रह गया है? । ऐतिहासिक दृष्टि से उनका अ्रध्ययन कुपाण और गुप्तयुग के धार्मिक इतिहास 
पर नया प्रकाश डाल सकता हैं। ह 

जैन साधुओं में आहत, श्वेतपट, और केशलुचन ये तीन नाम आए 
हैं। किन्तु अब दिगम्बर ओर स्वेताम्बर के मोटे सेदों को छोड़कर 
सम्प्रदार्यों के आपसी भेदों का कुछ पता नहीं । 
4. श्र.यते यत्र यप्टव्या यादशी या हि देवता। 

ताइशी सा भर्ेत्तन्र यज॑त्येकांतिनो हरिम ॥ 


२. देखिए श्राडर कृत, अहिडुध्न्यसंहिता और पंचरात्र की भूमिका ( अंग्रेजी ), छ० ६-११ 
जहाँ २१५ संहिताओं के नाम हैं । 


अवान्तर्‌ 


१९० दवाकरसि के श्राश्रम में विभिन्न संप्रदाय उंच्छवांस 


थीं। भाऊ चूहे ग॒जा दर्तों के क॒र्जों में गूज़ रहे थे । जायफल के नीचे शालिजातक नामक 
पशु सोए थे। लाल ततैयों के डंक मारने से कुपित हुए बंदरों ने उनके छत्तों को नोच डाला 
था। लंगूर वड़हल के फल खाने के लिए लव॒ली लताओं के इस पार से उस पार कूद रहे थे ।” 
( २३४-२३५ )। 

इस प्रकार बाण का यह वर्णन कुछ तो उसके स्वयं गहरे निरीक्षण का परिणाम है 
और कुछ सांचे में ढले हुए वन वर्णनों की शैली पर है । 

दिवाकरमित्र के श्ाश्नम में कमंडलु, भिज्ञापात्र और चीवर वन्नों के अतिरिक्त बाण ने 
उन पकाई हुई मिट्टी की लाल मुहरों ( पाटल मुद्रा ) का भी उल्तेख किया हैं जिन पर चैत्य या 
स्तूप की आकृतियों बनी होती थीं। इस प्रकार की मोहरों का यह उल्लेख स्वागत के योग्य है) 
प्राचीन बोद्ध स्थानों की खुदाई में इस प्रकार की चैत्यांकित मिट्टी की मोहरें भारी संख्या में 
पाई गई हैं। उन पर बीच में एक या अधिक स्तूप बने रहते हैं और प्रायः वौद्धों का 
येघर्माः हेतुप्रभवाः' मन्त्र एक वार या अनेक बार लिखा रहता हैं। । दर्शनार्थों लोग इस प्रकार 
की मोहरें अपने साथ लाते ओर पूजा में चढ़ा देते थे । जैसा बाण ने लिखा हैं वे एक किनारे 
पर ढेर कर दी जाती थीं ( निकट कुटीकृत पाटलमुद्रा चेत्यक मूर्तयः, २३५ )। (चित्र ६१)। 

श्राश्रस निकट आया जानकर हप॑ घोड़े से उतर पड़ा ओर पहाड़ी नदी के जल में हाय 
मुह धोकर अश्वसेना को वहीं छोड़ माधवगुप्त के कंधे पर हाथ रख कर पेदल ही चला। 
वहाँ उसने बक्षों के वीच में द्वाकरमित्र को देखा ओर दूर से ही उसे आदरपूर्वक प्रणाम 
किया । वाण ने दिवाकरमित्र और उसके आश्रम के वर्णन में अपने समकालीन बौद्ध घम 
सम्बन्धी अनेक अभिप्रायों और संस्थाओं का उल्लेख किया है। इन्हें हम चार भार्गों में बाँट 
सकते हैं, १, भिक्तू, २. तत्त्ग चिन्तन की विधियाँ ३. बौद्ध धर्म का विशेष प्रचार और 
४. दिवाकर मित्र के रूप में उस्त युग के एक बड़े महन्त का वर्णन। सबसे पहले उन अनेक 
दार्शनिर्कों, सम्प्रदायों और भिक्तूओं के नाम हैं जो उस समय के धार्मिक आन्दोलन में प्रमुख 
भाग ले रहे थे। यह कल्पना की गई है कि वे सब उस आमक्नम में एकत्र होकर तत्त्वचिंतन में 
भाग ले रहे थे। इन सम्प्रदायों के नाम इस प्रकार हैं । 

१, श्राहंत। २. मस्करी । ३, श्वेतपट ( सेवड़ा, श्वेताम्बर जेन सम्प्रदाय )। 
४. पांडरि मित्त, (आजीवक जो इस युग में पांडरि भिक्तू, कहलाते थे )। 
५, भागवत। ६ वर्णा ( नैष्टिक ब्रहाचारी साधु )। ७. केशलु'चन ( केशों का लोच 
करने वाले जैन साधु )। <. कापिल (कपिल मतानुयायी सांख्य )। &. जैन ( बुद्ध 
सतान॒यायी शाक्य भिक्तू,। १०. लोकायतिक ( चार्वाक )। ११, कणाद ( चैशेषिक )। 
१२. ओऔपलनिषद ( उपनिषद्‌ या वेदान्त दर्शन के अरह्मवादी दाशनिक )। १३. ऐश्वर 

: क्रारशिक ( नैयायिक, प्राचीन पाली साहित्य में भी 'इस्सर कारणिक' नाम आया हे )। 

१४, कारन्धमी ( धातुवादी या रसायन बनानेवाले )। १५. धमंशात्री ( मन्वादि स्छतियों के 
अनुयायी )। १३. पौराणिक । १७. साप्ततन्तव ( सप्ततन्तु अर्थात्‌ यज्ञवादी मीमांसक )। 
१८, शाब्द ( व्याकरण दर्शन वा शब्द ब्रह्म के अनुयायी, जिनके विचारों का परिषाक भव हरि 
के वाक्यपदीय में मिलताहै)। १६८, पांचरात्रिक ( पंचरात्र संज्ञक प्राचीन वैष्णव मत के 
अलुयायी) । इनके अ्रतिरिक्त और सी ( अन्यैश्व ) मत मतान्तरों को माननेवाले वहाँ एकत्र थे। क्‍ 


40286 / वन 742९ जी थक कम ्‌ 
३. ये धर्माः हेतुप्रभवाः हेतुस्तेषां तथागतो छावदुत्‌ एवंवादी महाश्रमणः । 


झाठवाँ ] साम्मदायिक सासों की विशेष व्याख्या १९१ 


इस सूची में वाण ने अपने समय के दाशनिक जगत्‌ की वानगी दी हैं। भारत 
धार्मिक इतिहास के लिये इसका महत्त्व हैं। सातवीं शती के अनन्तर भी धार्मिक क्षेत्र में कितने 
ही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते गये और शैव, कापालिक कौर कालासुख आदि विशेष सम्प्रदाय 
के नाम इसके साथ क्रमशः जुड़ते गए जिनका चित्र यशस्तिलक चग्पू सें ऐसे ही 
खींचा गया हैं। ( श्री कृष्णकान्त हंदीकी कृत यशस्तिलक, ४० ३२४६-६० )। 

इस सूची में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। वोद्धों के लिये उस समय अधिकतर जेन 
शब्द चलता था। वाण ने स्वयं शाक्य मुनि शासन में निरत वीद्ध साधुओं के समूह के लिये 
जैनी सजनता ( २२४ ) पद्‌ का प्रयोग किया है। बुद्ध के लिये उस समय 'जिननाथ! 
विशेषणा प्रायः प्रयुक्त होता था । बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने के बाद से जैन पद केवल जेनों 
के लिये प्रयुक्त होने लगा। इस सूची में शैव ओर पाशुपत मर्तों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है 
लिनका उस समय बड़ा प्रावल्य था । चस्तुतः सस्करी भिक्तू, ही उस समय के पाशुपत थे। 
पाशुपत मैरवाचार्य और उनके शिष्य को बाण ने मस्करी कहा हैं (१०२ )। भागवर्तो के 
दो भेद्‌ भागवत और पाशरात्रिक नामों से अलग-अलग कह्दे गए हैं। कुपाण और गुप्त युग 
में भागवत धर्म का कई रुर्पो में विकास हुआ । बैखानस मतानुयायी लोग विष्णु ओर उनके चार 
सहयोगी--अच्युत, सत्य, पुरुष और अनिरुद्ध--की उपासना करते थे। सात्वत लोग विष्णु की 
नारायण के रूप में उपासना करते थे। नूर्सिह ओर वराह के रुप में महाविष्णु की मूर्ति की 
कल्पना उनकी विशेषता थी । नृसिंह-वराह और विष्णु की क्रितनी ही गुप्तकालीन मूर्तियाँ 
मथुरा कला में मिली हैं, थे सालवतों के सिद्धान्त से अनुप्राशित जान पड़ती हैं। इन दोनों 
से प्राचीन मूलपंचरात्र सिद्धान्त था, उस आंगम के अनुयायी पांचरात्र या पांचरात्रिक कहलाते 
थे। ये वहुदेव, संकर्पण, प्रयू-न्न और अनिरुद्ध के रूप में चठ व्यूह को मानते थे । इनमें 
भी जो केवल वासुदेव की आराधना करते ये वे एकान्तिन कहलाते थे। नारद पंचरात्र के 
अनुसार एकान्तियों के दो भेद थे--शुद्ध जो केवल बासुदेव को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा 
करते थे ( घासुदेवैंकयाजिन ), और दूसरे मिश्र जो विष्णु के अतिरिक्त और भी विष्णुरूप घारी 
देवताओं ( जैसे शिव, इन्द्र, त्रह्मा, पार्वती, सरस्वती त्रह्माणी, इन्द्राणी आदि )१ को मानते 
थे। शनेः शने कई सम्प्रदाय एक में मिलते गए। बाण के समय में पांचरात्रिक ओर 
भागवत ये दो मोदे भेद रह गए थे। आगे चलकर वे सब केवल भागवत इसी एक नाम से 
पुकारे जाने लगे और उनके पारस्परिक सूकुम भेद भी लुप्त हो गए। किन्तु वेखानस सात्वत 
ओर. पांचरात्र' संहिताओं और आगमों के कई सो ग्रन्थों का विशाल साहित्य आज तक सुरक्षित 
रह गया है? । ऐतिहासिक दृष्टि से उनका अध्ययन कुषाण और गुप्तयुग के धार्मिक इतिहास 
पर नया प्रकाश डाल सकता है। ह 

जैन साधुओं में आहत, श्वेतपट, और केशलु/चन ये तीन नाम आए 
हैं। किन्तु अब दिगम्वर ओर श्वेताम्बर के मोटे भेदों को छोड़कर 
सम्प्रदायों के आपसी भेदों का कुछ पता नहीं । 
१. श्रयते यन्र यप्टव्या यादशी या हि देवता । | 

ताइशी सा भव्ेत्तत्र यज॑त्येकांतिनो हरिम्‌ ॥ 


२. देखिए आ्ढर इत, अहिबुध्न्यंहिता और पंचरात्र की भूमिका ( अंग्रेजी ), ए० ६-११ 
जहाँ २१० संहिताओं के नाप हैं । 


2 
3१ 


£2॥| 
7 


ह 


रा 
| न 
१० ० 


अवान्तर 


१९१२ दाशेनिक विचार की विविध प्रणालियाँ उच्छवास 


सांख्य वैशेषिक नैयायिक ओर वेदान्त ये चारों प्रकार के दार्शनिक भी अखाड़े में उतर 
कर पुरुष ओर प्रकृति की नित्यता और अनित्यता के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के पैंतरों का 
आश्रय ले रहे थे ओर नई नई युक्कियों का श्ाविर्भाव कर रहे थे जो कि विक्रमीय प्रथम 
सहखाब्दी के दाशनिक इतिहास का अत्यन्त रोचक विपय है। मीमांसक और वैय्ाकरण भी 
कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ-साथ चलने का प्रयत्न कर रहे थे। कुमारिल और मत हरि का 
तत्त्वचिन्तन इसका प्रमाण हैं। कारन्धमी या धातुवादी लोग नागाजुन को अपना गुरु मान 
कर ओपधियों से होनेवाली अनेक प्रकार की सिद्धियों और चमत्कारों के विश्वास को दर्शन का 
रूप दे रहे थे । पीछे यह्दी मत रसेन्द्र दशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिनका यह विश्वास था 
कि पारे के उचित प्रयोग से शरीर को अमर बनाया जा सकता है। 


इन दशेनकारों की बौद्ध दर्शन के साथ तो स्पर्धा थी ही, आपस में भी उनकी नोछ- 
मोंक छुछ कम न थी। दशेन के ेत्र में नए-नए दृष्टिकोर्णों का प्राहुर्माव होता रहता था 
ओर उनके साथ मेल बैठाने के लिये हरएक को अपना घर संभालना पडता था। पुरानी युक्तियों 
पर नई धार रक्‍्खी जाती और दूसरे के सत की काट करने के लिये नए पेंत्तरे से उन्हें 


परखा जाता। 


वाण ने दार्शनिकचिन्तन के इन विविध प्रकारों का उल्लेख किया है जो उनके किए हुए 
आश्रम वर्णन का दूसरा भाग है। बाण के समकालीन नालंदा आदि विद्याकेन्द्रों मैं एवं काशी 
अवन्ती मथुरा तक़्ेशिला आदि महानगरों में जहाँ अनेक प्रसिद्ध विद्वानू उस युग में विद्याभ्यास 
करते थे गुरुकुलों में तत्वचिन्तन और विद्याभ्यास की जो प्रणाली थी उस पर इससे कुछ प्रकाश 
पड़ता है। कुछ गुरु या आचार्य थे जो शास्त्रों की व्याख्या करते थे (व्याचत्ताणः )। जो 
शिष्यभाव से इन झआश्न्मों में प्रविष्ट होते थे वे आचार्यो' के चरणों में बेठकर ( शिष्यतां 
प्रतिपन्‍नैः ) सबसे पहले शास्त्रों के मूल ग्रन्थों का अध्ययन करते थे ( अभ्यस्यद्भिः )। मूल- 
प्रन्थों में कोई ग्रन्थि न रहने पाए, यह विद्याभ्यास की पहली सीढ़ी समझी जाती थी। प्राचीन 
भारतीय शिक्ताक्रम में अभी तक इस रीति से आचार्य कृत व्याख्या द्वारा विद्यार्थी 
ग्रन्थाश्यास के मार्ग में आगे बढ़ते हैं । मूलग्रन्थ को इस प्रकार पढ़ लेने पर उसके सिद्धांतों 
'का. विशेष श्रवण आवश्यक था ( स्वान्स्वान्सिद्धान्तान श्णवद्भिः ) जिससे वह शास्त्र मेजता 
था। इसके आगे विद्वान परस्पर शंका समाधान करते थे। अपने शास्त्र के विषय में जो 
शंकाए' की जातीं उनका समाघान सोचा जाता था ( अभियुक्ते श्चिन्तयद्भिः )। फिर स्वयं 
भी दूसरों के सिद्धान्तों के संबंध में आक्षेप करते थे (ग्रत्युबवरद्धिः )। किन्तु शास्त्र-चिन्तन 
के लिये दूसरों से उठाई जाने वाली शंकाओं की प्रतीक्षा काफी न थी, स्वयं भी अपने सिद्धांतों 
के बारे में सन्देह बुद्धि से विचार करना एवं शंकाओं की उद्धावना करना ( संशयानैः ) और 
फिर उनका समाधान ढूढ कर सत्य का निश्चय करना ( निश्चिन्चद्भिः ) भ्रावश्यक था। 
इस प्रकार दूसरों के द्वारा उठाई हुई शंकाओं और स्वयं किए हुए संदेहों का निराकरण करके 
शास्त्र-चिन्तन में एक नवीन तेज उत्पन्न होता था और एक विशेष प्रकार की व्युत्पन्न बुद्धि 
का उदय होता था। उस स्थिति में पहुँच कर ही प्रत्येक विद्वान अपने दर्शन के ज्ोत्र में 
सचमुच व्युत्पन्न बनता था ( व्युत्पादयद्धिः )। व्युत्पादन को हम शास्त्रों या दिकद्धान्तों का 


तुलनात्मक अध्ययन कह सकते हैं जिसमें किसी एक सिद्धान्त को केन्द्र में रखकर अन्य के साथ 


शा्र्वा ] देवाकरमित्र का प्राश्षसम १५९६ 


उसकी तुलना करते हुए उम्तकी सत्यता तक पहुँचा जाता है। जबतक किसी सिद्धान्त को व्युत्पादन 
के द्वारा स्पष्ठ नहीं किया जाय तबंतक उस विपय पर शास्त्राथ नहीं किया जा सकता । 
ब्युत्पादन के वाद की और उससे भी महत्त्व की दीदी शास्त्रार्व की थी ( विवदमाने: ) । शाल्रार्थ 
के द्वारा एक व्यक्ति अन्य समस्त सिद्धान्तों को सत्यासत्य का निर्णय के लिये चुनोती देता है । 
शाह्यार्थ पाणित्य के लिये सबसे ऊँची ओर कठिन स्थिति है. ओर प्राचीन काल में इस 
पद्धति का बड़ा सान धा। राजा के लिये युद का जो महरव था वही विद्वान्‌ के लिये शात््रार्थ 
काथा। विद्या के समुत्कर्प के लिये उपयोग में आनेबाले विविध उपायों की यह मोँकी 
अत्यन्त रोचक है। इसकी सहायता से हम कल्पना कर सकते हैं कि क्रिस प्रकार प्राचीन सुरु 
कुलों में, विशेषतः ग्रप्काल और उसके बाद के विद्याकेस्रों या दार्शनिक ज्ञेत्र में, ऐसी विलक्षण 
ओर प्रखर बुद्धि का विकास किया-जा सक्रा। असंग, बसुतन्धु, धर्मकीर्शि, दिख नाग, कुमारिल, 
शंकर, सणाइन मिश्र आदि दिग्गज विद्वात्‌ इस प्रकार के गम्भीर शास्त्र-परिमाजन के फल- 
स्वह्प ही लोक में प्रकाशित हुए । 


दिवाकर मित्र का आक्षम उस समय की एक आदर्श बीद-विद्या-संस्था का स्वृदप 
सामने रखता है। यही बाण के वर्णन की तीसरी कह हैं। वहाँ अतिविनीत शिष्य चैत्य- 
वन्दन कर्म में तत्पर रहते थे ( चैत्यकर्म छुर्वाणः )। वे बुद्ध, धर्म, संध--इन तीन रत्नों की 
शरण में जाते थे ( त्रिसरणपरे: ))। परम उपासक एवं शाक्य-शासन में कुशल विद्वान, 
वसुबन्धु-हत अभिधर्मकोश) का उपदेश देते थे। बोद्ध भिक्तूओ के लिये जिन दश शीलों का 
उपदेश किया गया था उनकी धर्मदेशना या शिक्षा वहाँ हो रही थी। बोधिसत्व की जातक- 
कहानियाँ बरावर सुनाई जा रही थीं ओर छोग उनसे आलोक ग्रहण कर रहे थे। आये शूर- 
कृत जातकमाला ओर दिव्यावदान श्रादि ग्रन्थों में कहे हुए अनेक अवदान था कहानियों का 
नए ढंग से कहना और सुनाना गुप्तकालीन बोद-धर्म ओर साहित्य की विशेषता थी। सौगत 
भगवान्‌ बुद्ध के शील का पालन करने से आश्रम-वासियों का अपना स्वभाव शान्त और निर्मल 
बन गया था। 

इससे आगे वर्णन के चोथे भाग में स्वयं दिवाकर मित्र के व्यक्तित्व का वर्णन किया 
गया है जो. उस युग के अतिविशिष्ठ विद्वान और पहुँचे हुए वोधिसच्त्वगुणों से युक्त मित्तू, का 
परिचय देता है। दिवाकर मित्र के आसन के दोनों ओर दो सिंह-शावक बैठे थे जिससे 
ऐसा भान होता था कि स्वयं मुनि परमेश्वर भगवान्‌ बुद्ध सचमुच के सिंहासन पर विराजमान 
हों। वाएँ हाथ से वह एक कवूतर के बच्चे को नीचार खिला रहा था। यहाँ एक पुरानी 
जातक-कहानी की ओर संकेत है जिसके अनुसार किसी पूर्व जन्म में भगवन बुद्ध एक पारावत 
के रूप में पर्व॑त-गुफा में रहते थे। वहाँ एक शील-सम्पन्न तापस ने आश्रम बनाया जिसके हाथ 


१. यद्यपि संस्कृत शब्द श्रिशरण होना चाहिये; किन्तु बाण ने लोक में प्रचलित त्रिसरण 
पद का ही भयोग किया है। सरण मूल पाली का शब्द था। यद्यपि बाण के समय में 
वोद-साहित्य की भाषा संस्कृत थी, किन्तु--बुद्ध' सर गच्दामि, धम्सं सरखां गच्छामि 
सद्ठ' सर गच्छामि, इन सन्‍्त्रों का सूल पाली रूप ही चाल था। |; 

२. बाण ने कोश-संज्ञक प्रसिद्ध चौदग्रन्थ का हर्षचरित में तीन बार उल्लेख किया हे 
(९१, १८३, २३७ ) | बसुवन्धु-कृत अभिधर्मकोश पर आश्रित दिडनाग-कृत मुष्टिप्रकरण 
क्रा उल्लेख ऊपर हो छुका है। हे 32008 

ही 


१९४ दिवाकरमित्र का वर्णन उच्छवास 


से वे विज्च्धभाव से चुग्गा खाते थे। कुछ दिन वाद बृद्ध तापस के चले जाने पर एक दूसरा 
कपटी साधु वहाँ थ्राया और उसी भाँति चिहट्ियों को चुग्गा खिलाने लगा; किन्तु कुछ दिन वाद 
उसके मन में पारावत-मांस खाने की इच्छा हुई । तत्र उसका भीतरी कपठ पहचानकर पत्ती 
उसके पास न आए ( रोमक जातक, जातक भाग २, सं० २७७ )१। दिवाकर मित्र स्वयं 
अपने हाथ से साँचा चावल के कण वखेरकर चटनाल जिमा रहा था*। बह लाल चीवर 
पहने हुए था। बाण ने चीवर वन्न के लिये म्रदीयस ( मुलायम ) कहा हैं। इससे यह 
संकेत मिलता है कि सम्भवतः गुप्तकाल में भिक्तू, लोग रेशमी बन्न का बना हुआ चीवर 
पहनने लगे थे। उसका विद्याशरीर सब शात्रों के अक्षरहपी परमाणुओं से बना हुआ जान 
पड़ता था। परम सौगत होते हुए भी वह अवलोकितेश्वर था३ । स्वयं बुद्ध से भी वह 
आदर पाने योग्य था ओर रवय॑ धर से भी वह पूजा के योग्य था। यम, नियम, तप, शौच, 
कुशल, विश्वास, सदृश्ृत्तता, सर्वज्ञता, दाक्षिएय, परानुकम्पा, परमनित्र ति--इनका वह मूर्तिमान 
रूप था। ये सब वे गुण हैं जिनका सग्बन्ध बुद्ध ओर वोधसत्त्वों के वर्णनों में प्रायः मिलता है 
झोर जो उस समय चरित्र संदंधी आदर्श गुणों की कल्पना के अन्न थे । 


दिवाकर मित्र ने हप॑ को देखकर प्रसन्न मन ओर उचित आव-भगत से उसका स्वागत 
किया । यहाँ बाण ने दिवाकर मित्र के वाएँ कंधे से लठकते हुए चीवर वन्न का उल्लेख 
किया हैंई। वस्तुतः गुप्तकाल की अधिकांश बुद्ध-मूर्तियाँ उभयांतिक चीवरवाली हैं 
शर्थात्‌ उनके दोनों कंधे चीवर या ऊपरी संघारी से ढके दिखाए जाते हैं। वाएँ कंधे पर 
चीवर की प्रथा कुषाणकालीन मथुरा की बुद्ध-मूर्तियों में बहुत करके मिलती हैं। गन्धार-कला 
के प्रभाव से मथुरा में भी उभयांसिक चीवर की प्रथा चल पड़ी थी। गुप्तकाल की अधिकांश 
मूर्तियाँ उभयांसिक चीवर की हैं, पर कुछ मूर्तियों में वही पुरानी प्रथा चालू रही० । जो बात 
मूर्तियों में मिलती हैं वही बात भिक्तू,ओं के वास्तविक जीवन में भी थी अर्थात्‌ कुछ भिक्त, 
अपनी संघाटी दोनों कंधों पर ओर कुछ केवल वाएँ कंघे पर डालते थे। दिवाकर मित्र 
का पहनावा पिछले ढंग का था। भिन्न-भिन्न प्रकार से रंघारी पहनने का सम्बन्ध सम्प्रदाय- 
भेद्‌ के साथ जुड़ गया था--ऐसा चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि 
घेरवाद या प्राचीन परम्परा के अनुयायी जो बौद्ध-सम्प्रदाय थे उन्होंने वामांतिक चीवर पहनने की 
प्रथा जारी रक्खी । 


3, मथुरा-कला में इस जातक का चित्रण हुआ है, मधुरान्यूजियम हैंडबुक, चित्र ६, मूर्ति 
आाई० ४, ए० १७ । 

२. इतस्ततः पिपीलकश्न णीनां श्यामाकतडुंलकणान्स्वयमेव किरन्‍्तस्‌ ( २३७ )। चटनाल 
जिमाना ८ चींटियों को श्राटा, चावल, बूरा ग्रादि खिलाना। 

३. अवलोकितेश्वर एक असिद्ध बोधिसत्व_का नाम है, किन्तु यहाँ दूसरी ध्वनि यह है कि वह 
बौद्ध होते हुए भी ईश्वर या शिव का दुशन करनेवाला था ( अवलोकितः ईश्वरः येन ) | 

४. विलोलं विलम्बसानं वामांसाच्ीवरपटान्तस्‌ ( २३८ )। है 

७५, देखिए कुसार स्वामी, भारतीय कला का इतिहास, चित्र-संख्या 4७८, १६०, १६१ से 
उमयाँसिक चीवरवाली बुद्ध-मूर्तियाँ हैं। चित्र-संख्या १५९ ओर १६३ में वामांसिक 
सीवश है । 


श्राठवाँ ] दिवाकरमिन्र भौर हप की भेंट १९५ 


आवश्यक उपचार के अनन्तर भदन्त दिवाकर मित्र ने हर्ष से विन्ध्याटवी में आने का 
कारण पूछा । हर्ष ने आदर के साथ कहा -'मेरे इस महावन में श्रमण करने का कारण 
मतिमात्‌ सुनें। परिवार के सब इष्ट व्यक्तियों के नष्ट हो जाने के बाद मेरे जीवन का 
एकमात्र सहारा मेरी छोटी वहन वची थी । वह भी श्रपने पति का वियोग हो जाने के 
बाद श॒त्र, के भय से किसी प्रकार इस विन्ध्यवन में आ गई जहाँ अनेक शवर रहते हैं । 
मैं रात-दिन उसे दूँढ रहा हूँ ; पर अभी तक कोई पता नहीं मिला। यदि किसी बनचर 
से आपको कोई समाचार मिला हो तो कृपया बतावें ।! झुनकर डुःखीभाव से भदन्त ने 
कहा--अभी तक ऐसा कोई बृत्तान्त मुझे नहीं मिला।? 


इसी समय एक अन्य भिक्तू, ने रोते हुए सूचना दी--भगवन्‌ मदन्त, अत्यन्त दुःख 
का विपय है। कोई एक अत्यन्त सुंदरी बाल अवस्था की ज्नी विपत्ति में पड़ी हुई शोक 
के आवेश से अग्नि में जलने के लिये तेयार है। कृपया चलकर उसे सममाएँ ।! 

सुनते ही हु को अपनी बहन की ही शंका हुई और उसने गद्गद कंठ से पूछा-- 
'हे पाराशारिन, कितनी दूर पर वह ज्ञी हैं ओर क्या वह इतनी देर तक जीवित रहेगी? 
क्या तुमने यह पूछा कि वह कौन है, कहाँ की हैं ओर क्यों वन में आई है तथा क्यों अग्नि 
में जलना चाहती है!” भिक्तू, ने कहा--'महाभाग, आज प्रातः भगवान्‌ की घंदना करने 
के वाद इसी नदी-तठ से घूमता हुआ में बहुत दूर निकल गया था। एक जगह पेड़ों के घने 
भुरमुट में मैने बहुत-सी त्रियों के रोने का शब्द सना जैसा अनेक वीणा को कोई जोर से 
मनमाना रहा हो?। उस प्रदेश में जाकर क्या देखता हूँ कि अनेक ख्लियों से घिरी हुई* 
एक ज्री दुःख में पड़ी हुई अत्यन्त करुणा से विलाप कर रही हैं। मुमे पास में देखकर 
उसने प्रणाम किया ओर उनमें से एक ने अत्यन्त दीन वाणी से कहा--“भगवन, प्रत्नज्या 
प्रायः सब सत्तों पर अनुकम्पा करनेवाली होती हैं । सौगत लोग शरण में आए हुओं का दु:ख 
दूर करने की दीज्ा लिए रहते हैं। भगवान्‌ शाक्यमुनि का शासन करुणा का स्थान है । 
बोद्ध साथु सव का उपकार करते हैं। प्रार्णों की रक्षा से बढ़कर ओर पुए्य नहीं सुना जाता | 
यह हमारी स्वामिनी पिता के मरण, स्वामी के नाश, भाई के प्रवास और अन्य सब 
बन्धुओं के बिछुड जाने से अनाथ हुई नीच शत्रू, द्वारा किए गए पराभव के कारण आप्राप्त दारुण 
डुखों को न सह सकती हुईं अगिनि में प्रवेश कर रही हैं । कृपया वचाइए और इसे सममाइए ।”? 





4. सार्यमाणानां अतितारतानवर्तिनीनां बोणातन्त्रीणामिव कांकारस ( २४७१ )। 


२. यहाँ बाण ने वनव्यसनग्रसित खौद्न्द का वर्शन करते हुए कुछ पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है, जैसे कोई ख्री चीनांशुक के पढले का छींका बनाकर उसमें नारियल की 
कटोरी से युक्त कलशी में रसाल का तेल लटकाए हुए थी । इस प्रकरण में दूसरा महत्त्वपूर्ण 
उल्लेख मुक्तांशक का दे ( मुक्तमुक्तांशकरलकसुमकनकपन्नाभरणास, २४२ )। शंकर 
ने मुक्तांशक को मालवदेश का वना हुआ उत्तरीय कहा है। ज्ञात होता है कि यह असली 
मोतियों को पोहकर बना हुआ वास्तविक उत्तरीय था जो राजघरानों सें व्यवहार में आता 
था। वाण की समकालीन कला अथवा गुप्तयुग की मूर्तियों में मुक्तांशुक का उदाहरण 
अभी मेरे देखने में नहीं आया, किन्तु वतनमारा से ग्राप्त एक यक्षिणी स्त्री इस प्रकार के 
सुक्तांशक को पटली पहने हुए है ( देखिए, कुमारस्वामी कृत-भारतीय कला का इतिहास, 
चित्र ३७; वरुआ, भरहुत, चित्र ७२ )। 


१९६ हे का राज्यश्री से मिलन [ उच्छवास 


यह सुनकर मैंने दुःखी हो कर धीरे से कहा--'आरयें, जो तुम कहती हो सो ठीक है, किन्तु 
मेरे समझाने से इसका दुःख कम न होगा। यदि मूहूत्त' भर भी तुम इसे रोक सको तो 
दूसरे भगवान्‌ बुद्ध के समान मेरे गुरु इस समाचार को सुनते ही यहाँ आकर अनेक आगमगर्मों 
से गोरबशालिनी अपनी वाणी से) इसे प्रवोधित करेंगे।” यह सुनकर उसने कहा-- 
आर्य, शीघ्रता करें!” और यह कहकर फिर मेरे चरणों में गिर गई। सो, यह समाचार 
लेकर में आपके पास आया हैँ ( २४५ ) । 

राजा ने भिक्तू, की बात सुनते ही राज्यश्री का नाम न कह्दे जाने पर भी तुरन्त समझ 
लिया कि वही इस विपन्नावस्था में हैं ओर श्रमणाचार्य दिवाकर मित्र से कान में कहा-- 
आये! अवश्य वह सुझ मन्दभाग्य की वहिन ही हैं जो दुर्भाग्य से इस दुरबस्था को प्राप्त हुई ।' 
ओर उस दूसरे मिक्तू, से कहा--आर्य, उठो और बताओ वह कहाँ है, जिससे तुरंत जाकर 
उसे जीवित ही बचाया जा सके ।! 

यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ । तब सव शिष्यवर्ग को लेकर दिवाकरमित्र ओर सब 
सामन्तों के साथ पीछे चलते हुए हपे उस शाक्य भिक्तू, के दिखाए हुए मार्ग के अनुसार पेदल 
ही उम्र स्थान के लिये चले । दूर से ही उन्होंने अनेक ब्निय्रों को विलाप करते हुए छुना-- 
'पुष्पभूति-वंश की लक्ष्मी कहाँ चली गई ? हे मुखरबंश के बृद्ध, अपनी इस विधवा वधू को 
क्यों नहीं समकाते ! भगवान्‌ सुगत, तुम भी क्या इस दुःखिनी के लिये सो गए ? पुष्पभूति 
के भवन में रहनेवाले हे राजधर्म, तुम क्‍यों उदासीन हो गए ? हे विपत्ति के सगे विन्ध्याचल, 
क्या तुम्हारे प्रति यह अंजलि व्यर्थ जायगी ? माता महाटवी, आपदुग्नस्त इसका विलाप 
क्यों नहीं सुनतीं ! हा देवी यशोवती, आज लुटेरे देव ने त॒ग्हें लूट लिया ! देव प्रतापशील, 
पुत्री आग में जल रही हैं ओर तुम नहीं आते ! क्या अपत्य-प्रेम जाता रहा ! महाराज 
राज्ववर्धन, क्यों नहीं दौड़़र आते? क्या बहिन का प्रेम कुछ कम हो गया है! 
हे बायु, में तेरी दासी हूँ, जल्दी जाकर दुःख का यह संवाद हर से कह दे ।” इत्यादि अनेक 
भाँति से बाण ने ज्लियों के विलाप का वन किया हैं। यह सब सुनकर हप॑ तुरन्त वहाँ 
दौड़ा गया और अग्नि-प्रवेश के लिये तैयार राज्यश्री को उसने देखा ओर 
उसके ललाट पर हाथ रखकर मूच्छित होती हुई उसको सहारा दिया। इस 
अवस्था में सहसा भाई को पाकर गले लगकर रोते हुए राज्यश्री ने हा पिता | हा माता ![! 
कहकर वहुत विलाप किया । हर्ष भी देर तक सुक्त कंठ से रोते रहे ओर कहा--बहिन, अब 
धीरज घरो, अपने को सँभालो ।” आचार्य ने भी कह्य-हे कल्याणिनी, बढ़े भाई की बात मानों । 
शोक का आवेग कुछ कम होने पर हे उसे अग्नि के पास से दूर हटाकर निकट्वर्ती इच्च के 
सीचे ले गए। वहाँ पहले वहिन का सुख धोया और फिर अपना, ओर फिर मन्द रवर में 
कहा--बल्से, भदन्त को प्रणाम करो । ये तुन्हारे पति के दूसरे हृदय और हमारे गुरु हैं ।' 


कि न 








4 दुःखान्धकारपटलामिदुरें: सौगतेः सुभापिते: स्वकेश्द्शितनिदर्शनें: नानागमगुरुमिः 
गिरां कौशले: कुशलशीलामेनां प्रबोधपद्वीसारोपिज्यति, २४७५। बाण के ये शब्द उनके 
- समकालीन बोद्ध संस्कृत-साहित्य पर घटित होते हैं जिनकी सबसे वडी विशेषता 
 दुर्श्षितनिदर्शन अर्थात्‌ दृष्डान्तों के द्वारा धर्म और नीति की व्याख्या करने की 
शेली थी । 


आठवाँ | प 


पति का नाम आते ही उसके नेत्रों में जल सर आया। जब उसने प्रणाम किया तो दिवाकर 
मित्र के नेत्र भी गीले हो गए और वे सुंह फेरकर दीर्ध श्वास छोड़ने लगे । किर ज्ञण भर 
ठहरकर बोले--अब अधिक रोने से कया ! अब सत्र को आवश्यक स्तान करके पुनः अशम 
को चलना चाहिए ।' सुनकर हफ॑ ने वहिन के साथ उस प॑ डी नदी में स्नान किया 
और आश्रम में लोटकर ग्रहवर्सा को पिंड देने के बाद बहिन को पहले भोजन कराया ओर 
पीछे स्वयं भी कुछु खाया । भोजन करके उसने सत्र हाल विस्तार से सुना-क्िस प्रकार 
राज्यश्री बन्चन में डाली गई, किस प्रकार कान्यकुब्ज में गोड़ राजा के द्वारा उपद्रव कराया 
गया. किस प्रकार ग्रुप्त नाम के एक कुलपुत्र ने कारागार से ( गुप्तित: ) उसे निकाला, किस 
प्रकार बाहर झाने पर उसने राज्यवर्धन का मरण-दइत्तान्‍्त सुना, ओर किस प्रकार भोजन का 
परित्याग कर देने से दुबल होकर वह विन्ध्याटवी में घूमती रही, और फिर किस प्रकार 
शग्नि में जलने की तेय्यारी की ( ९५० )। 


इसी अवस्था में हर जब अपनी बहिन के साथ एकान्त में बेठे थे, आचाय दिवाकर 
मित्र वहाँ आए और कुछ काल रुककर कहने लगे--श्रीमान्‌, सनिए, मुझे छुछ कहना हैं। 
यह जो आकाश में तारापति चन्द्रमा है उसने योवन के उन्माद में बृहस्पति की स्त्री तारा 
का अपहरण किया था और स्वर से भागकर उसके साथ इधर-उघर घूमता रहा। 
फिर देवताओं के समझाने-बुकाने से उसे वृहस्पति को वापिस कर दिया, किन्तु उसके विरह्‌ 
की ज्वाला उसके हृदय में सुलगती ही रही। एक बार उदयाचल से उठते हुए इसने 
समुद्र के विमल जल में पड़ी हुई अपनी परछाई' देखी और कामभाव से तारा के मुख का 
स्मरण करके विलाप करने लगा। समुद्र में जो इसके आँसू गिरे उन्हें सीपियाँ पी गई' ओर 
उनके भीतर सुन्दर मोती वन गए। उन भोतियों को पाताल में बासुकि नाग ने किसी 
तरह प्रात किया और उसने उन मुक्काफर्लों को गरूंथकर इकलडी माला ( एकावली ) बनाई 
जिसका नाम मंदाकिनी रकक्‍्खा । सब औषधियों के अधिपति सोम के प्रभाव से बह अत्यन्त 
विपष्ती है और हिमरूपी अमृत से उत्पन्न होने के कारण सन्तापहारिणी है। इसलिए 
विप-ज्वालशों को शांत रखने के लिये घासुकि सदा उसे पहने रहता था। कुछ समय वाद 
ऐसा हुआ कि नागलोग भिक्तु नागाजु न को पाताल में ले गए और वहाँ नागाजु न ने बासुकि 
से उस माला को माँगकर प्राप्त कर लिया। रसातल से बाहर आकर नागाजुन ने भन्दान 
किनी नामक वह एकाव्रली माला अपने मित्र त्रिसमुद्राधिपति सातवाहन नाम के राजा को प्रदान 
की और वहीं माला शिष्य-परम्परा द्वारा हमारे हाथ में आई । यद्यपि आपको किसी वस्तु 
का देना एक अ्रपमान है, तथापि ओषधि समझकर विष से अपने शरीर की रक्षा करने के 
लिये थ्राप कृपया इसे स्वीकार करें / यह कहकर पास में बैठे हुए शिष्य के चीवर बत्त्र 
में से ले कर वह मन्दाकिनी राजा को दी ( ९२५१ )। 


. बाण का यह वर्णन तत्कालीन किंवद॒तियों के मिश्रण से बना हैं। भिक्ु नागाजुन 
अनेक आश्वयं और चमत्कारों के विधाता समझे जाते थे। उनके सम्बन्ध सें इस प्रकार 
की कहानी वाण के समय में लोक-प्रचलित थी । नागाजु न और सातवाहन नरेश का मैत्री- 
सम्बन्ध सम्भवतः ऐतिहासिक तथ्य था। कहा जाता है कि नाग्राजु न ने अपने मित्र सात- 
वाहन राजा को बोद्धधर्स के सार का उपदेश करते हुए एक लंबा पत्र लिखा था। सुहर्लेख 


१९८ दिवाकरमित्र हांरा हप को एकावली की भेंट | उच्छवांस 
कप 


नामक उस पत्र का अनुवाद तिव्बती भाषा में अभी तक सुरक्षित हैं *। गुप्तकाल में मोतियों 
की इकहरी एकावली माला सब आमभूषणों से अत्यधिक प्रिय थी। कालिदास ने कितनी ही 
वार उसका उल्लेख किया है*। हर्पचरित और कादगवरी में भी एक्रावली का वर्खन प्रायः 
आता है। गुप्रकालीन शिल्प की मूर्तियों और चित्रों में इनद्धनीज़ की मध्यगुरिया-सहित 
सोतियों की एक्रावली वराबर पाई जाती है। ( चित्र &२ ) एकावली के सम्बन्ध में उस युग में 
इस प्रकार की भावना का होना कि बह एक विशिष्ट मंगलिक आभूषण था, सहज सममका जा 
सकता है। विशेष आभुपष्णों के सच्बन्ध में जोहरियों और रनिव्रार्सों में उनके चमत्कार की 
कहानियाँ बन जाती थीं। महा उप्मग जातक में इन्द्र के द्वारा कुश राजा को मंगल मणि-रत्न 
देने का उल्तेख हैं। कालिदास ने इन्हें जेत्रामरण कहा हैं ( रु १६८३ )। 

वह एकावली घने मोतियों को ग्रूथकर बनाई गई थी घमनमुक्तां )। उसे देखकर 
आँखे चौधियाँ जाती थीं। हर्ष ने जैप्ते ही उसे देखा, उसके नेत्र बंद होने ओर खुलने लगे। 
उसके बीच में एक पदक या मध्यमणिं लगी हुई थी ( प्रकटपदकचिह्मां )। उसके मातियों की 
तरल किरणें स्फुरित हो रही थीं। वह कपूर की भाँति शुक्ल थी । भुवनलत्षमी की स्वयंस्बर- 
माला थी, या मन्त्र, कोश ओर साधन में प्रद्कत्त राजधर्म की अक्षमाला थी। बह कुबेर के 
कोश की संख्या बतानेवाली मार्नो लेख्य पश्टिका थी जो मुद्रा ओर अलंकारों से उुशोमित थी३ । 
दिवाकर मित्र ने उसे लेकर हर्ष के गले में बाँव दिया । सम्राट ने भी प्रेम प्रदर्शित करते 
हुए कहा--आर्य, ऐसे रत्न प्रायः मनुष्यों को नहीं मिलते। यह तो आये की तप-सिद्धि 
या देवता का प्रसाद है। में तो अब आये के वशीमूत हूँ । स्वीकार करने या ग्रत्याख्यान 
करने का मुझे अब अधिकार कहाँ ? जीवन-पर्यन्त यह शरीर आये के अर्पित हैं। यथेष्ट 
आज्ञा करें । 

कुछ समय बीतने पर जब राज्यश्री आश्वस्त हुई तो उसने अपनी ताम्बूलवाहिनी 
पत्रलता को बुलाकर धीरे से कान में कुछ कहा । पत्रलता ने विनयपूर्वक हप॑ से बिनती की-- 
“देव, देवी बिनती करती हैं कि उन्हें कापाय वस्त्र धारण करने की अनुज्ञा मिले!। हथे यह 
सुनकर चुप रहे, किन्तु दिवाकर मित्र ने धीरे स्वर में कहा --“आयुष्मती, शोक पिशाच का 
ही दूसरा नाम हैं, यह कभी न बुमनेवाली अग्नि है, प्राणों का वियोग न करनेवाला यमराज 
है, कमी न समाप्त होनेवाला राजयच्मा हैं। यह ऐसी नींद है जिससे कोई जागता 





हि कर 2 कलम कल लय कल ला लक बल बिक. कल 
9. वेंजल ( ४४८7०2८ ) कृत सुहल्लेख का श्रंग्रेंजी अनुवाद, पालीटेक्स्ट सोसाइटी जरनल, 
१८८६, 9० १ आदि। सातवाहन राजा की पहिचान के लिये देखिए, सतीशचन्द्र विद्या- 
भूषण का लेख, पूना ओरिएण्टल कान्फ्रेस, ३९१९, पू० १२९५। और भी, विंटरनिज, 
भारतीय साहित्य, भाग २, ए० ३४७॥ 
२. रघुवंश १६ | ६५९, 
प्रागेव सुक्ता नयनाभिराम आप्येन्द्रनील किमुतोन्मयूखम्‌ । 
सेघदूत १॥४६, एक मुक्‍्तागुणमिव झुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम । 

३. समुद्रांलकारभूतां संख्यालेख्यापष्टिकामिव कुबेरकोशस्य ( २५२ )। मालवराज 'के कोश 
का वर्णन करते हुए कहा जा चुका है कि कोश के कलशों के साथ संख्यासूचक लेक्यपत्र 
बँघे रहते थे (२२९०) और उनके चारों ओर आशभूषणों से बनी हुई माला पहनाई 


जाती थी । 


आठवाँ ] दुःखित राज्यश्री को दिवाकरसित्र का डपदेश १९९ 


नहीं। यह हृदय का नासुर ( महात्रण ) है जो सदा बहता रहता हैं। बहुत-से शास्त्र 
तथा काव्य-कथाओं को जाननेवाले विद्वानों के हृदय भी शोक को नहीं सह सकते, अबलाओं 
के दुर्वल हृदय की तो बात ही क्या! अतएव हे सत्यत्रते, कहो अब क्‍या किया जाय, 
किसे उपालंभ दें, किसके ञागे रोवें ओर किसे हृदय का दुःख कहें ः सब-कुछ आँख मद 
कर सहना चाहिए। हे पुएप्रवती, पूर्वजन्म की इन स्थितियों को कौन सेट सकता हैं ? 
सभी मनुष्यों के लिये रात-दिन, जन्म-जरा-रुत्युघपी रहट की घड़ियों की लंबी साल 
घूम रही है ।* पंचमहामूर्तों के द्वारा जितने मानस व्यवहार हो रहे हैं वे सव यमराज के विपम 
अनुशासन से नियन्त्रित होकर विलय को प्राप्त हो जाते हं* । घर-घर में आयु को नापने की 
घड़ियाँ लगी हुई हैं जो एक-एक क्षण का हिसाव रखती हैं? । चारों ओर कालपुरुष हार्थों में 
कालपाश लिये घुम रहे हैं। रात-दिन यम का नगाड़ा वज रहा हैं । हर घर में यमराज 
के भंयकर दूत यम-घंटा वजाकर सब जीवों के संहरण के लिये घोर घोषणा कर रहे हैं। हर 
दिशा में परलोक के यात्रियों की पगडंडियाँ वनी हुई हैं जिनपर विधवाओं के बिखरे केशों से 
शबलित सहत्त्रों अधियाँ जा रही हैं। कालरात्रि की चिता के कोयलों के समान काल- 
जिहा प्राणियों के जीवन को चाट रही हैं जैसे गाय बच्चे को। सब प्राशियों को चट्ट 
करनेवाली सत्यु की भूख कभी नहीं बुमती । अनित्यताहूपी नदी तेजी से वह रही है। 
पंचमहाभूतों की गोष्टियाँ क्षण भर ही रहती हैं। साधु जैसे दिन में कमंडलु रखने के 
लिये लकड़ियों को जोड़कर पिंजरा बनाते हैं ओर रात को उसे खोल डालते हैं वेसा ही यह 
घरीर का यन्त्र है ५। जीव को दंधन में बॉधनेवाले पाश की डोरी के तन्तु एक दिन अवश्य 
टूव्ते हैं। सारा नश्वर संसार परतन्त्र हैं। हे मेधाविनी, ऐसा जानकर अपने सुकुमार 
4. उ्सरन्त्यो नक्त दिव॑ द्वाधीयस्यो जन्सजरामरणघटनघटीयन्त्रराजिरजवः पत्र जनानाम्‌, 
(२०४ )। आजकल रहट की घड़ियाँ और माल दोनों लोहे की बनने लगी हैं; किन्तु 
कुछ ही समय पूर्व घढ़ियाँ मिद्दी की ओर माल मज की रस्सियों से बनती थी। बाण ने 
भी रस्सी की माल का ही उल्लेख किया है। पंजाब में श्रभी तक मेद्दी की घड़ियाँ ( टिंड ) 
रस्सी की माल से वॉधी जाती हैं । 

२. पद्म +हाभूतपश्चकुलाधिष्ठितान्तःकरणव्यवहारदशननिषपुणः, सर्वकंपा विषमा धर्मराजस्थितयः 
(२०४)। यहाँ हछोप से पश्चकुल नामक संस्था के न्‍्यायाधिकरण और राज्य के साथ 
उसके सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रत्येक गाँव में पद्चकुल-संज्ञक पॉँच 
अधिकारी गाँव के करण या कार्यालय के व्यवहार ( न्याय और राजकाज ) चलाते थे । 


ये पञ्चकुल सब प्रकार राजकुल की श्राज्ञाश्रों के अधीन थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सॉची-लेख 
में उल्लिखित पद्ममण्डली पंचकुल का ही रूप था। 


३. निलये-निलये कालनालिकाः, २५७७। कालनालिका से तात्पय समय नापने की पानी या 
बालू की घड़ी था। शेप से इसका दूसरा अर्थ झव्यु द्वारा स्थापित घड़ी जो छीजती हुई 
श्रायु का हिसाव लगा रही है। नालिका ओर नाडिका पर्यायवाची हैं। एक नाडिका-- 
$ घड़ी ( 5२४ मिनट ), २ नाडिका>॥ मुहूत। 

४, रात्रिपु भंगुराणि पात्रयन्त्रपंजरदारूणि देहिनाम्‌ ( २५७ )। पात्र रखने के यन्त्र-पंजर 
का उहलेख भेरवाचाय के शिष्य के वर्णन में पहले हो चुझ्ा है ( दारवफलकत्रयत्रिकोय 


त्रियष्टिसिविष्टकमडंछुना, १०१ )। कद प्रतिय्थों में पात्रयन्त्रपंजर के स्थान पर 
ग़ान्रयन्त्रपंजर भी पाठ है । 


य | कर ] 
३०० हप द्वारा राज्यश्नी को दिवाकरमित्र को सपना [ उच्छवास 


मन में अन्थकार को न फैलने दो। विवेक ( प्रतिसंख्यान ) का एक्र क्षण भी धृति के 
लिये बड़ा सहारा होता है । शव यह पितृतुन्य तुहारा ज्येष्ठ श्राता ही तुद्दारा गुर है। 
जो यह आदेश दे वही तुद्दारा कत्त व्य है ।! यह कहकर वह चुप हो गया । 

उसके मौन होने पर हे ने कद्दा-- आय के सिवा ओर कौन इस प्रकार के वचन 
कद्देगा ? आये विपम विपत्ति सें सहारा देनेवाले स्तम्भ हैँ। स्नेह से आदर धर्म के 
दीपक हैं। आप समुद्र की तरह अभ्यर्थना की मर्यादा रखते हैं। अतएव सेवा में एक यात्रा 
करता हूँ। काम हरज करके भी अपनी इस दुखिया छोटी बहन का लालन करना मेरा 
कर्तव्य है। किन्तु भाई के वध का बदला लेने के लिये शत्र कुल के नाश की प्रतिज्ञा में 
सब लोगों के समक्ष कर चुका हैं * । कुछ समय तक शआयये मेरे इस काम में सहायक हों। 
में आपका अतिथि हूै। कृपया मुझे अपने शरीर का दान दें। आज से लेकर जबंतक 
में झपनी प्रतिज्ञा के बोस को हल्का बनाऊँ ओर दुखी प्रजाओं को ढाइस दूँ, तबतक में 
चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही रहनेवाली मेरी इस बहिन को धार्मिक कथाओं से, रजोगुण- 
रहित विवेक उत्पण्न करनेवाले उपदेशों से, शील और शम देनेवाली शि्षाओं ( देशनाभिः* ) 
से, एवं क्शेशोिं को मियानेवाले भगवान्‌ तथागत के सिद्धान्तों से समझते रहें। अपने उस 
कार्य से निश्ृत्त होने पर मे ओर यह एक साथ कापाय ग्रहण करेंगे। बढ़े लोग याचर्को 
को क्या नहीं दे डालते? कहते हैं, दधीचि ने इन्द्र को अपनी ह्ल्‍ियाँ दे डाली थीं। 
क्या मुनिनाथ बुद्ध ने शरीर की कुछ भी परवाह न करके अनुकम्पावश अपने-आपको कितनी 
वार हिंख्न पशुओं के लिग्रे नहीं दे डाला : ।” यह कहकर सम्राद्‌ चुप हो गए । 


उत्तर में भदन्‍्त ने फिर कहा--भाग्यशाली को दो बार बात कहने की आवश्यकता 
नहीं। मैं पहले ही अपने मन में अपने इस शरीर को आपके गुणों के समर्पित कर चुका 
हूँ। छोटे या बड़े जिस काम में मेरा उपयोग हो सके, आपके अधीन हुओ! 

इस प्रकार दिवाकर मित्र से अभिनन्दित होकर हर्ष उस रात को वहाँ रहे । श्रगले 
दिन बच्र, अलंकार आदि देकर निर्घात को विदा कियो। तब आचाये ओर राज्यश्री को 
साथ लेकर कुछ पड़ाव करते हुए गंगा के किनारे अपने कटक में फिर लोड आए ( ९५७ )। 

इस प्रकार हर्षचरित की यह कहानी समाप्त हुई। इसके बाद बाण ने मानो अपने 
ग्रन्थ की पूर्णाहुति डालते हुए बड़े घोरहूप में सूर्यास्त का वर्णन किया है। इस वन में 
आगे आनेवाले भीषण युद्धों की परछलाई' साकार हो उठी है। 


रि का ०3 हैँ बी 
१, अस्माभिश्व आतृव्रधापकारिग्पिकुलप्लयकरणएयतस्थ वाहोरविधेयेभ्‌ र्वा. रुकललोक 


प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा कृता ( २५६ )। 

२. पहले दिवाकार मित्र के भ्राश्रम के वर्णन में भी समुपदेश, धर्मदेशना शोर बोधिसत्त्त 
जातक-इन तीन उपायों से धर्म के प्रचार का उल्लेख किया गया है। यहाँ सभी उन्हीं की 
ओर स्पष्ट संक्रेत है। अभिषर्म आदिक सिद्धान्त-प्रन्थों का प्रवचन उपदेश कहलाता था। 
पंचशील या दशशील की शिक्षा धर्मदेशना थी। बोधघिसत्वों की जावक-कथाओं या 
अवदानों को सुनाकर कहानियों ( निदर्शनों ) की रोचक पद्धति से बौद्धधमं का उपदेश 
देने का तीसरा ढंग था। जेकट हसन न हल 





आठ्वाँ ] सूर्यास्त पर 


सूर्य ने गगनतल में अपनी यात्रा पूरी करते हुए नए रुधिर के समान अपनी लाल- 
लाल किरणों के जाल को पुनः अपने शरीर में सिकोड लिया, जैसे कुपित याज्ञवल्क्य के मुख 
से चान्त यजुप मन्त्रों को शाकल्य ने पुनः पान कर लिया था। क्रम से सूर्य की लाली मांस 
की लाली के समान और बढ़ी और वह ऐसा जान पड़ने लगा मानो अश्वत्यामा के मस्तक से 
भीमसेन के द्वारा निकाली गई रक्तरंजित मणि हो । अथवा वह ब्रह्मा के मस्तकहूपी उस 
खप्पर की भाँति लग रहा था जिसे शिव ने काटकर बहती हुई शिराओं के रक्त से भर 
दिया था १। अथवा वह पितृवध से कुपित परशुराम द्वारा निर्मित रुविर का हृद था जो 
सहज्ाजु न के कम्धों को चीरनेवाले कुठार की धार से काटे हुए ज्ञत्रियों के रुधिर से भरा गया 
था। अथवा सूर्य का वह गोला गझुड के नर्खों से क्षत-वित्तत विभावपु कछुए के आकाश 
में लु़कते हुए लोथड़े की तरह दिखाई पड़ रहा था *। अथवा गर्भ की नियत अवधि के 
बीतने से दुःखी विनता के द्वारा आकाश में ठुकड़े करके फेंके हुए उम्र अंडे की तरह लग 
रहा था जिसके भीतर गर्भ की दशा में अरुण का अपूर्ण सांसपिंड हो । अथवा वह बृहस्पति 
के उस कटाह की तरह था जिसमें असुर्रो के नाश के लिये अभिचार कर्म करते हुए वे शोशित 
के क्वाथ में चरु पका रहे थे। अथवा लाल सूर्य की वह माँकी महाभैरव के उस मुखमंडल 
की तरह थी जो तुरन्त मारे हुए गजाघुर के ठपकते हुए लोहू से भीषण दीखता है 3। 
दिन के अ्रन्त में सन्ध्या उस मेघ के साथ मिलकर जो समुद्र में पड़ती हुई परछाई' से लाल 
हो रहा हो, उस वेताल के साथ चिमटी जान पड़ती थी जिसने अभी कच्चा मांस खाया हो । 
समुद्र भी सम्ध्या की उस लाली से उसी प्रकार लाल हो उठा जैसे विष्णु की छाती से दले हुए 
मधु-फैटम के रुधिर से पहले कभी हो गया था। * 
न्ध्या का विकराल समय ज्यों ही समाप्त हुआ त्यों ही रजनी हर्ष के लिये चन्द्रमा का 
उपहार लेकर आई, मानो अपने कुल की कीत्ति ही साज्षात्‌ उसके लिये संगमरमर का -मधुपात्र 
यशःपान के लिये लाई हो४, अथवा स्वयं राजलच्ट्मी सतयुग की स्थापना के लिये उयत उसके 
लिये चाँदी की गोल शासन-मुद्रा लाई हो ७। अथवा उसके भाग्योदय की अधिष्ठात्री देवी 
4. कथा है कि शिव ने ब्रह्मा के पाँचवें मस्तक को काटकर उसका कपाल बनाया और उसे 
हाथ में लेकर भयंकर भिक्षाटन-मुद्दा में घूमते रहे। शिव की इस प्रकार की भीषण 
भिक्षाइन-मृर्ति लगभग वाण के युग में बने हुए अहिच्छुत्रा के तीन मेघियोंवाले शिव- 
मन्दिर में लगी मिली ह। (दे० अहिच्छुत्रा के खिलौनों पर मेरा लेख, चित्र ३०१, ए. १६५)। 
गरुडु ओर विभावसु कछुए की कथा, महाभारत, आदिपव, २५ अ्रध्याय में दी हुईं है। 
इस प्रकार के महाभेंरव की ए% मिद्दी की बड़ी मूर्ति अहिच्छुत्रा के ऊपर कह्टे शिव-मन्दिर 
से प्राप्त हुईं है ( देखिये वही लेख, चित्र सं० ३०० प० १६८ ) | 
सुक्ताशंलाशलाचपक, २५८। मुक्‍्ताशलशिला का श्रर्थ संगमरमर ही ज्ञात होता है । 
ण्‌, राजतशासनमुद्रानिवेश इव राज्यश्रिया ( २०८ )। सोनपत से मिली हुई हर्ष की ताँबे 
की बनी हुईं गोल मुद्रा का उल्लेख ऊपर हो चुका है, किन्तु बाण को यह भलीभाँति ज्ञात 
था कि ऐसी महा म॒द्राएँ चाँदी की ही वनती थीं । कुमारगुप्त की इसी प्रकार की एक चॉदी 
की मुद्रा भीतरी गाँव ( जिला गाजीपुर ) से श्राप्त हो चुकी है जो इस समय लखनऊ के 





न्ण 


न 


० 


संग्रहालय में सुरक्षित है। शंकर ने चाँदी की इस भकार की शासन-मुद्रा को राज्या- 
घिकार महामुद्रा कहा है । राजसिंहासन पर व॑ ठते समय राजा को इस प्रकार की चाँदी की 
अधिकार-महाम॒द्रा प्रदान की जाती थी। भोतर को मु द्रासे 


(धिकार-म दा [।, ज्ञात होता है कि इस 
की मुद्राओं के लेख में केवल सम्राट की वंशाबली का ही पूर्ण परिचय र हता था ही कम 


रे घन्द्रोद्य 


ने सब द्वीपों की दिग्विजय के लिये कूच करते हुए उसकी सेवा में श्वेतद्वीप * करा प्रतिनिधि 
दूत भेजा हो । इस प्रकार उस रात्रि में वह शुप्र चन््रोदय प्रतीत हुआ । 


[ उच्छर्वांस 


हपचरित की सांस्कृतिक व्याख्या समाप 


3. श्वेतद्वीप का उल्लेख पहले हो चुका है ( ५९, २१६ )। 


परिशिष्ठ १ 


स्कत्धावार, राजहुल, धवतगृह 


हर्पचरित और का<म्बरी में बाण ने वर्णन का जो पूर्वापर क्रम दिया है उसका स्पष्ट 
चित्र समभने के लिये प्राचीन भारतीय राजमहल या प्रासाद की रचना और उसके विविध 
भागों का विवरण एवं तत्सम्बंधी पारिमाषिक शब्दावली का परिचय आवश्यक है। सबसे 
बढ़ी इकाई स्कन्धावार होती थी। उसके भीतर राजकुल और राजकुल के भीतर धवलगणह 
था। स्कन्‍्धावार पूरी छावनी की संज्ञा थी जिसमें हाथी, घोड़े, सेना, सामन्‍्त रजवाड़ों 
का पड़ाव भी रहता था। राजकुल स्कन्धावार के अंतगंत राजमहल था । यह बहुत विशाल 
होता था जिसके भीतर कई आँगन ओर चोक होते थे । राजप्रासाद के भीतर राजा और 
रानियों का जो निजी निवासस्थान था उसकी संज्ञा घवलग्रह थी। बाण के वर्णनों को पूर्वापर 
साहित्य की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयत्न यहाँ किया जाता है। 


स्कनधावार-हर्षचरित के दूसरे उच्छवास ( ५८-६० ) और पाँचवें उच्छूवास 
( १५२-१५६ ) में स्कन्धावार, राजद्वार और धवल्ग्रह का वर्णन किया गया है। अजिरबती 
(राप्ती) नदी के किनारे मणितारा गाँव के पास स्कन्धावार में बाण ने हर्ष से पहली मेंट की । 
स्कन्धावार का सन्निवेश लम्बी-चौड़ी जगह घेरता था। पूरी छावनी का पड़ाव उससे सूचित 
होता था। सब्रिवेश की दृष्टि से स्कन्धावार के दो भाग थे। एक तो बाहरी सन्निवेश और 
दूसरा राजकुल । वाह्म सन्रवेश में सबसे पहले एक ओर गजशाला ( हाथीखाना ) और 
दूसरी ओर मन्दुरा श्रर्थात्‌ घोड़े और ऊँटों के लिये स्थान होता था। इसके बाद बाहर के 
लम्वे-चौड़े मेदान में राजकाज से राजधानी में आनेवाले राजाओं ओर विशिष्ड व्यक्तियों के 
शिविर लगे थे | इस प्रकार राजकुल्न के सामने एक पूरा शहर ही छावनी के रूप में बस गया था। 
इसीमें बाजार और हाट भी था। पाँचवें उच्छवास में लिखा है कि जब प्रमाकरबद्धन की 
बीमारी का हाल सुनकर हण स्कन्धावार में लौटा तो वह सबसे पहले बाज़ार में से गुजरा। 
( स्कन्धावारं समाससाइ | प्रविशन्नव च विपणि वत्मेनि यमपट्टिक॑ ददश, १५३ )। 
विपणिवत्म या बाजार की मुख्य सड़क स्कन्थावार का ही अंग मानी जाती थी | ह्ल्ली के 
लाल किले के सामने का जो लम्बा-चौड़ा मैदान है वह उदू' बाजार अर्थात्‌ छावनी का बाजार 
कहलाता था। यह विपणिवत्म का ही मध्यकालीन रूप था। इसी चौड़े मैदान में सम्राट 
से मिलने के लिये आनेवाले राव-रजवाड़ों के तम्बू लगते थे । हमे के स्कन्धावार में जैसा 
कि _इप्ठ रे७-ऐे८ पर स्पष्ट किया गया है, दस प्रकार के शित्रिर या पड़ाव पढ़े हुए थे । 
उनमें अनेक देशों के राजा, युद्ध में परास्त हुए शत्र_ महासामन्त, देशान्तरों के दूतमंडल, 
समुद्रपार के देशों के निवासी जिन्हें म्लेच्छु जाति का कहा गया है और जिनमें संभवतः 
शक, यवन, हूण, पारसीक जातियों के लोग थे, जनता के विशष्ट व्यक्ति, और सम्राट से 
मिलनेवाते धार्मिक आचाय एवं साधु-संन्यासियों के अलग-अलग शिभरिर थे | राजकुल के 


२०४ 


बाहर और भी बहुत-ता खुला मैदान होता था जिसे अजिर कहा गया है ( दे० स्कन्धावार 
का चित्र, फलक २५)। 


राजकुल--स्कधावार के भीतर लगभग अन्त में सर्वोत्तम सुरक्षित स्थान में राजकुल का 
निर्माण किया जाता था। राजकुल को राजभवन भी कह्दा गया है | उसकी उ्योदी राजद्वार 
कहलाती थी। स्कन्धवार में आाने-जाने पर कोई रोक-ठोक न थी ; किन्तु राजकुल में प्रविष्ट 
होने पर रोकथाम थी। राजद्दार की ड्योड़ी पर बाह्य श्रतीद्वारों का पहरा लगता था | राजद्वार 
के भीतर रात्ते के दोनों ओर के कमरे द्वारप्रकोप्ठ या अलिन्द कहलाते थे। राज्यश्री के विवाह 
के समय सुनार लोग अलिनद में बैठकर सोना घड़ू रहे थे (१४३ )। अलिस शब्द की 
व्युयत्ति ( अलिं ददाति ) से सूचित होता है कि राजकुल में प्रविष्ट होनेवालों का यहाँ पर कुछु 
जलपान श्रादि से स्वागत-सत्कार किया जाता था। अलि १ का अर्थ छोटा कुल्दड़ है | 
अलिन्द को ही बहिदवार प्रकोष्ठ कह्य गया है । अलिन्द गुतकाल की भाषा का या उससे 
थोढ़ा पहले का शब्द था। उससे पूर्व समय में द्वार के इस हिस्से को प्रधण या प्रधाण * 
कहा जाता था ( दे० राजकुल का चित्र, फलक २६ ) | 

राजकुल के भीतर कई चौक होते थे जिन्हें कत्या कह्य गया है। राजमहलों के 
वर्णन में अंग्र जी शब्द कोट का पर्याय ही भारतीय महलों में कद्या था। हर्ष के राजकुल 
में तीन कच्याएँ थीं। कादम्बरी में तारापीड़ के राजमहल में चन्द्रापीड़ सात कच्याएँ पार 
करके अपने पिता तारापीड़ के पास पहुँचा था। रामायण में दशरथ के राजमहल में पाँच 
- कच्याएँ थीं, किन्तु युवराज राम के कुमारभवन में तीन कच्षयाएँ थीं (थअ्रयोध्याकांड, 
५-५ )। दप के राजकुल की पहली कच्या या पहले चौक में अलिन्द-युक्त राजद्वार के 
बाई” ओर सम्राद के राजकु'जर (१७२) या खासा हाथी ( देवस्य औपवाह्मः, ६४ ) के लिये 
लम्बा-चौड़ा इभधिष्ए्यागार या हाथीखाना था। इसी में राजा के निजी हाथी द्पशात के 
लिये बड़ा अवस्थानमए्डप बना हुआ था ( तस्यावध्थानमण्डपोड्यं महान्‌ ६४ )। इसके 
ठीक दाहिनी ओर सम्राट के खासा घोड़ों ( राजवाजि, १७२ ) के लिये जिन्हें भूपालवल्लभतुरंग 
कहा जाता था, मन्दुरा या घुड़साल थी । कालान्तर में राजा के निजी प्रिय धोड़ों को केवल 
वल्लम”' भी कहा जाने लगा। इसमें महत्त्व की बात यह है कि हाथी और घोड़ों के लिये 
बाहरी स्कत्घावार में जो प्रबन्ध था वह सेना के साधारण हाथियों के लिये था; किन्तु राजा के 
निजी उपयोग में आनेवाले अत्यन्त मूल्यवान्‌ भ्रोर सम्मनित हाथी-घोड़े राजकुल के भीतर 


० 0 3 नम 2 नस 
३, इस श्र्थ में यह शब्द हिन्दी की पद्चाहीं बोली में अभी तक प्रयुक्त होता हैं। संस्कृत के 
अलिजर शब्द भी में वह वच गया हैं। अलि जरयति>अलिजरः- महाकु भ 
(अमरकोप, २९३१ )) बहुत बड़ा घड़ा, | जिस भकार के नालन्दा, काशीघुर ( जि० 
नेनीताल ) आदि स्थानों की खुदाई में मिले हैँ। इन्हें अलिंजर कहने का कारण थह था 
कि जिस समय कुम्हार श्रलिजर बनाता था, उसकी सारी मिद्दी इसी में लग जाती थी और 
छोटे कुल्हडु या अलियों का बनना साथ-साथ न होता था। 
, पारिनीय धअपष्टाध्यायी में सूत्र है 'अगारकदेशे प्रघणः प्रधाणश्च” ( ३३७९ ) । काशिका-- 
द्वारप्रकोष्ठः बाह्य: उच्यते ! बाण ने भी अलिन्दु के लिये प्रधण शब्द का शअयोग किया ह 
हैं (१५४ )। शंकर के अनुसार अवण ८ बहिह्रिकदेश । 


२०५, 


पहली कच्ष्या में रखे जाते थे । इन्हीं पर चढ़े हुए सम्राट राजकुल की पहली कच्ष्या के 
भीतर प्रवेश करते थे । 
राजकुल की दूसरी कच्चा में वीचोंबीच महा-श्रास्थानमंडप ( १७२ ) था जिसे वाह्म- 
श्रात्थानमंडप भी कहा गया है। इसी को केवल आस्थान ( १८६,१६० ), राजसभा या 
केवल कमा ( १६४, २०१ ) भी कहा जाता था। इसे ही मुगल-महलों में दर्वार श्राम कहा 
गया है ] इसके सामने अ्जिर या खुला श्रँगन रहता था | इस झ्रॉगन तक सम्राद हष घोड़े या 
हाथी पर चढ़कर आते थे । आस्थानमंडप के श्रन्दर प्रवेश करने के लिये उन्हें सीढ़ियों के पास 
सवारी छोड़ देनी पड़ती थी | श्रजिर से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आस्थानमंडप में पहुँचा जाता था। 
अपनी सेना का प्रदर्शन देखने के उपरांत हप राजद्वार के भीतर तक इथिनी पर चढ़े हुए, 
ही प्रविष्ट हुए, पर सीढ़ियों के पास पहुँचकर उतर गए श्र वाह्म-आध्यानमंडप में रखे हुए. " 
ग्रासन पर जाकर बेठे (इत्येबमाससाद आवास, मन्दिरद्वारि च विसर्जितराजलोकः, प्रविश्यच 
अवततार, बाह्यास्थानमंडपस्थापितम्‌ आसनम्‌ आचक्राम, २१४) | चन्द्रापीड की दिग्विजय का 
निश्चय भी आस्थानमंडप में ही किया गया था ( का० ११२ )। कादम्बरी में इसे समामंडप 
भी कहा है (का० १११ )। दिल्ली के किले में दर्चार आम के सामने जो खुला हुआ भाग 
है वही प्राचीन शब्दों में अजिर है। प्रभाकरवद्ध न के निकट्वर्ती एवं प्रिय राजा सम्राट की 
बीमारी के समय अजिर में एकत्र हुए दुःख मना रहे थे ( १५४ )। सम्राट सार्वजनिक 
गति से जो दर्वार करते, दशन देते, मंत्रणा करते या मिलते-जुलते, वह सत्र इसी बाह्म- 
स्थानमंडप में होता था।* राज्यवद्ध न की मृत्यु के बाद हुं ने बाहरी आास्थानमंडप में 
सेनापति सिंहनाद ओर गजाधिपति स्कन्दयुप्त से परामश किया | उस समय वहाँ अनेक राजा भी 
उपस्थित थे | सैनिक प्रयाण का निश्चय करने पर जब हष अपने महासंधिविग्रह्दधिकत 
अवन्ति को समस्त प्रथिवी की विजययात्रा की घोषणा लिखा चुके, तो आस्थान” से उठकर 
राजाओं को बिद्या करके स्नान करने की इच्छा से (सभा? छोड़कर चले गए (इतिकृृतनिश्चयश्च 
मुक्तास्थानो त्रिसजितराजलोकः स्नानारम्माकांज्षी समामत्याक्षीत्‌ू, १६४ )। 


राजकुल में आ्राध्यानमंडप दी थे। एक बाहरी या बाह्म-्त्रात्थानमण्डप या दर्बार 
आम जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। यह राजकुल की द्वितीय कच्या में था। दूसरा 
राजकुल के भीतर धवल्नण्ह के पास या उसी के भीतर होता था जिसे भुक्तास्थानमंडप 
( दर्वार खास ) कहते थे । दर्पचरित ओर कादम्बरी दोनों में इनका सेद अत्यन्त स्पष्ट है। 
यहाँ सम्राट मोजन के उपरान्त अपने अ्रन्तरंग मित्रों और परिवार के साथ बैठते थे, इसलिये 
इसकी संज्ञा भरुक्तास्थानमंडप हो गई थी। भुक्तास्थानमंडप को ही प्रदोषास्थान भी कहा 
गया है। दिग्विजय का निश्चय करने के दिन हफ प्ररोषास्थान में देर तक न बैठकर जल्दी 
शयनगणह में चले गए ( प्रदोषास्थाने नातिचिरं तस्थी, १६५ )। इसके सामने भी एक अजिर 
या आँगन होता था जिसमें बैठने-उठने के लिये मंडप बना रहता था। प्रथम दर्शन के समय 
बाण तीन कच्याओं को पार करके चौथो कच्षया में बने हुए भुक्तास्थानमण्डप के सामने 
अजिर में त्रैंठे हुए सम्राद्‌ हप से मिले थे ( दौवारिकिण उपरिश्यमानवर्त्मा समतिक्रम्य 


3. श्थ्वीचन्द्रचरित ( १४२१ ) में दोवान आम को तत्कालीन भाषा में सर्वोस्तर 


त््सं 
स्वापसर, जहाँ सव पहुँच सके ) कहा गया है। हे 


२०६ 


त्रीणि कक्ष्यान्तराणि चतुर्थ भुक्तास्थानमण्डपस्य पुरस्तादजिरे स्थितं, ६६ )। कादम्बरी 
में चारडालकन्या बराह्मास्थानमएडप में बैठे हुए राजा श॒द्बक के दर्बनार में तोते को लेकर 
उपस्थित हुई। वहाँ का वन दर्बार आम का वर्णन है । वैशम्पायन शुक को स्वीकार करने 
के बाद राजा शूद्रक सभा से उठकर महल के भीतरी मांग में चले गए ( विसजितराजल्ोकः 
ज्षितिपतिः आध््यानमए्डपादुत्तस्थी, का०, १३ )। स्नान-भोजन के अ्रनन्तर शद्रक अपने 
अमात्य, मित्र और उस समय मिलने के योग्य राजाशों के साथ भुक्तास्थानमण्ड्प में वैशम्पायन 
से उसकी कथा सुनते हैं। 

 राजकुल को दूसरी कच्चा तक का भाग बाह्य कहलाता था । यहाँ तक आने-जाने- 
वाले नोकर-चाकर बाह्य प्रतीद्वर कहलाते थे । इससे आगे के राजप्रासाद के अ्रभ्यन्तर मांग 
में झाने-जनिवाले प्रतीहार अ्रन्तर-प्रतीहर ( ६० ) या अम्यस्तर-परिजन कहलाते ये | 


राजकुल की तीसरी कच्या में गाय ने घवलयह का विस्तृत वणन किया है। धवलग्रह 
के चारों ओर कुछ अन्य थ्रावश्यक विभाग रहते थे। बाण के अनुसार इनके नाम 
इस प्रकार हैं । 

य्होद्यान--इसमें अ्रनेक प्रकार के पुष्प, वक्त ( भवनपादप, १६२ ) और लतामएडप 
थ्रादि थे। इसीसे सम्बन्धित कमलवन, क्रीड़ापवंत जिसे कादम्बरी में दारुपबंतक कहा है, 
लतागह इत्यादि होते थे । 


ग्ृहदीधिका--गहोद्यान ओर धवलण्ह के अन्य भागों में पानी की एक नहर बढती 
थी। लम्बी होने के कारण इसका नाम दीविका पड़ा। दीधिका के वीच-बीच में गन्धोदक 
से पूर्ण क्रीड़ावापियाँ बनाकर कमल हंस आदि के विहार्थल बनाये जाते थे। शहदीधिका 
का वर्णन न केवल भारतवर्ष में ह के महल में मित्रता है, बल्कि छुठी-सातवीं शती के 
राजप्रासादों की वास्तुकला की यह ऐसी विशेषता थी जो अन्यत्र भी पाई जाती है। ईरान 
में खुसरू परवेज के महल में भी इस प्रकार की नहर थी । कोहदे विहिस्तून से कसरे शीरी नामक 
नहर लाकर उसमें पानी के लिये मिल्लाई गई थी |" 

व्यायामभूमि- झद्गक के वर्णन में लिखा है कि वे आत्थानमस्डप से उठकर स्नान से 
पूर्व व्यायामभूमि में गए। यह भी प्राचीन प्रथा थी। इसका उल्लेख राजा की दिनचर्या 





$, इस सूचना के लिये में श्री मोलवी मोहस्मद अशरफ सुपरिंटरडेंट, पुरादत्व-विभाग, नई 
दिल्‍ली, का अलनुगृहीत हूँ। इसे नहरे विहिश्त कहते थे। हारूँ रशीद के महल में 
भी इस प्रकार की नहर का उल्लेख आता है। देहली के लाल किले के सुगल-सहलों की 
नहर बिहिश्त प्रसिद्ध है। वस्तुतः प्राचीन राजकुलों के ग्रहवास्तु की यह विशेषता 
मध्यकाल में भी जारी रही। विद्यापति ने कीतिंलता अंथ से प्रासाद का वर्णन करते 
हुए क्रीडाशेल, घारागृह, प्रमदवन, पुष्पवाटिका के अभिप्रायों के साथ-साथ 'कत्रिम नदी 
का उल्लेख किया है। वह भसवनदीर्धिका का ही दूसरा रूप है। सुगल कालोन महल 
की नहर बिहिश्त से दो सौ वर्ष पहले विद्यापति ने कृत्रिम नदी का उल्लेख किया था। 
वस्तुतः भारत वर्ष में ओर बाहर के देशों में भी राजप्रासाद के वास्तु की यह विशेषता थी। 
ट्यूडर राजा हेनरी अष्टम के हेम्पटन कोट राजप्रासाद में इसे [०१४ ५४५०(८: (लॉग वाटर) 
कहा गया है, वहदीधिका के अति निकट है । 


२०७ 


के अन्तगत श्रथंशास्त्र में भी आया है। अप्यव्यायी से ज्ञात होता है कि राजा को कुश्ती 
लड़ानेवाले ज्येप्ठ मल्‍ल 'राजयुध्वा! कहलाते श्रे (३।२। ६५ )। 

स्तानयृद्द या धारागृह--इसमें स्नान करने के लिये यंत्रधारा ( फव्वारा ) ओर स्नान- 
द्रोणी रहती थी । इसे ही ज्ञेमेद्द ने लोकप्रकाश में निमज्ननमण्डप ओर प्रृथ्वीचद्धचरित 
( चोदहवीं शती ) में माजण॒हराँ ( मज्ननय्रह् ) कहा है । 

देवगह,--महल के भीतर सम्राद और राजपरिवार के निजी पूजन-दशेन के लिए मन्दिर 
में कुलदेवता की मृ्ति स्थापित की जाती थी। लोकप्रकाश में इसे ही देवाचनमण्डप कहा 
गया है । 

वोयकर्मानत--जल का स्थान | 

महानस--रसोई का स्थान । 

श्राह्मर्मएडप- भोजन करने का स्थान | 

इनके अतिरिक्त काउम्बरी में संगीत भवन ( का० ६१ ), आयुधशाला ( का० ८७ ), 
वाणयोग्यावास ( का० ६०, बाण चलाने का स्थान) और अधिकरणमण्डप ( का० ८८ 
कचहरी या दफ्तर ) का राजकुल के अन्तगंत उल्लेख आया है। हेमचन्द्र ने कुमारपाल- 
चरित में ( बाहरचीं शती ) राजमहल में श्रमण्ह का उल्लेख किया है जहाँ राजा मल्लविद्या 
ओर धघनुरभ्यास करता था। यह कादम्बरी में वर्णित व्यायामभूमि और बाणयोग्यावास का 
ही रूप है | 

इन फुय्कर भवनों के अतिरिक्त राजकुल्ल का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग धवलगह था जिसे 
शुद्धान्त भी कहते थे । 

धवलगह--धवलग्ह ( हिन्दी धोराहर या धरहरा ) जिस डयोढ़ी से आरम्भ होता था 
उसका नाम बाण ने ण्हावग्रहणी अर्थात्‌ ( धवल ) णह में रोक-थाम की जगह कहा है। इस 
नाम का कारण यह था कि यहाँ से प्रतीहारों का पहरा, रोकओेक और प्रबन्ध की श्रत्यधिक 
कड़ाई आरम्म होती थी। यहाँ पर नियुक्त प्रतीहदार अधिक अनुभवी और विश्वासपात्र होते 
थे। रामायण में इसे प्रविविक्त कक्या ( अयोध्याकांड, १६ | ४७ ) कहा गया है जहाँ राम 
ओर सीता युवराज-अ्रवस्था में रहते थे और जहाँ केवल विशेष रूप से अनुशात व्यक्ति ही 
प्रवेश पाते थे। इस भाग में नियुक्त प्रतीह्वरी को रामायण में बृद्ध वेत्रपाणि स्व्यध्यक्ष कहा 
गया है। बाण से भी इसका समर्थन होता है । 


घवलगह दो या उससे अधिक तल का होता था। सम्राद और अन्तःपुर की रानियाँ 
ऊपर के तल्ल में निवास करती . थीं। घवलगद के द्वार में प्रवेश करते ही ऊपर जाने के 
लिये दोनों ओर सोपानमाग होता था। बांण ने लिखा है कि प्रभाकरवद्धन अपनी रुग्णावस्था 
में धवलणह के ऊपरी भाग में थे। सीढ़ियों पर आने-जाने से जो खयखट होती थी उससे 
प्रतीहार अत्यन्त कुपित होते थे, क्योंकि उस समय बिल्कुल अतिनिश्शब्दता रखने का 
आदेश था। हप कई बार पिता से ऊपर ही जाकर मिले ( क्षणमात्रश् श्थित्वा पित्रा पुन 
राह्राथ आदिश्यमानः घवलण्हादवततार, १५६ )। धवलगण्ह के भीतर बीच में आँगन 
होता था और उसके चारों ओर शालाएँ या कमरे बने होते थे, इसीलिए, उसे चतुश्शाल 


रेण्ट 


कह जाता था।! चत॒श्शाल का ही पर्याय गुप्तकाल की भाषा में संजबनर था। 
प्रभाररवद्द न के धवलगद का वर्णन करते हुए बाण ने संजवन शब्द का प्रयोग किया है 
( १५५ )। प्रभाकखद्ध न तो ऊपर थे, क्िख्तु उनके उद्विग्न नौकर चाकर नीचे संजबन या 
चतुश्साल में इकठ्ठ होकर शोक कर रहे थे । ज्ञात होता है कि चतुश्शाल में बने हए कमरे 
वस्त्रागार, कोप्ठागार, गरथागार आदि के लिये एवं अतिथियों के ठहराने के काम में झाते थे | 
।.. धवलगढ के आँगन में चतुश्शाल के कमरों के सामने आने-जाने के लिये एक खुल्ला 
मार्ग रहता था और ब्रीच में खम्मों पर लम्बे दालान बने रहते थे जिन्हें बाण ने सुवीयी 
कहा दै। पथ ओर सुवीधियों के बीच में तिहरी कनात तनी होती थी  त्रिगुणतिरक- 
रिणीतिरोहितसुव्रीयीपवरं, १५५ ) | प्रायः सुवीथी में जाने के लिये पद्षद्वार शोते थे । सुदीयी, 
उनमें बेठे हुए राजा-रानियों के पारिवारिक दृश्य, पक्तुद्धार और तिरकारिणी--इन सब्रका 
चित्रण अजन्ता के कई भित्तिचित्रों में आता है जिनसे धवलगद की इस रचना को समभने 
में सहायता मिलती दे ( राजासाहब ओ्रध कृत अजन्ता, फलक ६७, ७७ ) | सुवीधियों 
के मध्य की भूमि खुली होती थी श्लौर उसमें बैठने-उठने के लिये एक चवबूतरा बना होता 
था जिसे चतुश्शाल-वितर्दिका कह्दा गया है ( १७८ )। (दे० धवलगह का चित्र, फक २७ ) 
घबलगृह का ऊपरी तत्ः--धवलग्रह के ऊपरी तल्न में सामने की ओ्रोर बीच में 
प्रमीवक, एक श्रोर सोध और दूसरी ओर वासभवन या वासण्द होता था। वासणह का ही एक 
भाग शयनगणह था। वासमबन में मित्तिचित्र बनाए जाते थे ( १२७ )। इसीसे यह स्थान 
चिन्रशालिका भी कहलाता था। उसीसे निकला हुआ चित्तरसारी रूप भाषा में चलता है। 
रानी यशोवती वासभवन में सोती थी। हष का शयनग्रह भी यहीं था। सौध केवल रानियाँ 
के ही उठने-ेठने का स्थान था। उसकी खुली छुत पर यशोवती त्वनमण्डत्न पर से अंशुक 
छोरकर चाँदनी में वेठती थी ( १२७ )। बीच के कमरे की संज्ञा प्रग्नेकक्त इसलिये थी 
कि वह धवलशह के ग्रीवास्थान पर बना होता था। कौटिल्य के अ्र्थशात्त्र में कुमारीशाला 
में बने हुए, प्रमीच॒ कमरे का उल्लेख है (अथशास्त्र, २। ३१)। प्रभाकखद्धन कौ 
बीमारी में आई हुई सगे-सम्बन्धियों की ल्त्रियाँ ऊपर प्रग्नीवक के कमरे में ही बेठी थीं जिसमें 
चारों ओर से परदा या ओर थी ( बान्धवांगनावर्गणद्दीतप्रच्छुन्नमग्रीवके, १५५ ) । 
जैसे सामने की ओर प्रग्रीवक या मुखशाला थी उसी प्रकार ऊपरी तल के पीछे के भाग 
में चन्द्रशालिका होती थी। इसमें केवल छुत और खग्मे होते थे और राजा-रानी वह 
बैठकर चाँदनी का सुख लेते थे। यशोवती गर्भावस्‍था में चन्द्रशालिका में बेठकर उसके 
खम्मों पर बनी शालमंजिकाशों ( खम्मों पर उल्कीर्ण स्त्रीमूर्तियों ) को देखती थी। 
चन्द्रशालिका और प्रश्नीवक को मिलानेवाले दाहिने और बाएँ लम्बे दालान प्रासादकुत्ति 
कहे गए हैं जिनमें वातायन बने होते थे। उनमें राजा चुने हुए श्राप्त सुहृदों के साथ 
अंतःपुर के संगीत श्रौर रृत्य आंदि उत्सवों का आनन्द लेते ये ( का० ५८ )। (फल्क र८ ) 
३. चतुरशाल का अपभ्र श रूप चोसरला अभी तक हिन्दी में प्रयुक्त होता है। काशी में. 


पुराने घरों के भीतरी ऑगन को चौसल्‍ला चौक कहा जाता है। हे 
२ संजवन्ति अन्न इति संजवन ( गत्यर्थक जु धातु ) अथात्‌ जहाँ तक बाहरी व्यक्ति ञञा 
! सकते थे। इसके आगे भीतर जहाँ सम्राट और अंतःपुर की रानियाँ रहती थीं, जाने का 


एकदुम कड़ा निषेध था। 


२०९ 


बाण के वर्शय की साहित्यिक तुलना 
बाण ने राजप्रासाद का जो वर्णन किया है उसकी कई विशेषताओं पर उसके पूर्व- 
कालीन ओर परवर्ती साहित्य में आए हुए उल्लेखों से उनके समझने में सहायता मिलती है। 
रामाबंग में दशरथ के राजकुल और राम के भवन का वर्णन है। दशरथ का 
राजकुत्ञ पाँच कच्यात्रोवाला था। इनमें से तीन क््याश्रों के भीतर तक राम रथ पर चढ़कर 
चले गए, फिर दो कच्याश्रों में पंद्ल गए ( अयोध्या १७२० )। दशरथ भी प्रभाकर- 
वद्ध न की तरह प्रासाद के ऊपरी तहले में ही रहते थे । जब्र राम दशरथ से मिलने गए तो 
प्रासाद के ऊपरी भांग में चढ़े ( प्रासादमासरोह. ३।११-३९ )। इसी प्रकार वसिष्ठ भी 
प्रासाद पर अधिरोहण करके ही राजा दशरथ से मिले थे ( प्रासाइमधिरुद्य, अ्रयोध्या० ५२२ )। 
राम युवराज थे । उनका भवन दशरथ के राज-भमवन से अलग था, पर उसका 
सन्निवेश भी बहुत-कुछ राजभवन के ढंग पर ही था (राजमबनप्रख्यात्‌ तस्माद्रामनिवेशनात्‌ , 
अयोध्या ५११५ ) | उसमें तीन कद्याएँ थीं। रामचन्द्र के मन में वसिष्ठ का रथ तीसरी 
कक्ष्या के भीतर तक चला गया थे *। थूनराष्ट्र के राजवेश्म में तीनकक््या के भीतर सभा 
थी (उद्योग० ८७ | १२) । हु्यंधिन के युवराज भवन में भी तीन ककुंयाएं थीं (3० ८६२ )। 
इस सम्बन्ध में बाण की साक्षी महत्वपूर्ण है। कादम्बरी में राजकुमार चन्द्रापीड़ 
जब विद्याध्ययन से वापिस लोटे तो उनके लिये अलग भवन दिया गया जिसका नाम कुमार- 
भवन था। इसी प्रकार कोमार श्रवस्था में कादम्बरी के लिये भी कुमारी-अन्तःपुर नामक 
भवन अलग ही बना था । कद्धापीड़ के भवन में दो भाग मुख्य थे--एक श्रीमए्डप और 
दूसरा शयनीय णह । श्रीमए्डप बाहर का भाग और शयनीय शह भीतर का था (का० ६६ )। 
कादम्बरी के कुमारी-अन्तःपुर में भी श्रीमएडप था * । 
हैम्पटन कोर्ट नामक ट्यूडर-कालीन महत्न में भी प्रिंस आफ वेल्स ( थुवराज ) के लिये 
भवन की कल्मना थी, जो राजकुल के एक भाग में मित्रती है। इसमें तीन हिस्से थे--- 
चेम्बर, ड्राइंग रूम, वेड रूम | 
इनमें प्रेजेंस चेम्बर मारतीय श्रीमए्डप के समठल्य है। वह लोगों से मिलने-जुलने 
का कमरा था। उसी में रकखे हुए, शयन पर चद्धापीड़ के बैठने का उल्लेख है | 
( श्रीमंडपावस्थितशयने मुहूर्तमुपविश्य, का० ६६ )। बैंड रूम और शयनीय गह का साम्य 
स्पष्ट ही हैे। राम के महल की तीन कक्त्याओं में भी प्रथम क्या में सबसे आगे 
द्वारस्थान ( द्वारपद, अयो० १५४५ ) ओर तब राज वल्लम अश्व-गज आदि के लिये स्थान 
थे। तीसरी कच््या राम-सीता का निजी व[स-गद था, जिसे अ्विविक्त कक्ष्या (अयो० १६४७) 
कहा गया हैं। यहाँ बुड॒ठे सवयध्यक्ष नामक प्रतीहार हाथ में वेत्र-दर्ड लिए हुए तैनात थे 
ओर अनुरक्त युवक शस्त्र लिए हुए उसके रक्षक नियुक्त थे ( श्रायो० १६॥१ )। राम के और 
युवराज हर के भवनों में साम्य पाया जाता हैं । युवराज हप का कुमारमवन रामभवन की 
१. स रामसवन अप्य पाण्डराभश्रधवनप्रभम । 
सलिस्रः कच्या: रथेनव विधेश मुनिसत्तमः ॥ 


( अयोध्या, छा५ ) 
२. श्रीमण्डप्मध्योत्कीर्ण श्रधोमुखविद्याधरलोक, का? १८६) 


स्‌ 


य्त 4 भ््ु 


११० 


तरह सम्राट प्रभाऊरबद्ध न के प्रासाद से अलग था | हप जब्र शिकार से लोग तो पहले एकदम 
स्कन्धाबार में होता हुश्रा राजद्वार के पास आया जहाँ द्वारपालों ने उसे प्रणाम किया; 
ओर तब राजकुल में प्रविष्य होकर तीसरी कद्या के भीतर घबलगण्ह के ऊपरी तल्ले में पिता 
प्रभाकरवद्ध न से मिला; फिर धवलग्रह से नीचे उतरकर राजपुरष के साथ अपने भवन 
(स्वधाम ) में गया। सन्ध्या के समय वह फिर पिता के भवन में ऊपर गया ( क्षपामुखे 
ज्ञितिपालसमीपमेव पुनरारुरोह, १६० )। प्रातःकाल होने पर धवलगण्द् से नीचे उतरा और 
राजद्वार पर खड़े हुए, अ्रश्वपाल के घोड़ा हाजिर करने पर भी पेदल ही अपने मन्दिर को वापिस 
लौटा ( उपसि चावतीय चरणाम्यामेव ग्राजगाम स्वमन्दिस्म, १६९ )। इससे सूचित होता है 
कि युवराज हर्ष का अपना भवन राजद्वार से बाहर था | 

रामायण में रावण के राजभवन का भी विस्तृत वर्णन है ( मुन्दरकांड, अ० ६-७ ) | 
उस समस्त राजकुल को 'आलय' कहां गया है। उस झआालय के मध्यभाग में रावण का 
भवन था और उसमें कई प्रासाद थे। इन तीनों शब्दों को तुलना हम वाण के राजकुल, 
धवलग॒ह और वासग्ह से कर सकते हैं जो क्रमशः एक के भीतर एक थे। रावण की 
निजी महाशाला भी सोपान से युक्त थी। रावण के महानिवेशन या राजकुल में लताण्ह, 
चित्रशालाणह, क्रीड़ाएइ, दारुपवेतक, कामग्ह, दिवाणशह ( सुल्दर० ६।३६-३७ ), आयुधचाप- 
शाला, चन्द्रशाला ( सुन्दर० ७॥३ ) निशाण्ह ( सुन्दर० १२१ ) आपानशाला, पुअगह, 
आदि थे। इनमें से कई विशेषताएँ ऐसी हैं जो बाण के समकालीन राजभवर्नों में भी मिलती 
हैं। चन्द्रशाला परिचित शब्द है। रामायण का चित्रशालाण्ह हपचरित के बासमवन का 
शयनगह होना चाहिए, जहाँ मित्तिचित्र बने थे और इस कारण जिसका यथार्थ नाम 
चित्रशालिका भी था। 

प्रथम शी ई० के महाकवि अश्वघोष ने सौन्द्रनंद में नंद के वेश्म या शह का वर्णन 
करते हुए, उसे 'विमान! कहा है और लिखा है कि उसकी रचना देवविमान के तुल्य थी। नवद 
के घर में भी लंबी-चौड़ी कक्त्याएँ थीं। जब बुद्ध नन्‍्द के द्वार पर भिक्षा लेने के लिये आए तो 
बह अपनी पत्नी सुन्दरी के साथ कोठे पर बैठा था। सुनते ही वह वहाँ से उतरा ओर शीघता से 
घर की विशाल कक्ष्याश्रों को पार करता हुआ बढ़ा । पर उनकी विशालता के कारण विलम्ब 
होने से उसे अपने विशाल कक्ष्याओंवाले घर पर क्रोप आया १। अश्वघोष ने यह भी 
संकेत दिया दै कि महल के हम्यप्रष्ठ या ऊपरी तल्‍्ले में गवाक्ञ होते थे " ( ४२८ )। बाण 
ने भी कादम्बरी में लिखा है कि धवलगद के ऊपरी तल्ले की प्रासादकुद्धियों में वातायन बने 
रहते ये जो किवाड़ खोलने पर प्रकट रिखाई पहते थे ( विघटितकपाव्प्रकटवातायनेषु महा- 

त्तिप्लु का० भ्ध् )। 

लीन हि नामक अन्थ (पाँचवीं शती का मध्यभाग ) में बार- 
बनिताश्रों के श्रेष्ठ भवनों का वर्णन करते हुए उनकी कच्याओं के आ क 
हुआ कहा गया है ( असंत्राधकक््याविभागानि, ६० १२ )। वे सनिर्मित सुन्दर छिड़काव किए 


4. प्रासादसंस्थो भगवन्तमन्तः “प उप सगवन्तमन्तः प्रविष्ममश्रीषमलुमहाय । 
अतस्तवरावानहमम्युपेतो ग्रहस्य कचयामहतो5भ्यसूयन्‌ ॥ (५८ ) 


२. ह्यप्षष्ठे गवाक्षपक्षे । 


२११ 


हुए ( सिक्त ), और पोली पिचकारियों से ऊुफकार कर साफ किए गए. ( सुपिरफूत्कत ) थे। 
उन घरों के वर्णन-प्रसंग में वष्न ( चारदीवारी ), नेमि ( नींव ), साल (प्राकार), हम्ब ( ऊपरी 
तल के कमरे ), शिखर, कपोतपाली ( गवाक्षपंजर के सामने की गोल मुडेर के आगे बने छोटे 
केवाल संज्ञक कंयूरे ), सिंहकरण ( गवाक्नपंजर के दाएँ-बाएँ उठे हुए कोने ), गोपानसी ( गवाक्षपंजर 
के ऊपर नाक की तरद्द निकला भाग ), वचलमी (गोल झुंडेर ), अद्यलक, अवलोकन ( देखने के 
लिये ऋहर की ओर निकली हुई खिइकरियाँ ), प्रतोली (नगर के प्राकार में बने हुए फाटक जिन्हें 
पोल या पौरि भी कहते हैं ), विटंक, प्रासाद, आदि शब्दों का उल्लेख हे। वाण ने 
स्थास्वीर्वर नगर के वर्णन में प्रासाद, प्रतोली, प्राकार ओर शिखरों का उल्लेख किया है 
(१४२ )। प्रभाकरबद्व न के घवलण्द की भाँति पादताडितकं में भी वितर्दि ( आँगन में 
बनी वेदिका या चबूतरा ), संजवन ( चत॒श्शाल ) श्रोर वीथी ( धवलगह के मीतरी प्रॉगन में 
पठावदार बरामदे ) का वर्णन है । 


मृच्छुकटिक में वसन्तसेना के अतिविशाल और भव्य णह के आठ प्रकोष्ठों का 
वर्णन है। यहाँ प्रकोष्ठ का वही अर्थ हे जो बाण में कद्या का है। 


भारतीय स्थापत्य ओर प्रासाद निर्माण की परम्पराए छोटे-मोटे भेदों के साथ मध्यकाल्न 
में भी जारी रहीं। हेमचन्द्र के दृस्याश्रय काव्य ( १२ वीं शती ), विद्यापति की कीतिलता 
( लगभग १४०० ई० ), प्रथ्वीचन्द्र-चरित्र ( १४२१ ६० ) और मुगलकालीन महल्ों में 
भी हम हर्षकालीन णह-वास्त की विशेषताओं की परम्परा से पाते हैं। कुमारपालचरित 
में आरास्थानमण्डप को सभा ( ६। ३६ ) और मण्डपिका (६ | २२-२६ ) कहा है। धवलग्रह 
के साथ सटे हुए गहोद्यान का भी डल्लेख है (२॥६१ ), जैसा राजकुल के चित्र में 
दिखाया गया है। शणश्होद्यान वाह्मास्थानमण्डप से अन्दर की ओर विशात्र भूभाग में बनाया 
जाता था। हेमचन्द्र ने राजमहल्ञ के उद्यान का विस्तृत रूप खड़ा किया है ( द्याश्रयकाव्य, 
३।१ से श|८७ तक )। राजभवन के उद्यान में कितने प्रकार के पुष्प, वक्ष, लतागृह, मस्डप 
आदि होते थे इनकी विस्तृत सूची वहाँ दी है। बाण के उद्यान-सम्बन्धी सब्र बणनों का 
संग्रह किया जाय ते दोनों में अनेक समानताएँ मिलेंगी। जातिगुच्छ, भवन कीदाड़िमलता, 
अन्त:पुर का बाल बकुल, भवनद्वार पर लगा हुआ बाल सहकार--ये भवन-पादप रानी यशोवती 
को स्वजन की भाँति प्रिय थे ( १६४-६५ )। 


कीर्तिल्ञता में प्रासाद वर्णन के कई अ्रमिप्राय प्राचीन हिन्दू परम्पर के हैं, जैसे 
कांचनकलश, प्रमदवन, पुष्पवाटिका, झनिमनदी (-भवनदीर्षिका),क्ीड़ा शैल (-करीड़ापव॑त) 
धाराणह, यत्त्रव्यजन, श्थंगारसंकेत (-कामयगृह, सुन्दस्काए्ड, ६| ३७ ), माधवीमण्डप, 
खदवाहिंडोल, कुसुमशय्या, चठुःसम पल्वल, चित्रशाली ( चित्रभित्तियों से युक्त शयनगह 
या चित्रशालिका )। इसी के साथ मुसलमानी वास्त के कई नए शब्द भी उस समय चल 
गए थे जिनका विद्यापति ने उल्लेख कर दिया है ; जैसे, खास दरबार (-भुक्तास्थानमण्डप ) 
टरसद्र (-राजद्वार ), निमाजगह (देवगुह ), ख्वार॒मह ? (:आहार-मरसडप है पोरमगह 
जो सुख-मन्दिर का पर्याय है। आमेर के महल्लों में वह स्थान सुख-मन्दिर कहलाता हे 
जहाँ पानी की नहर निकल्वकर भीतरी बाग को सींचती है। यह प्राचीनकाल की भवन 


२१२ 


] ९ गी १ 
दीघरिका और दिल्ली के मुगलकालीन महल के रंगमहल का स्मरण दिलाती है जिसमें नहर- 
त्रिहिश्त वहती हुई गई हे । 


१५ वीं शती के प्रथ्वीचंद्रचरित ( १४२१ ई० ) में महल और उससे सम्बन्धित 
कितने ही अ्रंगों का वर्णन किया गया है-'धवलगह स्वगं-विमान-समान, अनेक गवाक्ष, वेदिका, 
चठकी, चित्रसाती, जाली, त्रिकलसाँ, तोस्ण-घवलगह, भूमिगद्, भारठागार, कोप्ठागार, 
सत्रागार, गढ़, मढ़, मन्दिर, पड़वाँ, पटसाल, आधहरटाँ, कडदटाँ, दएडकलस, आमलसार, 
ऑचली, बन्द्रवाल, पंचवर्ण पताका, दीपईं ] स्वोसर, मंत्रोसर, मांजणहर्ाँ ( मजनगह ), 
सप्तद्ारान्तर ( सात कक्ष्या या चौक ), प्रतोली ( पीर ), रायंगण ( राजान्नण ), घ्ोड़ादडि 
(जब्रोड़े का बाजार या नक्‍्श्ास ), अ्रपाइड, गुणणी, रंगमंडप, सभामणडय, समूह करी, 
मनोद्र एवंविध आवास ( प्रथ्वीचंद्रचरित, पृ० ११३१-३२ )। इस यूत्री में कई शब्दों में 
बाणकालीन परम्पता अक्षुण्ण दिखाई पड़ती हे। गवाक्ष, वेदिका, चित्रसाली, तोरण, 
धवलगुद्ट, सभामण्डप, प्रतोली--ये शब्द प्राचीन हैं। साथ ही मजनगढ ( स्नानगह ), सर्वत्र 
(<सवपिसर, दीवाने आम ), मंत्रोसर (-मंत्रापसर, मन्त्रणागह, दीवानखास ) और राबंगण 
( राजांगण, अजिर ) आ्ारि शब्द नए हैं; किस्तु उनके अर्थ प्राचीन हैं जो बाण के 
समय में श्रत्तित्व में थ्रा चुके थे | 


बाण के स्कनन्‍्धावार और राजकुल के वर्णन को समभने के लिये मध्यकालीन हिन्दू 
श्रौर मुसलमानी राजाओं के बचे हुए राजप्रासादों ओर महलों को आँख के सामने रखना 
ग्रावश्यक है। राजकुल की आवश्यकताएँ बहुत अंशों में समान होती हँ जिसके कारण 
भिन्नजातीय राजप्रासादों के विविध अंगों में समानता का होना स्वामाविक है | 


दिल्‍ली के लाल किले में बने हुए अकबर और शाहजहाँ-कालीन महल्ों पर यदि 
ध्यान दिया जाय तो बाण के महल्लों से कई बातों में उनकी समानता स्पष्ट है। इसका 
कारण यही हो सकता है कि मुगल-सम्राटों ने अपने महलों की निर्माण-कला में कई बातें 
बाहर से लाकर जोड़ीं, पर कितनी ही विशेषताएँ पुराने राजमहलों की भी अपनाई । उदाहरण 
के लिये निम्न बातों में समता पाई जाती है-- 


० ० । गेट महल 
बाण के महल-( ७ वीं शती ) दिल्‍ली के लाल किले का मुगल- लेंडन मं हैम्पटन कोट मह 


काल्लीन महल । (१६-१७ वीं शती) | 
१ राजकुल के सामने स्कस्घा- लाल किले के सामने फैला 
वार का बड़ा सन्निविेश और हुआ्ना बड़ा मैदान जिसकी संज्ञा 
विपणि-मार्ग । उदू बाजार थी" । 
२ परिखा और प्राकार | खाई और किले की चारदीवारी। 20४ धाते छिपंते8० 


३. उदू' सुर्की (भापा का शब्द है जिसका अर्थ सेना था। बाद में सेनिक-पढ़ाव ( फौजी 
छावनी ) को भी उद्द कहने लगे। हिन्दी का वर्दी शब्द और अंग्रेजी का होड (!0:0०) 
शब्द उद से दी निकले हैं। 


७ 


2 राजद्वार । 
४ अलिद या बाह्मद्वार प्रकोष्ठ । 


पू प्रथम कक्या--राजक जर 
का श्रवस्थानमण्डप आर राज- 
वाजियों की मन्दुरा | 


६ वाह्यास्थानमंडप ओर उसके 
सामने अजिर । 


कप 


७ अजिर से आपत्थानमंडप 
में चढ़ने के सोपान (हप० १५४४ 
प्रासाद-सोपान ; का० ८६) | 


पथ आस्थानमंडप में रक्‍खा 
हुआ राजा का आसन | 


६ अभ्यन्तरकदया | 
१० धवल्नगह | 
११ गहोद्ान; 
कमलवबन 


क्रीड्ावापी, 


१२ गहदीघिका । 


१३ स्नानण्ह, यन्नधारा, स्नान- 
द्रोणी, महानस, आहारमंडप | 


१४ देवश्ह। 


किले छा सदर दरवाजा जहाँ से 
पहरा शुरू होता है ( तुलना० 
कीतिलता में दरसदर) । 

सदर दरवाजे के भीतर चलकर 
दोनों ओर बनी कोठरियाँ या 
कमरों की पंक्तियाँ जहाँ इस 
समय दुकानें कर दी गई हँ। 


खुला हुआ मेदान ) 


दीवाने आम ओर उसके सामने 
खुला आंगन । 

दीवाने आराम के सामने की 
सीढ़ियाँ । 


दीवाने आराम में बादशाह के 
बैठने का विशेष स्थान । 


भीवरी महल । 

नज़र वाग्र और उसमें बना हुआ 
तालाब ( ठुलना० कीतिलता का 
चतुस्‍्तम पल्वल ओर उसमें 
रक्खी हुई चन्द्रकांतशित्षा ) | 


नदरे-बहिश्त । 


हम्माम, हौज़ और फब्चारे । 


मस्जिद या नमाजगाह | 
( मोती मस्जिद )। 


प]6 ाहवत6 82 
07058 


(687'8 ९२5 धवे 
एएनस्‍श"३ 4,0तै 28 ॥7 
६6 0708 


(888९ (0पा्फ 


(7886 फ्छ्यी 8पफ्ते 
७'886 जि8)] (०फा५फ 


(०0 50970-088७ 
[878 5॥077-0886 | 


0॥00९ (0पा५ 


शितं॥लं0७ #]00 
शातएए... छएब्रावेछ्ता 
रिण०प. (कणवढा 
[ ४४४०४७७, 07'१72००१ए 
60०. ] 

7+0702: (४879 , 
“0708 ०४४७४? 


0: 4740॥॥ (]0866, 


बिए 28 0०४७, 
अश्यमवुपण्णाार प्र, 
परेए॥९ [9978 
स्‍00070, 


0 है 8] ())४७ 708 ] 


२१४ 


२१५ चतुशाल | 


१६ चीथियाँ। 


१७ भुक्तास्थानमंडप | 


१८ प्रग्नीवक, गवाज्ष वातायनों 
से युक्त मुखशाला । [ पादताडि- 
तक॑ का “ अवलोकन! ]। 


१६ दर्षण-सवन या आदेश 
भवन | 


२० शयनगह, वासणह (चित्र- 
शालिका )-सोध, हाथीदाँत 
और मुक्ताशैल ( श्वेत पाषाण ) 
के स्तम्भों से बना हुआ निवास- 
प्रासाद, ( ६८); हाथी दाँत के 
तोरण से युक्त, हीरों का कमरा 

(सदन्त-तोरण वज्मन्दिर, ६८) । 


२१ संगीतण्ह । 
२२ चन्द्रशाला। 
२३ प्रासाद कुल्तियां | 
२४ प्रतीहारणह । 


रे + गै तिं 
खुरमगाह रंग-महल, (कीतिलता 
९ री. 
का खुरमगाह श्रोर आमेर के 
महलों का सुखमंदिर )। 


दरघार खास | 


मुसम्मम बुज ( आमेर के महलों 
का सुहाग-मन्दिर जहाँ रानियाँ 
भरोखेदार जालियों में बैठकर 
बाहर के दृश्य देखती थीं। 

शीशमहल  ( धनपाल्र कृत 
तिल्॒क-मंजरी ११वीं शती में 
भी आदेश भवन का उल्लेख 


है।) 


बादशाह ओर बेगमों के 
निजी कमरे । ख्वाबगाह जहाँ 
छुत् शोर दीवारों पर चित्र बने हैं। 


ख्वाजासया का महल । 


(९४४ 0॥ ६86 
(7'०ए7त #१७०४७ 


(38]0469 


ैपत8708 (80 09 


(२४९९7?१४ (४७)|०7ए, 
(8४ ४/४०४०४ 
(गक्चगऐश!' 


िए278 70778 
0077 

(प7९९॥7३ 4॥7ए7॥8 
0070 

जि9?3 उि8ते कि007 
(0९९॥?३ 36 
007 


77#68श९॥08 (70678 


[09वें एाक्राफ्रैश- 
[3.07 
"ए8"8 ]8 8पते ॥78 
जीलंगोड आहत 
िशंए 04 87828 


"१७ 


इस यूची से स्पष्ट हे कि भारतीय राज-प्रासादों की जिस रचना का उल्लेख बाण में है 
उसकी धारा बाण से पृ्वकालीन साहित्य में ओर बाण के उत्तरवर्ती साहित्य में मी थी। वस्त॒तः 
सातवीं शती के भारतीय राजमहलों में अनेक परमग्पराएँ--न केवल वास्तु और स्थापत्व-सम्बनन्धी, 
बल्कि जीवनोपयोगी नौकर-चाकर, रागरंग-सम्बन्धी मी--अ्रपने से पूवकाल से ली गई । उसी 
प्रकार उनका यह ठाव्याद बाद के युर्गों तक जारी रहा। यही स्वाभाविक ऐतिहासिक क्रम है। 
वाण के इन घुँघले चित्रों में अभी और रंग भरना होगा । उत्तरबर्ती गुर्जर--प्रतीहवर, पाल, 
परमार, चालुक््य, यादव, काकति, गंग, विजयनगरबंशी राजाश्रों के काल में बने राजप्रासादों 
के अध्ययन, ओर मुस्लिम काल के साहित्य और वास्तु के अध्ययन के फलस्वरूप पर्यात 
सामग्री प्राप्त होने की आशा है, जिसकी सद्दायता से मारतीय राजप्रासादों की रूपरेखा और 
विकास अ्रधिक सुत्पप्ट ओर निश्चित हो सकेंगा | 

लण्डन में जो हैग्पटन कोर्ट नामक राजमवन है उसे काडिनल वूल्से ने १३६९४ ई० 
में बनवाकर १५४२६ ६० में सम्राट हेनरी अ्रष्ठम को दे दिया था ओर उसने उसे १५४० ई० 
में पूरा किया। उसपर सोलइवीं शतती के आरम्म की अंग्रेजी वास्तु की छाप थी। डेढ़ सो 
वर्ष पीछे १६८० में विलियम तृतीय और साम्राज्ञी ऐन ( 4॥70० ) के समय में उसका पुनः 
संस्कार हुआ। १७वीं शती में द्वी दिल्‍ली के लाल किले में बने हुए शाहजहाँ-कालीन 
राजप्रासाद, पुराने भवनों के स्थान में या उनका संस्कार करके निर्मित हुए। उनमें और 
हेम्पटम कोट-नामक राजमहल्ल के विविध भागों में क्रितनी ही बातें साहश्य की मिलती हैं । 
निश्चय ही वाणकालीन राजप्रासाद और विलायती राजप्रासाद में कुछ भी ऐतिहासिक सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता, फिर भी दोनों के सन्निवेश में जो समानताएँ हैं उनका कारण यही 
हो सकता है कि राजमहलों के निर्माण की कला जिन आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये 
विकसित हुईं वे बहुत-कुछ सार्वदेशिक थीं। नई दिल्ली के राष्ट्रपति-भवन का भी तुलनात्मक 
सन्निवेश इस प्रकार है-- स्कन्धावार का बाहिरी भाग ( 0०॥9'व ए]8४॥७ );  अधिकरण- 
मंडप ( 5607९ ४7१४॥ ); राजद्वार ( 0४77 (8० ); बाह्मकच्या ( #078-0077% ); 
प्रासाद-सोपान ( 07070 8#0॥7-088० ); .. बह्मास्थानमंडप ( &79७० ७] ); 
प्रतीहरभवन ( )॥प]७7ए 5९०"४क"ए१४ एशर8 ); अक्तास्थानमंडप ( 4॥प्रत8008 
0०0०0 ) आहारमंडप ( 89000०४४४९ हि००0 ); अन्‍्तःपुर संगीत के लिये प्रासाद- 
कुक्षियाँ ( 89)] 8009 ); ग्रहोद्यान (]॥प९)॥७) ७७/१७४७ ); कमलवन (7]0ए७०१४); 
क्रीड़ाबापी ( ॥207 9 दीधिका ( #00//छ79 6 ॥/0म8 087७]! )। 


पासत्त 


सामन्‍्त मध्यक्रालीन भारतीय राजनीति-परिभाषा का अत्यन्त महत्वयूणं शब्द है। 
कालिदास में यह शब्द आया हो तो मुके विदित नहीं । किन्तु बाण के हपचरित में सामन्त- 
संस्था का अत्यन्त विकसित रूप मिलता है। अवश्य ही कई सी वर्ष पूर्व से ही सामन्त- 
प्रथा अस्तित्व में था चुकी होगी । याश्ववल्वयस्मृति २-१४२ में सामनन्‍नों की सहायता से 
सीमा-सम्बन्धी विवाद के निपटाने का उल्लेख है। कोस्लीय अ्रथंशास््र में सामन्‍त शब्द 
पड़ोसी राज्य के राजा के लिये है। उसका वद विशिष्द श्रमिग्राव और महत्त्व नहीं है 
जो बाणक्रालीन साहित्य में पाया जाता है। बाद में मध्यकाल का साहित्य तो मामन्तन्पया 
णुन से भरा हुआ है। मध्यक्रालीन राज्य व्यवस्था को सामन्तशाही पर आश्रित कहा 
जा सकता है। हो सकता है, कुपाण-काल में शक-कुपाण राजाशों की शासन प्रणात्नी के 
समय इस प्रथा का पूर्वेह्प आया हो । शकन-सम्राद के साथ ६६ शाहि या सहायक राजाओं 
के आने का उल्लेख जैन साहित्य में पाया जाता है। शक शासन में सम्राट विदेशी होने के 
कारण प्रजाग्ों तक साक्षात्‌ रूप में संपर्क न रख सकते होंगे । उन्होंने मध्यस्थ अ्रधिकारियों 
की कल्पना की जिन्हें छोटे-मोटे रजबाड़ों के समस्त अधिकार सेपिकर शाहानुशाहि या महा- 
राजाधिराज या बड़े सम्राट शासन का प्रतनन्ध चलाते थे । शक-कुषाणों के बाद गुप्त-शासन 
में स्वदेशी राज्य या स्वराज्य स्थापित हुआ, किन्तु शासन के अनेक प्रबन्ध पूथकाल् के भी 
झपना लिए गए, या पूर्वबत्‌ चालू रहे | गुप्तो ने वेष-भूषा और सेनिक संगठन को बहु ।-कुछ 
शक-पद्धति पर ही चालू रकखा । अस्तु, यद सम्मव है कि सामन्त-प्रथा उनके समय सें अपने 
पू्व॑रुप में स्थापित हुईं और पीछे खूब विकसित हो गई । 
बाण ने सामन्त-प्रथा का विस्तृत वर्णन दिया है। उनके पूर्वज भत्ठु या भव के 
धरणकमलों में समस्त सामन्‍्त अपने किरीद कुकाते थे। युद्ध और शान्ति के समय राजाशो७ं 
के जीवन में सामनन्‍्त वरात्रर भाग लेते हैं। वे उनके सुत्र-दुःख के साथी हैं। बाण ने 
कई प्रकार के सामन्तों का उल्लेख किया है, जैसे सामन्‍्त, मद्यसामन्त, आ्राससामन्त, प्रधान- 
सामनन्‍्त, शब॒महासामन्त, प्रतिसामन्त | 
हूणों के साथ युद्ध-यात्रा पर जाते हुए राज्यवद्ध न के साथ चुने हुए अ्रनुरक्त मद्यसामन्त 
भेजे जतते हैं। सम्राद पुप्पभूति ने महासामन्तों को अपना करद बनाया था ( करदीक्षत- 
महासामन्त, ए० १००, हरित, निशयसागर-संस्करण )। सामन्तों की शासित भूमि में सम्राट 
स्वयं ग्राह्म भाग नहीं वछूल करते थे, चल्कि सामस्तों से ही प्रतिव्ष कर उगाह लेते थे । इससे 
सम्राट ओर सामन्त दोनों को ही छुविधा रहती थी। प्रमाकरबद्ध न की बीमारी के समय उनके 
राजप्रासाद में एकत्र हुए आप सामन्त अत्यन्त संवाप का श्रनुभव करते हैं. ( संतत्ाातसामन्त- 
प्ृ० १४४ )। प्रभाकखद्ध न की मृत्यु के अनन्तर जत्र राज्यवद्धन ने वल्कल घारण कर 
लेने का विचार प्रकट क्रिया तो सामन्‍्त लोग निःश्वास छोड़ने लगे ( निःश्वत्सु सामन्‍्तेषु 


११८ 


है. 


पृ० श्८२ )। सामत्तों का सम्राट के साथ यद भी समझोता था कि वे समय-समय पर 
दरबार में ओर राज-भवन में उपस्थित होकर अपनी सेवाएँ अर्पित करें। अनेक संग्रान्त 
सामन्तों की ल्लियाँ रानी यशोवती के मद्दादेवी-पद्चामिपिक के समय सुबर्ण-घटों से उनका 
अभिषेक कराकर अपनी सेवा अर्पित करती हूँ ( सेवासम्प्रास्तानस्तसामन्तसीमन्तिनी-समावर्जित- 
जाम्बूनरघटामिपरेकः, प्र० १६७ )। सामन्तों में कुछ प्रमुख और उत्तमस्थानीय होते 
थ्रे। उनकी पदवी प्रधान सामन्‍्त थी। ये सम्राद के अत्यन्त विश्वासपात्र होते थे। 
वाण ने लिखा है कि सम्राद उनकी बात न टालते थे ( अनतिक्रमणवचनेः प्रधानसामन्तै: 
विज्ञाप्यमानः, प्रू० १७८ )। ग्रहवर्मा की मृत्यु से क्ुब्ध राज्यवद्ध न प्रधान सामस्त के कहने 
से ही अन्न-जल ग्रहण करता है | 


देश विजय के लिये जत्र सम्राट हप प्रस्थान करते हैं तभी प्रतिसामस्तों को बुरे बुरे 
शकुन सताने लगते हैं। बुद्ध में निर्मित शह्-महासामन्त सम्राट हर की छावनी में आकर 
पड़े हुए थे जब्र बाण पदली बार उससे मेँट करने के लिये मणितारा गाँव के पास की छावनी 
में मिला था ( प्ृू० ६० )। वहाँ उनके ऊपर जो ब्रीतदी थी उसका भी बाण ने चित्र खींचा 
है। उससे ज्ञात होता है कि युद्ध में जिस तरह का व्यवहार जो शब्ल-महासामन्त सम्राद के 
साथ करता था उसे उसी के अनुरूप कड़ाई भुगतनी पड़ती थी । युद्ध में प्राणमिन्ञा मिल 
जाने पर और अपना राज्य गँवा देने पर जो अपमान का व्यवहार सेवा करने के रुप में भुगतना 
पढ़ता था वह भी सम्राट की अनुकम्पा ही थी। अन्यथा विजेता को अधिकार था क्रि निजित 
शत्षु के राज्य, समत्ति, प्ररण और स्वजनों का स्वेच्छा से उपभोग करे । बाण ने लिखा हैं 
कि कुछ शज्ञ-महासामन्त दरबार में उपस्थित होकर सेवा-चामर अत करते थे । कुछ लोग 
'कंठ में कृपाण बाँधकर ग्राणभिक्षा प्राप्त करने की सूचना देते थे। कुछ अपना सर्व्॑व 
अपहरण हो जाने के बाद भाग्य के अ्रन्तिम निर्णेय तक दाढ़ी बढ़ाकर छावनी में हाजिरी 
देते थे और प्रणामाश्नलि अर्पित करने के लिये उत्सुक रहते ये । बाण ने लिखा है कि 
उनके लिये यह सम्मान ही था। सम्राट के प्रासाद के अभ्यन्तर से जो अन्तरप्रतीहार बाहर 
आते थे उनसे शह्ज-सामन्त बड़ी उत्सुकता से पूछते रहते थे--भाई, क्या भोजन 
के अनम्तर सम्राद सजाए हुए भुक्तास्थानमंडप में पग अवाग अवस्था जि 
दखारे खास में भीतर की मुलाकातें होंगी )! अथवा क्या वे बाह्म-आ्रास्थानमंडप 
( दखारे आम ) में आवेंगे!” इस प्रकार शह्न-महासामन्त द्शन की आशा लगाए दरवार 
में पढ़े रहते ये ( सुजनिर्जितेः शद्महासामन्तः समन्तादासेव्यमानम्‌, ४० ६० )। बाण हे 
एक स्थान पर लिखा है कि निर्णित सामन्तों को अपने व्राल शिशुओं या नाबालिग कुमारों को 
विजेता सम्राट को सौंप देना पड़ता था ( मत्यग्रनि्जितस्थास्तशुपगतवतो ७ कक 4 
बालापत्वेषु, प्ृ० ४५ )। शत होता है कि जो राजा युद्ध में मारे जाते ये उनके कुमारों को 
विजेता सम्राद अपने संरक्षण में ले लेते ये और उन्हें राजप्रासाद में ही रखकर शिक्षित या 
विनीत करते ये। कालान्तर में जत्र वे वयस्क हो जाते थे हे सर 8 कक 
बापिस मिल जाता था| समुद्रणु्त ने अपनी अयाग-प्रशस्ति में कई अकार की राजव्यवहार की 
नीतियों का परिंगणन करते हुए. इन चार बातों का भी उल्लेख किया है-- 


३, सवंकरदान 


२. आश्ञांकरसां 

३. प्रणामाकामन 

४, अ्रष्ट्राज्योत्सन्रराजदंशप्रतिष्ठापन हु 

ब्राण के ऊरर लिखे वर्गनों में मी चारो नीतियाँ ता ऊादी है 
युद्ध में हासकर अनन्यशरण बने हुए शहमशसामत्तोी 4208 आह 4 7 कलह 
अन्तरराष्ट्रीय युद्नीति के अनुसार सतमात्य थे । एल सहतामस्त विजेता क सावत दापस 
शेखर और मौलि उतारकर प्रणाम करते थे। मीज्नि केश गे 
शेखर उसके ऊपर लगा हुत्रा शिखंड ज्ञात होता ६ । 

जैपा ऊपर कहा गया है सामस्त-प्रथा बाग के काल ( ७ वीं शी का स्व से पहले 





ही खूब विकसित हो चुड्ी थी। उसका सस्पूर्श ब्यीरेतार इतिहास अमी आप कल औ 
पश्चिमी भारत से मिले हुए सम्राद विष्णुपण के ५६१ ६० के लेख में स्थानीय देशातार 
( दस्तूझबल अमल ) का व्यीरेवार संग्रह दिया गया है। उसमें लिखा है कि जायदाद झोर 
जमीन के मामलों ( स्थावर व्यवहार ) का अन्तिम निपदारा सामन्‍्तों के अधिकार से बाइर 


था। यदि वे उसका फेसला करई तो उन्हें १०८ चाँदी के दपये ( अधष्येत्तरतप्रकशत ) 
जुर्माना देना पड़ता था। उसी लेख में दूमरी मदवपूर्ण वात यह लिखी हैँ कि जब्र राज्य 
का कोई अमात्य, दूत या सामन्‍्त गाँव में जाता था तो गाँवीत्रालों के लिये यह झायश्यक 
न था कि उनके लिये पल्॑ग-डेरा या भोजन-पानी का प्रत्रन्ध कर -- 
सामन्तामात्यदूतानामस्येपां चाम्युपगमे शयनासनसिद्वांत्र न दापयेत्‌ । 


सामनन्‍्त की परित्ापा 


शुक्रनीति गुप्त-शासन का मानों कोटिलीय अर्थशास्त्र है। उसमें गुप्त-शासन-प्रतन्ध 
और सचिवालय का हूपउहू वर्णन पाया जाता है | उसकी संत्याएँ उसी युग के लिये सत्पा- 
त्मक उतरती हैं। शुक्रनीति में एक महत्वपूर्ण सूचना यह पाई जाती है क्रि उस समय 
गँवियाँव में खेतों की नापजोख कर जमीन का बंरोवस्त किया गया था। एक सहइस्र सीर भूमि 
पर एक सहल्ल कार्पापण लगान, राजम्राह्म कर जिसे भाग कहते थे, नियत किया गया था। 
इसी निर्धारित भाग” के राजत कार्पाप्णों की संख्या के अ्रनुसार गाँव, परगने देश, आदि 
की प्रतिद्धि हो जाती थी । जैसे --यरि कहा जाय शाक्रम्भर सपादलक्षु, तो इसका श्रर्थ 
यह हुआ कि शाक़म्मर श्रदेशका भूमिकर कुल सवा लाख चाँदी के कार्पापण था। गुप्त 
काल में सारे देश में इस प्रकार का एक भूमि-प्रतनन्ध हुआ था और जो भ.ग उस समय 
नियत कर दिया गया था उसीको कालान्तर में मध्यकाल तक जनता मानती रही। यह 
अतिरोचक विपय है जिसमें अभी अधिक अनुसंधान की श्रावश्यक्रता है। शिलालेखों में 
जो देशवाची नामों के आ्रागे भारी-भारी संख्याएँ मिलती हैं वे इसी प्रकार की हैं। अपराजित- 
इच्छा ( पृ० ८८ ) में उनकी एक अच्छी सूची मिलती है | शुक्रनीति के अनुसार जिसकी 
वार्षिक आय ( भूमि से ) एक लाख चाँदी के कार्पापण होती थी वह सामन्‍्त कहलाता था- 
१. १५ वीं ( वम्बई ) ओरियंटल कांफ्रन्स का वार्पिक विवरण, पू० २७३ 
सरकार का लेख, एप्गाफ़ी ; 


एफ़ो ऐड ल्लेक्सीम्राफी इन इंडिया। 


श्री दिनेशचन्दु 
का सीधा! शब्द बना है । 


सिद्दान्त से ही हिन्दी 


+ 


ल्‍्फ 
कर 
० मु 


लक्षकपमितों भागो राजतो यस्‍्य जायते | 
वत्सरे-वत्सरे नित्य॑ प्रजानां त्वविपीयने ॥ ३१ | १८२ 
सामत्तः से नृप३ प्रोक्तः यावल्लन्नत्रयावधि | 
तदूध्य दशलक्ञान्तो शवों मांडलिकः स्मृतः || १ | १८३ 
तदूध्यव॑ त॒भतवेद्राजा बात्रद्विंशतिलक्षकः। 
पंचाशह्नक्षपर्वन्ती.. महाराज: .प्रक्री्तित: || १ | १८४ 
ततस्तु कोडिपयन्त: स्व॒राद सम्राद ततः परम | 
देशकोटिमितों यावद्‌ विराट तु तदनन्तरम्‌ ॥ १ | श्८५ 
पंचाशत्कोरिपयन्त॑ सावमीमस्तत:. परम | 
सप्लद्दीपा च प्रथित्री यत्य वश्या भवरेत्सदा ॥ १। श्८६ 
इसकी तालिका इस प्रकार हुई-- 
सामन्त की वार्षिक भूमिफर से अरय॒१ लाख -३ लाख चाँदी के कार्पापण | 


मांडलिक ४ लाख -१० लाख के 

राजा ११ लाब--२० लाख. ,, 

महाराज २१ लाख--४० लाख ,, 

स्राद्‌ ५१ लाख--१ करोड़. ,, 

सम्राट्‌ २ करोड--१० करोड़ ,, 

विराट ११ करोड़-- करोड़ 0 

सावभोम इससे ऊपर की आय-सप्तद्वीपा प्रथिवी का स्वामी 


सामन्‍न्त आदि की यह परिभाषा एक््रम ठोस जीवन की सचाई से ली गई है। 
इसके द्वारा शासन ओर राज्यों के श्रप्रिपति राजा-मदाराजाश्रों का तारतम्य तुर्त समझ में 
ञआ्राजाता है। मानसार अन्थ में तो सापन्त से लेकर चक्रवर्ती और अधिराज तक के 
पदों को प्रकट करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के मौलि और मकुटों का विवरण दिया 
है। इन्हीं की सहायता से दरबार आदि के समय प्रतिहारी लोग इनकी पहिचान करके उन्हें 
यथोचित आसन और सम्मान प्रदान करते थे [मानसार ४६।१२-२६|। शुप्तकाल के वाद 
मुद्राओं की दर सप्ष्ती हो गई। अतएव मध्यकाल में हम पाते हैं कि सामन्‍्तों की आय घट गई 
थी। अपराजित पृच्छा ग्रन्थ के श्रनुसार लघुसामन्त की आय ५ सहख, सामनन्‍्त की १० सहस्त, 
महासामन्त या सामन्तमुख्य की २० सहस्स होनी चाहिए (अपराजितपुच्छा, प्रृ० २०३, पर। 
५-१०) | सूत्रधार मंडन-कृत राजवल्लह्लभ-मंडन (५।१-७; पु० ७२) से भी इसका समथन होता 
है। अ्रपराजितपच्छा में यह भी लिखा है कि महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधिधारी सम्राद के 
दरबार ( समभामंडप ) में ४ मंडलेश, १२ मांडलिक, १६ महासामन्त, ३१ सामन्त, १३० 
लघु सामन्‍्त और ४०० चत॒राशिक ( या चौरासी ) उपाधिघारी होने चाहिए ( ७८३२-२४ 
प्‌०१६६ । ) शुक्रनीति ( १॥१८९ ) के अनुसार महाराज रुष्ट होकर सामन्तों की पदवी छीन- 
कर उन्हें पद्भ्रष्ट या हीनसामन्त कर देते थे, किन्तु उनकी भझूति या आय उर््हें मिलती 
रहती थी। उनका दरबार आदि बंद कर दिया जाता था और जनता पर जो उनका शासन 
था वह भी छीन लिया जाता था। 


५ 


रच] 
* 


आप श्र रे 
सहायक इच्या आर साछा। 5 





कि ४ ्‌ ह। 
अप पल अल सटनम करन्क अरे 
( 9? ) हेपचारत के संस्करण 
की $ हक 
श्री जीवानन्द विद्यासागर, ऋलकझता, द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करणा ( १८७६ ई० ) ; 
रे बह व दि बल 
गीसरा संस्करण ( १६१८ ) चलते संस्करण ह जिसमें मनमाने पाठ दिए गए हैं । 
तासरा सम्करग १ ) “अल । नर "ला 455 |] “> ०५ छ्‌ 


कक द्राराज नग्ग जो "कक अपन, कटरा जम, प्रक्रारि >..... 

जम्मू सस्करगा, संदाराज रशहांर चंद इअद्रादुर के सरक्षणा मे हरक्राहत, सवत्‌ १६३६ 
] न] 

( १८७६ ६० ) । ऋश्मीरी प्रतियों झे आधार पर । पाठ अपेक्ताकृत शुद्ध । 


इश्वरचन्द्र विय्यासागर संस्करण, ऋतकता ( १44८३ )। 


निर्णयसागर प्रेस, बस्ब5, का प्रथम संस्करण ( १4३६९ ) जिसे श्री काशीनाथ पाण्डरंग 
परव प्रोर श्री धोंधों परशुराम बाके ने #परादित किया । यही संस्करण सबसे अधिक 
सुलभ है। इसी के पाँचवें संस्करण ( १६२५ ) के प्रष्ठांक यहाँ दिए गए हैं। मूल 
संस्करण को श्री बाठदेवलदमग शात्री परणाशीकर ने संशोधित किया हैं । 

श्री कैलासचन्द्र दत्त शाप्नी, कलकत्ता, द्वारा संपादित संस्करणा । 


श्री ए० ए० फ्यूहरर द्वारा संपादित संस्करण ( श्रीहर्षचरितमहाकाव्यम्‌ ), बम्बई 
( १६०६ )। यह प्राचीन कश्मीरी श्रोर देवनागरी प्रतियों के आधार पर सपरिश्रम 
तैयार किया हुआ संस्करण है। पाठ ओऔर श्र्थां को ठीक करने में इससे मुझे! सबसे 
अधिक सहायता मिली । इसकी त्रुटि यही हं कि बाण की परिभाषाओं का ज्ञान न होने 
के कारण बहुत अच्छे पाठ मूल की जगह टिप्पणी में रख दिए गए हैं । 


श्री पी० वी० काणे द्वारा संपादित संस्करण, बरबई ( १६१८, प्रथम संस्करण )। 
इसमें मूल हपेचरित सः्पूर्ण है किन्तु 'संकेत' टीका नहीं छापी गई। इस संस्करणा 
की विशेषता उसके ४८५ परष्ठों के नोट्स हैं जिनमें हपचरित के प्रायः प्रत्येक कठिन 
पद और समास पर अत्यन्त परिश्रम के साथ विचार किया गया हैं। बाण की 
पारिभाषिक शब्दावली ओर. सांस्कृतिक सामग्री के स्पष्टीकरण की दृष्टि से इस उत्तम 
संस्करण की वही सीमा हैं जो १६१८ में वाण के श्रध्ययन की थी। फ्यूहरर के 
संस्करण के पाठान्तरों का उपयोग भी इसमें कम ही हो सका है। 


वाणक्ृत हर्पचरित, उच्छवास ४-८; श्री एस० डी० गजेन्धगड़कर-विरचित बालबोधिनी 
नामक संस्कृत टीका-सहित। इसी के साथ श्री ए० बी० गजेन्दगड़कर-कृत भूमिका 
टिप्पणी और अनुक्रमणी भी है [ ॥7%# ०0वें परठ/00,.. ( ठंप्रंठ्ण. बाते 


९>90780079 ) छत 4७ए७छवं००5 9ए ३. 8, छ्युंगावा 8880]78॥" ] 
पूना १६१६ । 


इनमें से संख्या ९, ४, ६, ७, ही सुमे उपलब्ध हो सके । 


२र३ै 


१३०. 


१ 


श्री ० ची० कॉवेल और एफ० डब्शू टामस-कृत हर्षनरित का अंग्रे जी अनुवाद 
संडन, १८६७ ( अत्यन्त उक्कए शोर सरस ) |] 


3 


( २) लेख-श्ची 


श्री यू० के० घोषाल, हिस्टारिकल पोरट्रेंद्स इन बाणस्‌ हर्षचरित ( हर्ष 
ऐतिहासिक व्यक्षियों के रेखाचित्र ), विमलाचरण लाहा वाल्यूम, भाग १, प्र०३६२-३६७ 


६ 


श्री डबल्यू काट लिथरी, सुबन्धु एंड बाण, विश्वना ओरियंडल जर्नल, भाग १, प्र० ११४- 
१३९२। [ लेखक का अभिमत है कि वाण ने खुबन्ध-कृत वासवदत्ता का आदर्श सामने 
रखकर कादग्वरी की रचना की । ] 


भ्ठ दवा चा्‌ ए सु न्घु ० हु े ५ 
श्री शिवप्रसाद भ्जचाय, सुबन्धु ऐंड वाण, हू इज अलिअर ? ( सबन्धु और बाण में 
पहला कोन )? इंडिश्रन हिस्टारिकल क्वायरली, १६२६, प्ृ० ६६६ । 


श्री वि० वि० मिराशी, दी ओरिजिनल नेम आफ दी गाथासप्ततती रेफड टू बाइ बाण 
एज़् कोष ( गाथासप्ताशती का असली नाम वाण ने कोष दिया है ), नागपुर श्रोरियंडल 
कान्के नस ( १६४६ ), प० ३७०-३७४। 

श्री सिल्वों लेवी, आलेग्जोंद्र ए आलेग्जाँदी दो ले दोक्युमाजोंदियाँ, मेमोरिश्रल पिलवाँ 
लेवी, ४० ४१४। [लेखक ने दिखाया है कि बाण का अलसश्च'डकोश' ( प्ृ० १६५) 
सिकन्दर और ख्रीराज्य की पुरानी कहानी पर आश्रित था। ] 

श्री प्रवोधचन्द्र वागची, एलेक्जेंडर ऐंड एलेकजेंडिया-इन इंडिश्रन लिग्रेचर, ( भारतीय 
साहित्य में अ्लेग्जेंडर और अलेग्जेंडिया ), इंडियन हिस्टारिकल क्ार्टरली, भाग १३ 
( १६३६ ), ४० १२१-१२३। संख्या ५ के फ्रॉंच लेख का अंग्रे जी अनुवाद । 

श्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, नोट्स ऑन ऐंशेंट हिस्द्री ऑफ इंडिआ ( प्रयोत और 
उसके भाई कुमारसेन की पहचान, एवं शिशुनाग के पुत्र काकवण की पहचान ), 
इड्घमिन हिस्टारिकल क्वा० रली, भाग १, ४० १३-१६ । भौर भी देखिए, श्री सीतानाथ 
प्रधान का लेख, सर झाशुतोष सुकर्जी सिल्वर जुबली घाल्यूम, शओरियंटेलिशा, 
भाग ३, ४० '४२५४-४२७ । 

श्री परशुराम के० गोडे, तंगण होंसेज इन हर्षचरित (हर्षचरित में तंगण देश के घोड़े ), 
इंडिअन हिंस्ट्री कांम्रे स, अज्षमलै, की प्रोतीडिंग्ज, प्ृ० ६६॥। 

श्री आर० एन० सालातोरे, दिवाकरमित्र, हिज डेठ ऐंड मानेस्ट्री ( दिवाकरमित्र, उसका 
काल और आश्रम ), इंडिअन हिस्ट्री कांम्रे स, अन्षमलें, की प्रोत्तीडिंग्ज, ए० ६० । 


श्री परमेश्वरप्रसाद शर्मा, महाकवि बाण के घंशज तथा वासस्थान, साधुरी, संवत्‌ १६८७ 


( पूर्ण संख्या ६६ ), पृ० ७३३-७२७। 


११, 


१३, 


१३, 


१४, 


१५६ 


१६, 


१७, 


इ्दे रे 


श्री शिवाधार सिंह, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-पत्रिका, संघत्‌ ९००६, भांग ३६, तीन लेख-- 
(ञ्व ) बाणभइ का उद्धवकाल तथा उनके परवर्ती लेखक, 

माघ-चैत्र,... संख्या ४-६, ४० २२२-३३८ 

(आ) हि चैशाख आपाढ़, संख्या ७-६, ४० ३७०-३८८ 

(इ) बाण ओर मयूर प्रावश-आशिन, संख्या १०-१९, ह० ४<८८-४६७ 


[3 


श्री जयकिशोरनारायण सिंह, #हाकवि बाण तथा पार्वतीपरिणय, माधुरी, रंवत्‌ १६८८ 
( पूर्ण संख्या १११ ), ह० २८६-२६४ | 

श्री सी० शिवराम मृतति, पेंटिंग ऐंड अलाइड आटसू ऐज रिवील्ड इन बाणस्‌ वर्क्स , 
जर्नल ऑफ ओरियंटल रिसर्च ( मद्रास ) (वाण के प्रसथें में चित्र और संबंधित कलाएँ), 
सांग ६, पए० ३६५४ *** एवं भाग ७, परृ० ५६**** । 


श' 


श्री ननिगोपाल बनजों, श्रीहरप, दी किंग-पोएट ( रुम्राट्‌ हर्प कविहूप में ), इंडिझ्न 
हिस्टारिकल क्वाट रली, भाग १९ ( १६३६ ), ४० ५०४-५१० ; ७०१-७१३। 


श्री एसए० एन० मारखंडी, दी कारोनेशन ऑफ हर्ष ( हर्ष का राज्याभिषेक ), इंडियन 
हिस्टारिकल क्वाटरली, भाग १९ ( १६२६ ), पू० १४३-१४४ । 


श्री कार्टेलियरी, डास महाभारत डेइ सुबन्धु उंड बाण ( सुबन्धु और बाण में महाभारत ), 
विश्वना ओरियंटल जनल, भाग १३, पृ० ७२ । 


कोज लैक्सिकल एफीनिटी विट्वीन हर्पचरित ऐंड राज-तरंगिणी ( हर्पचरित और 
राज-तरंगिणी में शब्दों की समानता ), विश्वना ओरियंटल जरनल, भाग १९, प्ृ० ३३**; 
जनेल ऑफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, १८६६, प्रृ० ४८५ । 


श्री मानकोस्की, कादम्वरी ऐँड चृहत्कथा, विश्नना ओरियंटल जरनल, भांग १३। 


श्री डी० सी० गांगुली, शशांक, इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली, भाग १९ ( १६३६ ), 
पृ० ४५६-४६८ । 


अन्य कवियों द्वारा वाण की सराहना, संस्कृत-साहित्य-परिषत्‌ कलकत्ता, की पत्रिका 
है 


भाग १३, ४० ३८**“तथा श्री पिठ्सेन द्वारा सम्पादित कादम्वरी की भूमिका (धृ० ४६ **-) 
में भी इसपर विस्तृत विचार हूं । 


अभी हाल में अपने मित्र श्री डा० राघवन, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, मद्रांस विश्ववि- 
चालय, से पता चला कि कृष्णसूरि के उत्र ओर नारायण के शिष्य, रंगनाथ नमक विद्वान 
ने श्र प्रत्चारि ॒ ः बट पी है कक है! कप द 

दर्पेचरित पर मर्माववोधिन _गामक टीका लिखी थी। उसकी एक सम्पूर्ण प्रति 
गवरट औरियंटल मैन्यरिकष्ट लाइज़ री, मदरास में ( सं० आार० २७०३ ) और दूसरी 
खंडित प्रति अद इब्रे री में ( सं० रच हे 
जल हक मं री में ( सं० «। | ॥&, यूचीपत्र भाग ५, पहू० ७७० 
है। इस टीका के सम्बन्ध में ज्डैताद कर रहा हूं। अभी जानकारी नहीं मिली । 


शुद्धिपत्र 


१, पाडरिभित्, (२३६ )। पांडरिभिक्षुओं की पहचान मैंने जैन साधुओं से की थी। वह 
आ्न्त है | उनकी ठीक पहचान आाजीवक सम्प्रदाय के साधु ग्रों से होनी चाहिए। इसके लिये 
में श्री भोगीलञालजी सांडेसरा कृत पंचतंत्र के गुजराती अनुवाद ( प्रृ० २ २४,५१०) का ऋणी 
हूं । निशीययूत्र की घूर्णि में गोसाल के शिप्य आजीवर्कों को पाण्डरिमिन्न कहा है ( आजीवगा 
गोतालसिद्ता पंडरमिक्खुओ वि भएंति, निशोयचूर्णि ग्रन्थ ४, प्र० ८६५)।| पंचतंत्र में श्वेत- 
भिक्तु का उल्लेख अता है वे तमिज्ञु स्पपत्विनामू, काक्ोलूकीय एलोक ७६)। वह भी पांडरि 
भिन्नु द्वी है। हरिभद्रवूरिकृत समराइचक़हा में भी पाण्डरिमिक्षुओों का उल्लेख है । 

२. श्रुवागीति (२०)। अपने संगीतशाल्ल के अज्ञान के कारण श्रुवा का अर्थ मैंने धुपद 
किया था जो श्रान्त है। अपने मित्र श्रीडा० राबपन्‌ से ज्ञात हुआ्रा कि भ्रुवा, जैसा 
शंकर ने लिखा है, एक विशिष्ट प्रकार की गीति थी । ध्रुत्वा गीति के पाँच भेद बे-- 
प्रावेशिकी ( रंग प्रवेशके समय की ) , नेष्कमिकी ( रंग से निष्कमण के समय की ), और 
तीन आक्षेपकी, श्रान्तरा, प्रासादिकी, जो अभिनेता के रंग पर अभिनय के बीच में गाई जाती 
थीं। ये गीतियां श्रमिनय के प्रस्तुत विषय में कुछु नवीन भांव उत्तन्न करती एवं दशकों को 
संकेत से विषय प्रसंग, स्थान, और सम्बन्धित पात्र का परिचय देती थीं, क्योंकि भरत के 
रंगमंच पर स्थान-काल सूचक यवनिका आदि का अभाव था | जैसे, सूर्योदय सम्बन्धी गीति से 
प्रातःकाल का संकेत एवं नायक के भावी अम्युदय की सूचना दी जाती थी। धअ्रुवा-गीतियों को 
दूसरी विशेषता यह थी कि वे वरस्यंवस्तु को प्रतीक या अ्न्योक्ति द्वारा कहती थीं, जैसे नायक 
के झागमन की सूचना किसी हाथी के वन-प्रवेश के वन द्वारा दी जाती है। धुवा गीतियां 
प्रायः प्राकृत भाषा में होती थीं जिससे ज्ञात होता है कि वे लोक गीतों से ली गई । संस्कृत 
की भ्रुत्राएं बहुत बाद में लिखी गई । भू वागीति का गान प्रायः इन्दसंगीत ( आर्केस्ट्रा ) 
के साथ होता था। ( दे० श्री राधवन्‌. एन आउटलाइन लिद्रेरी हिस्दी ऑफ इंडिक्रन 
म्यूजिक, जल ऑक मद्रास म्यूज़िक एकेडमी, भाग २३ ( १६५४२ ), ४० ६७)। 

३. किन्नरराज हुम (२१३)। बाण ने लिखा है कि कोरबेश्वर ने द्रुम को जीत लिया 
था और दहुम ने उसे कर दिया। शंकर ने कौरवेश्वर का अर्थ दुर्योधन किया है। ज्ञात 
होता हैकि कौरवेश्वर पद अज न का वाची है, क्योंकि सभापव २५१ के अनुसार अज्ञ न 2 ने 
किंपुरुष देश में किन्नरराज द्रुम के पुत्र का राज्य जीत लिया था ( दिशंकिंपुरुषवास द्रुमपुत्रेण 
रक्तितम्‌ )। दिव्यावदान (प्रृ० ४२४ आदि ) सुधनकुमारावदान नामक कहानी में हस्तिनापुर में 
का राजकुमार सुधन किन्नस्णज द्रुम की पुत्री मनोहरा से प्रेम करके उससे विवाह कर लेता है । 
किसी समय यह कहानी दूर तक प्रसिद्ध थी। मध्य एशिया में खोतन से सुधन अवदान की 
कहानी के पत्र मिले हैं! दे? बेली, ईरानो इंडिका, भाग ४. स्कूल ऑफ ओरियंटल स्टेडीज 
की पत्रिका, भाग १३ ( १६४१ ), प्र० ६२१; ओर मोती चंद्र, सुधन अवदान का नेपाली 
चित्रपट, बम्बई संग्रहालय की पत्रिका, भाग १ ( १६४२ ) पक, | 









५ ध्छः ] ४ 
(6900200004:८ //0)) 


क के ०० ४०.2५.& 


[॥ १980 का सपा ्ह 
(2 हक _ ८ प्ट्् न रे हे कद 





>>) है 
2 नाप हीं 

3 अर (ही है है। (्‌ घ्ह् > हि 2 
&<<<- ... 25 १६०... ६६ ््ज् 


९ भू हे 


३ इन्द्रादि देवों साथ कमलासन ब्रह्मा । २ पत्रभंगमकरिका। ३ उत्तरीय की गात्रिका अन्थि 
४ कु डलित स्व.घाइलम्बी योगपट्ट । ५ पुडरीक मुकुल सदश कमंडलु | ६ मकरमुख महाप्रणाल 














१२ 


७ हंसवाही देवविमान | ८ मौलिमालती माला । ६ अंशुक की उप्णीपपष्टिका । १० पंचमुखी 
शिवलिंग / ११ जलाट पर केशों का जड़ा । १२ असिषेनु सहित पदाति। 





१४ कच्छ से बाहर निकला हुआ पल्चा । १५ उरोवप्रारोपित चरण युगल। १६ सीमन्त में 
चटुला मणि । १८ पेयी से कसा हुआ ऊँचा चंडातक | 














मअरस्वाचाय ल 


9७ 


# एच त/4 ४2:३० ल्‍ः. घर हल झ 


५ 27०० :% “9 का ) 
> डक मी 954. 


४< 
८ /£0. . या ट्र 
72, /८250% 8 ५५ 
3; (9505::ईच 


4:22 


८ ५727 लि 2/70222% ; 


722077- 22886: 


5४ 
9926४ “है 7 


रह) ०१४५ 
72, 0प५ प 









२६ तोन प्रदार के मृदंग- 


नूपर | 


0 फह्य ता ह्थ्ा उत्तरीय | 


आलिग्यक, अंक्य, ऊः 


पाई 


(/ 
४८ क . 6 


बक | 
० बनग्व का कटला | 


२७ तंत्रीपटहिका । 


२३३ 


रेप हंसाऊृति 


फल्नक ६ 





फ्न्चनक १० 


“7 &/ / द 


५५ ् ः ०. 


कह 
न िमकक ३३ ४ हु 
+298252 28 


म्््च्््््््््स वि 
७४१५१ 2८2 
११३०६ ४:८0 


्ड ्् 


ध 
27४ र ज्यादा 9७ 
ध _* * 


22 


धर 
0६ 
४३.. 
4 
5», 
22224 
४ 
५ 
पे 
०, 
व ..] 





फ्दाक ११ 





मघरा से प्राप्त गुतकालीन विष्णु । सिरपर मकरिका, गले में एकावली, कि में 
वंधा हुआ नेप्रसज़, और खराद पर चढ़े हुए के जैसा गोल कि प्रदेश (तनुबृत्तमध्य) | 


कलक १२ 










स्त्ज्च््् 6 धि (९ जी 
॥75 ५ 
"शक पलट 
ध्द स्वर रे र्‌ है कफ 
.. रिने का कोट | 





श्यंन्य छओं + ५ 


2228, का 
ज््स्प्स्प्च् 
ध्स््् 


प्स्प्ट्प5ऊ 


ध्द्स्च्स 


टन 3 च- 
प्र 8 


रा ३५०४ ७४-५० पथ मर 
ः गे 08-2४ 5& 2 
(2 


्् 


2८ 


24074, बे 
हे ञक ->्टन्क 
६ 5 हे 


दि ७, 4 
ह (7 कह 
+ १/£; कै; 2// 


ज 0 ९-४४ डे 


(/ 
हम 4 


+ खाक बननक... कान. कट 
च्य्क 
८८ 
६; 


ज्जकण: 
.. 
८८८2 


३३ 


७८ 
६. कक 





क् 
5क्रर ु जप 


६८४22 


22 7“ 


+१ धत्रलगह की वीथी में त्रिगुण तिरस्करिणी या तिइरी कनात | 


५.० गवात्नों से भांकते हुए स्त्रीमुख | 


डे ॥ 
कई जल (७ शि 
[पाक 72 





रे 
रचा 
) ही 

श्र 


॥ 
| मु # ६ हट 


बन (५ 


ढ़ (2 >> ध 


.....>सकमककननटी 


दस्त 33 
दर | ८ 
» ्ज्‌ 
( पे 
24“ 


|! 


९ 
रा 


2.9 

है ह 
अमन्‍म>ममम-+- "लचनज्ञा 
5 2 नर 


(> 


् 4 गि त्‌ 
१ (आर) राजभवन में पक्त द्वार) प२ तराग 










उत्तरीयां 


्ँ 
शुक। ५३ सिर पर धम्मिल्ल वा इकधा जड़ा । 


5 एड सकी चल ल<न रु चल>2क-ब० ०७२०५. ७ ५०२5०. >ौ००+४५००-५ «०० + अं 





५४ पताझा युक्त प्रार्स्याट्र ॥ ४४ हंसाकृति “राजहंस” पात्र ॥। ५६ “मग्नांशुक? मीना वस्त्र और 


(24 
डरने किनारी । ४७ झुब्जिका नामक अल्पवयस्क परिचारिका | 


फल्क १६ 











य्ठ थ्स हम शिर 
75 6 व किए. ० 
(9 ($% 2 | ५९०७४ 
&) "जग ( ग् ) कट ॥77॥ / £॥7 ///२ 
र ८) ) हवादानिवोल28 +2000/8 





चिह्ढों 





ग्रष्टर्मंगलक साला 





गारतम्भ पर अंकित मांगलिक 


सांची के तोरः 


ज्रा--इू, 


व्मंगलकमाला | 


१8 से ग्रप्त श्यप 


्> 


7-न्मछुर 


डा 





६२३ कोठयी देवों 


फलक रम 












» पक, ह5 


है 


की 


६४ हर्प की वृषांकित मुद्रा 





अक्राक व्मवशक्रला 





हा 








कक 


ोकनी जुमा तरकश] 


फूलक १६ 


के हि है । 


8४३९ 


्ज हू 










2 2 








४0 जोलपाश 


के 
“225 अर ' 


क्र 
५ 2 ि कि. फू ल्‍ 
/ <८० ८2....4>-2::6 श्र आल कै धर 


[... ' करा 
तक ल्‍*ल्ल् 290 पु 





न 25ज 
३ 





3.०) 
लक 
री 


तक 





हेच्छत्रा से प्राप्त 


च् 


हि 
द् 
| 


री, अ 


चु 


८५ 


दूसरी के 


!कित कक 


ननापुर से प्रात । 


क्र 
प्आ 
हुई, हरि 


हक, 
कं 


० 


१ 


से 


५ 


# 
3५ 





करती कलर शक लि राज अटज के आम] 





फ्लक पेड 


जप न2 जानकी. 
«के 5 9 
ही 


श्र स्का >_उफ' रा 


४ रे 


७६ नीली धारी की सठुल्ा । ७श्थ्र सफेद रंग पर नीली धारी की सतुला । ७२ लाजवर्दी रंग का कंचुक पहने - 
दामसखादहिणी । ७२ क्ष खेदकंचुक | ८० केसरिया उत्तरीय का शिरोवत्त्र | ६२ गले में मोतियों की एकावली । 


फ्ज््ल्क २४ 


नविन्वीयीज 


श+ या) #। 
“| व) ४| 


राजकल 
हैं. 
नन्नन- कस क क राजड्ढार हे 
ः * समुद्रतटवासी 
साधा चेशान्तरागता फ्रैचद राजा 
पट दूतमंडल 
जिबिर 'शिबिर 
रऊुव देशों के जनपद जन नाना देडाज मज्तीपातल 
मन्नत बे 5 2 35 25 22 श 2 8 2 0 मच 
वारगेन्ध ! तुरंग 
; ' | क्रमेलक 
(गजशणशाला ) : |. मंदुय 


८03 8 3305 2 ५ [( 


अञप.. 









स्ः ] 
आारागुह 
स्नानद्रारी 












सहानस 


>-न>ज>्>न-> न न न न नन न + - से से जे मन मसनोजी ८ 2 कम के जमे कम की जन जानने यान छा. 


भक्कास्थानमंडप 
9 










2 आ कीी अमम म ग शमी मजा 














ग्राह्नर मंडप व्याघामभूमि 
च्वलगुह | 
कर विलिरिशि मिट ड्रॉन्च,...... या 5 2 ; 
न कर ८. 
8|।  तोयकर्मान्त 










लिया 
(वाष्यास्थानमंडप) 
(ग्रास्थान , सभा) 


8 28020 :20204 208 कल का जि |. प्रतीहारगृह 









वाल्य क्या 
न 9 मनन 5 24८5 अपने धवन «पते परे 5०. २79१ * + ८22 पतपसमर 7 ++प रमन 


इमधिशयाशार 





' गजिर 





6+5+*००+०५००००«०>०«०+-- न्न 








| 

$ ' अवस्थानमंदप ज 

£ 70 7, 2220 जे 

हे * राजकजर दप्शात' 

हब + बह + 

शु 6202: सटीक कोट > मी ड्ढ्ा भूपालवल्लभा 


तरग 
हि 


«<€- +++ +++ “>> 


फ्त्क २७ 





'डि हि ठि 
ठि कि 


च्जिक लानत वन नल सच 3 लाल वचन चर प्रकट लक कब नल ला लत लटकन 


' थे थे छा धा छल छे ध ,धछ। 


; (70 46 कर था 





फुल्चक र& 


धवलंगृह दा 


ऊपरी तल 


प्रासाद * रे ! प्रासाद 


क्र 


पति 


जपनयह : . प्रशोीबक 
उासमृह ; (मुस्वशाहला ) 





अनुक्मणी 


शब्द प्रृषठ-संख्या 
अजलिकारिका 4 
अंतरप्रतीहार, श्ढद 
अंधकारित अष्टापद्पट्ट १४ 
अशुक १५,७६३ 79७ 
अ'शुकोष्णीषपट्टिका ७८, १७ 
अतक्तपयल 3३८ 
अक्षपटलिक १३८ 
श्रग्रदार गाँव १९६ 
अजिर २०४, २१३ 
अजिरबती ३७ 
अटवीपाल, आटविक राजा १२८ 
झअटवी राज्य १८५ 
श्रट्रहास तलवार ५.६ 
अट्टलक २११ 
अठारह द्वीप ११६ 
शअठारह द्वीपोवाली प्थिवी ११६ 
अधिकरण, धर्म निर्रयस्थान ४८, ४६ 
अधिकरणा, मीमांसा शाख्र के विभिन्न 

प्रकरण ४८ 
अधोवर् २१ 
अध्यक्ष, विभागाधिपति १७८ 
अनायत मंडल १२८ 
अनुमरण, यशोवती द्वारा ६६, ६७, ६८ 
अनुयोगद्वारसृत्र, जेन आगम ७८ 
अपराजितपृच्छा १७८, २१६, २२० 
अपशकुन <८ 


प्‌ क्त ( 

अभिघमकोश, बसुवन्घु- कृत ५५,१२०,१६३ 
अभिधान चिन्तामणि, हेमचन्द्र-कझृत डर 
अभ्यंत्रकच्च्या 


२१३ 
अमरद्य्टक १८ 
अमरकोश १३८, १५४ 
अमात्य १११, ११२ 


शदद पृष्ठ-संख्या 
अमात्य, यज्ञशाला में रहनेवाले १११ 
अमिवमुख घट ८४ 
अम्रतचरु ६० 
अयंत्रित वनपाल १७६ 
अरणयपाल १२८ 
अरातिरवेष्टन । ४० 
अरुण, गरुड़ का भाई २०१ 
अजु न १६४ 
अजु न, उत्तरदिशा की विजय १६५ 


अथशातञ्र, कोटिल्य-कृत १२८, १२६, १३१ 


१३२, २०८, २१७ 


अद्वेरिक ६१ 
अधथेगव्यूति, एक कोस १८८ 
अलग्बुषा, छुईसुई १८० 
अलसश्चंडकोश १६४ 
अलादु १७० 
अआलिजर १८०,२०४ 
अलिंद २०४,२१३ 
ध्रति २०४ 
अल्टेकर & 
अवतंस, कान का आभूषण ८३ 
अवन्ति, महासन्धिविग्रहाधिक्षत १२५ 
अवन्ति वर्मा, ग्रहवर्मा के पिता ६६ 
अवरक्तणी १४४ 
अवलोकन २११ 


5 ४ 


धअवलोकितेश्वर, दिवाकर मित्र का 


विशेषण १६४ 
अवस्थानमंडप, दर्षशात हाथी का 
निवासस्थान ४१, २०४ 


अश्मसार-स्तंभ १८४. 
अश्लीलरासक पद ६७ 
अश्वधोप 


& ह द्‌ २ रै 


( २) 


कुल-कत डर 
माला २२ 
के ठट्ट १४१ 
है । १६,५७ 
ता ११६,१२० 
चन्ह १२० 
वकी १६ 
६५ 

१५६ 

णनि-कृत ११० 3२०४,२०७ 
| पट 
१२५ 

बलौने, लेख, एंश्येराटइंडिया, 
श्ग्रवाल-लिखित १४६, 


१५५, १५७, १६१, २०१ 
(ति का एक भेद २२४ 


गगीति का एक भेद्‌ 


१३०, १४७ 

२१० 

ह २१७ 
ग्रातपत्र या छत्र १६७, १७१ 
न २०६ 


आमर्क, वेताल हे 
आमे! के महल २११ 
अपम्र का तैल या सहकार- तैल ६६ 
आयान, अश्वभूगणविशेष १५७ 
आयुधचापशाला २१० 
आरभरी नृत्य ३३, ३४ 
आरभरी नृत्य के विभेद्‌ ३३ 
थआय्शूर ३ 
श्राहत १०५ 
आय २१० 
श्आलानस्तंभ १२७ 
आलोक शब्द्‌ १५८ 
श्ाविद्ध ह। 
आश्वलायन गृद्यमृत्र १३५ 
आस्थान २०७ 
आस्थानमंडप - आस्थान-भवन, 
महास्थान मंडप, सभा १२६ 
शआस्थानमंडप के सोपान २१३ 
आहत लक्षण १६८ 
आ्राहार मण्डप २०७, २१३ 
इंद्रसूरि - ् 
इंद्राए) मृति की प्रतिष्ठा ७० 
इतर २६ 
इत्सिहः ५६ 
इचटसन, ए ग्लॉसरी आफ दी टाइब्स ऐंड 
कास्टत आफ दी पंजाब १४६ 
इभधिष्ण्यांगार २०४ 
इभभिपगवर १३१ 
ईरानी प्रभाव - सूर्य पूजा पर ६५ 
ईशानचन्द्र, भाषाकवि ६, रे८ 
उडगुर तुके ६६ 
उम्चषित्र नेत्र ८१, ९४८ 
उत्तररामचरित, भवभूति कृत १८ 
उत्तरापथ <७ 
उत्साह, आच्यराज के ८ 
उद्कुभ 38 


( $ 9) 


उदयाचल १९४७ कंठालक, कंडाल १४२ 
उदीच्यचेष, ह्षं का १५७  कंब्रोज - १५४७ 
उद्गीतका: १६० कक्नोल १६६ 
उद्योतकर ६ कच्या, चोक ६१,२०४,३९०६,२१० 
उभयांतिक चीवर १६४. कट १८१ 
उरबक, एरंड १८३ कटक, सेना १५६ 
उरोवध्र २३ कटक, राजाओं के शिविरों का स्थान १४७, 
उदू' शाज़ार २०३ कटक-कदम्बक १२६ 
उष्णीषपट्ट १५५ कटकमणि १७२ 
ऊँट, स्कन्धावार में ४औ३े कटथकावली ६१ 
ऊर्मिका १५ करे, पी०्बी० ८३,१९१, १८६ 
फरवेद १११५,१३५ कथा ४. 
फ्र्ष्कि देश १६५ कथासरित्सागर १६७ 
ए कंग्राइज डिक्शनरी ऑफ ग्रीक ऐंड रोमन कपािका, आधुनिक काँवली ५३ 
एंटिक्किटीज़्, कोनिशकृत ३४,११४ कर्पिजल, भुजंगा श्र 
एकांतिन्‌ १०६. केपोतपाली २११ 
एकावली, एक लड़ी की माला १६७,१६८ मलवन २०७,२१ ३ 
एड््क ११५. *जुए १८३ 
एशक्जेंडर ऐर्ड एत्क्जेटिड्या इन ईडियन करणउन्‍्धक्सेश 3७३ 
लिर्रेचर, प्रवोधचन्द्र बागची, इंडियन हिस्याँ- रत रे 
खिल काररली (१६३६) 2 करिकर्मचमेपुट, चमड़े का बना हाथी १७४ 

5 करणुका १६४ 
ऐश्वरकारशिंक १०४ कर्क धु ४३ 


झोमंत् ऐंड पोठे एस इन देदिक लिटरेचर, कक ६५ 


ऑल इंडिया ओरियश्टल कॉन्फ्रॉस, नागपुर करी 


१८७० 

१६४६ १३५ ककशकरा ६५. 

शओंधद्वारा लिखित शअजन्ता ६१,६६,१२१, कर्णाठत, मूलदेव ७ 

१९७, १३०, १४३, १५०,१५३,१५४, १५५, कर्णोत्पल १५.४, १५५ 

१८२ १८६ कर्तियस १६६ 

पंकरी, अंगरक्षुक ३६ कृपटी १३०,१३१ 

कंचुक ७८,१५० क॒वुर कूर्पासक १५३ 

पंचुक, छोटे छुर्ती ४६ करमएयकरेणुका १२८ 

फंचुक, माली का २३ कलरूंकी शशांकमंडल ट्ड 

बंचुक, सनिक का २० कलशी व<« 

एंचुकी ६७० कहपद कोश, केशव-कृत ७,१३४ 
फरकित ककरी 


- 3८० छकह्पद स १४. 


2 
पु 


फविरुद्तिर्क ११६ 
कसरेशीरीं २०६ 
कसर्तूरिकाकोशक ६६ 
क चनकलश २११ 
कांडपटमरडप, बड़े डेरे १४१ 
काचर्‌ काच, कच्चा शीशा १८ ६ 
काणाद मतानुयायी १०५ 
कात्यायन १9६ 
कात्यायनिका &७ 
कादवरी ४,५,१३६,१६७,१७० 
कादंबरी, इमारी-अन्त/पुर २०६ 
कादंबरी, चन्द्रापीड़ का भवन २०६ 


कार्दंबरी,चारडाल कन्याशुूद्रक के दवर में२०९ 
कादंवरी, चारडाल- कन्या १५.० 
कादंबरी, तारापीड़ का राजमहल २०४ 
कार्दंबरी, राजकीय आवास तथा उसके अंग--- 
संगीतमवन, आयुधशाला, बाणायोग्यावास, 


अधिकरणमडप आदि २०७ 
काननकपोत १३४,१३५ 
कान्यकुब्ज ७3 
कपिल, कपिलमतानुयायी १०५,१०८ 
कामग्रह २१० 
कामरझूपाधिपति १७२ 
कारंधमी या धातुवादी १०५,३१६२ 
काटे लियरी ६ 
कार्दमिक पट १४६ 
कार्द्रंग १५४६, १६८ 
कार्द्रंग द्वीप [ पर्याय, चर्मरंग तथा नागरंग ] 

१५६ 
कापपटिक १३७ 
कार्मो:, भुृत्य १६७ 
कालनालिका १६६ 
'कालिदास ७,३१,१०३,१०६ 
कालिदास, मेघदूत १२२ 
कालिदास, रघुवंश ४२,१४७ 

१६६ 


काले अगुरु का तेल 


( ४-) 


कावेल थ१ 
काशिका ३,५४9 
काश्मीरकिशोरी, काश्मीर की बद्धेदी हे है ७ 
कापाय वस्ध्र १६८ 
काहल, एक वाग्र १४० 
किंकिणी १४३ 
किंपुरुष देश १६५ 
किन्नरराज द्रम १६४,२०२७४ 
किर्मीर १५६ 
क्रीकस ११४ 
कीथ ७,८ 
कौथ, संस्कृत-साहित्य का इतिहास १६७ 
कीसिस्तंस श्र 
कील १८३ 
कुकुम के थापों से छपाई री 
कुडलीकृत 

कुतल १२३ 
कुभ १८४ 
कुटिलक्रमपक्रियमाणपत्लवपरभाग. ७५ 
कुटिलिका ६२ 
कुटीरक, डेरे १४५. 
कुद्कगणित १२४ 
कुप्ययुक्क, पीतल जड़े वाहन १४२ 
कुष्ज १०१ 
कुब्जिका, कनकपृत्रिका ध्ट 
कुब्जिका, सिंघाड़ा १०० 
कुमारगुप्त, मालवराजकुमार ६६ 


कुमारगुप्त, (गुप्त सम्राट )की भितरी मुद्रा २०१ 
कुमारयुप्त (गुप्त सम्राट्‌ ) की स्वर्णमुद्ा, अश्वा- 


रोही भाँति १४१३ 
कुमारपालचरित २११ 
कुमारभवन, राम का (रामायण). २०१ 


कुमारस्वामी, हिंस्द्री ऑक इंडियन ऐंड इंडो- 


नेशियन आटे १६५ 
कुमारामात्य ११२ 
कुरंगक ८८ 


(६) 


ए 
कुलपुत्र ६३,११०,१३७ . कौड़ापर्घत २०६ 
है १६४ क्ौड़ावापी २१३ 
कुल्लु ढक स् 
६ कीडाशेल २११ 
कुबलयमाला का द 
कुबैकटिक, अकुशल वेगड़ी १२४. क्लासिकल डिक्शनरी, लेम्प्रायर-कृत १६६ 
टेक, ; 
कुशत्थल १७७ क्लिष्ट, प्रसाद का विपरीत श्रथे १३७ 
९ ॥०७..॥ ५ 
कुछ भ १८४. कलीमेंट हुआट , ऐश्येंटपर्शिया एंड ईरानियन 
कुसुम-शब्या २११ सविलिजेशन ४० 
कूट, कुष्ठ नामक श्रोषध १८३ क्वणिततुलाकोटिनू पुर ६६ 
कूटपाश १८२ डर नी १७६ 
कूटाइ्ालक ३६ 'उंडशकरा १६३ 
कृपोदचनघटीयंत्र माला ५ 3 १४६ 
कूर्पासक ७६,१५२,१५३. खट्वाहिंडोल २११९ 
कूल ७७. खरखलीन लगाम २१ 
कृपाणी १८६. खरगोश का शिकार १६२ 


९५. (रे 
कृष्ण, हप्‌ के भाई 


३५. खरणादसंहिता 


८ 
प्‌ 


कृष्णकांत हिंदीकी लिखित यशास्तिलक एंड 
इंडियन कल्चर 


१६१ 
कृष्णमाचार्य, र० व०, १ 
कष्णाजिन...: १४ 
केयूरमणि १७२ 
केशलु चन १०४. 
केलाशचन्द शास्त्री १०५. 
कोकिलाक्, तालमखाना १८० 
कोटवी १३४ 
कोटिहोम ८ & 
कोट्पाल ३६ 
कोणधारी १२६ 
कोश, १२० 
कोश, बहुचन्धु-हत अमिधर्मकोश ५५, १२०, 

१६३ 

कोश, हालकृत गाथासप्रशती ६ 
कोपकलश १७८ 

- कीतुकशह ८३ 
कोरवेश्वर, अज्ु न २२४ 
क्रकर १८२ 
कीड़ागृह २१० 


खातिर, राज्यश्री के ब्याह पर लोगों की ७० 


खांस द्रचार २११ 
खेट चेय्क १६२ 
खोल १५४४. 
ख्वारगाह २११ 
गंगाधर ९ 
गंडकुसूल १८४ 
४डूपसेफ १०९ 
गंधमादन १२५,१६५ 
गंभीरी १८४ 
गजशाला २०३ 
गजसेना ३८,३६,४० 
गजसेना का युद्ध करने का ढंग ४० 

गजसेना के परिचारक ४० 
गजासुर २०१ 

गर्जो की अवस्था ४० 
गर्जों की जातियाँ ४०,४१ 

गजों की शरीर-रचना ४०, ४१ 

गणशिका, हथिनी-विशेष १२८ 
गन्नों के खेत १८६ 
गरुड़ तथा विभावस कछुओआा २०१ 


( ६ ) 


गल्वक ६४ 
गत्रात्ष ८६,२१० 
गत्राज्न बातायनों से युक्क मुखशाला.. २१४ 
गवेधुका, गरबेसआ या गडद्देस्मा .. १८३६ 
ग़ात्रिका ग्रंथि १५. 
गायाकोश | ६ 
गाधात्प्तशती ््‌ 
गीतियाँ, राग को उद्दोपन करनेवाली ६७ 
गुजा १४० 
गुणा ८ 
गुप्त १७७ 
गुप्त नामक कुलपुत्र १६७ 


गृइ-अवग्रहणी, राजद्वार की ब्योढ़ी ६१,२०७ 


गृइचिस्तक १४१ 
गृदीधिका ३०६,६१३ 
कक !। इपन्नी ६१ 
शपशु ६७ 
गृरो वान २०६,२११,९१ ३ 
गोदंती मणि १८६ 
गोदना १८७ 
गोपानसी २११ 
गोल, वड़ा घड़ा १८० 
गोलचंद्रक १५६ 
गोशीर्प १६६ 
गोष्टी १२,११२ 
गौड़ १३७ 
गौड़पादाचार्य १८८,१८६ 
मौड़पाद का दर्शन १८८,१८६ 
गोड़ाधिपति १२३ 
प्रहवर्मा १८६ 
घ्रद् संहिता ६५. 
प्राममहत्तर १६२ 
ग्रामातपट्लिक १३७ 
प्रामेयिका १८३ 
प्रीष्म-वर्णान ३२ 


घट १८० 


घनमुक्का, धने मोती 


हा १६८ 

इसवार सेना ४१ 
घोड़े, खासा था भूपालवल्लभ तुरंग... ४१ 
घोड़ों के शुभ लक्षण डर 
घोड़ों के आयातवाले देश ४१ 
धोड़ों के बँधने का प्रवन्ध श्र 
घोड़ों के रंग ४१,४९२ 


घोड़े के विभेद--पंचभद्व, मल्लिका, 
कृत्तिका-पिंजझर ४२ 


चंचचामर १५७ 
चंडकोश राजा १६४ 
चंडातक ६१ 
चंडाल १९१ 
चंडिकावन ३६ 
चंद्र पर्वत १७,१८ 
चंद्रमा १६७ 
चन्द्रमुख वर्मा १७२ 
चन्द्रशाला २१० २१४ 
चन्रशालिका ६४, १२६,२०८ 
चचु १६ 
चटनाल जिमाना १६४ 
चठुल १५६ 
चदठुलशिखानतेन ३३ 
चदुला तिलक २४ 
चतु रंग-कल्पना ४4 
चतुरुदधिकेदारकृद बी, दृ्षे का विशेषण ४७ 
चतुर्भाणी ६ 
चतुयू ह १०६,१६१ 
चतुश्शाल ६२,३०७, २०८,९१४ 
चतुश्शालवितर्दिका २०८ 
चतुशसम पल्वल २११ 
चरक धर 
बरित ६ 
चरितकांब्य $ 
अर्चिका देवी ६४. 
र्ममंडल १४६ 


(६ ७.) 


घाट सैनिक .. १४६ 
प्वामरग्राही ध्३े 
घामीकर रप्तिचत्र, सोने का पानी १७० 

घामु डा देवी १७६ 
चारभठ या चाव्भट १४३,१ ५६ 

घारण २६,७० 

चार, सजे बजे या रंगीन घर्दोवाले १४३ 

चिताचैत्य या चैत्यचिह्न ११४. 
चित्रधनुष १७४,१७५ 
चित्रपट, जामदानी १६८ 
चितफलक या श्रालेख्यफलफ १७० 
चित्रशाला-गृद २१० 

चित्रशालिका २०८ 
चित्रशाली २११ 

चीनचोलक ७६,१५४१,१५२ 
र्च.न देश १६४ 
चीनां शुक्र ७८ 
चूड़ामणि १६८ 
चूड़ामणि मकरिका २४ 
चैट १६१ 
चेटक १४१ 
चेलच क १४५ 
चेलोत्केप १३७ 
चेत्यकर्म १६३ 

चोलक ६३ 

चोलक कलशी १७० 
चोला १५३ 
चोसल्ला ६२ 
च्यवनाप्रम १८ 
च्यावनवन १८ 
द्त्र २०,२१ 
धन्नधार २२ 
हुपाई ) स्त्री की ४, ७५ 


ऊँगली दत्त, दिवाकरमित्र के आश्रम में १८६ 
जगत्पति, मल्लकूट ग्राम में बाणका मित्र ३६ 


जगदीशचंद्र जैन, लाइफ इन एश्येंट इंडिया 
ऐज डेपिक्टेड इन जैन कैनन ७८ 


जयकिशोर नारायण सिंद्द १ 
जयस्त॑भ ६१ 
जलकुस १4१ 
जवारे, यवांकुर ८४ 
जातक कहानियाँ १६३ 
जातकमाला ३ 
जातमातृदेवी [ पर्याय, च्चिका ] ६५. 
जातीपश्टिका १६८ 
जातीफल, जायफत् १७० 
जायसी, पद्मावत १५,१४४, ५७,१४८ 
जाहक, माइचूहा १७३ 
जिनसेन १३ 
जीवंजीवक १७० 
जैत्राभरण १६८ 
जैन, बोद् साधु के अर्थ में १०५,१६१ 


जैन साधु--आरारह त, श्वेतपट और केशलु 'चन 


१६१ 
जैफ्री, दी फारेन वाकेबुलरी आफ दी कुरान 
<०,१५१ 

जोगबाद १५ 


ज्योतिष के अ'ग, बृहत्संद्िता के अनुप्तार- 
ग्रहगशित, संहिता और होराशान्न ६५ 
टिकुली ६१ 
टीटिभ, भैरवाचार्य का शिष्य मस्करी साधु ६० 
टेसू की पुतली, जनंगर्मो की देवी ११७ 
ट्रांज क्श"स आफ़ दी फ़ाइलोलोजिकल 
सोसायटी झआाफ़ लणइन, १६४५, हेनिंग १५१ 
डिक्शनरी ञआआफ़ इकनोमिक प्रोडक्ट्स, बाटकृत 
है 3 
डिंडिमाधोरण १३० 
डामर, चाट या चार भट का विशेषण १५६ 
तंगण 
तंद्वीपटहिका 


१४६ 
१५७ 


तत्वच्चितन की विधियां 
तनुताम्रलेखा 
तमिला,तबला 

तरंगक, एक कर्णासरण 
तरंगित उत्तरीयांशुक 
तरंगित स्तनोत्तरीय 

तलक 

तांबूलिक 

तापक, तवा 

तापिका, ते 

ताम्रचरु 

तारक राजज्योतिषी 
तारमुक्का 

तारहार 

तारामुक्काफल 

तिरस्करिणी 

तिलकमंजरी 
तिलकमंजरीकार, धनपाल 
तीर्थ 

तुगतोरण 

तुरुष्क देश, चीनी तुर्किस्तान 
तुपारगिरि, हिमालय पर्वत 
तृणमय राजमंदिर 
तोयकर्मान्त 
तोयकर्मान्तिक 

तोरण 

थापे, एँपन के [ पिष्डपंचागुल ] 
दंडकवन, महाकान्तार 
दंडधर 

दंडयात्रा 


दंतशफरुक 
दक्खिनी सवार 
दक्षिणापथ 
दक्षिणी समुद्र 
दधीच, मुनिकुमार 


( «८ ) 


१६०,१६९२ 
६६,१०१ 
१५७ 
१७५१ 

६६ 

६८ 

१६२ 
१४७ 
१६२ 
१६२ 
१६२ 

+34 

१५१ 
१५७८ 

<4१ 
६१,२०८ 
<५. 

र्‌ 

१०६ 


१३७ 


१६५, १६६ 


१६४ 


१३७,१३६ 


२०७ 


१४६ 
१६५ 
१६५ 

२१ 


दधीचिऋषि २०१० 
दरसद्र, राजद्वार २११ 
दरा का गुप्तकालीन संदिर, जनेरल यू० पी० 


हिस्टोरिकल सोसायटी, १६५० १५७ 
ददु र पर्वत १६५ 
दर्षणभवन २१४ 
दर्पशात ४१ 
दर्शितनिदर्शन १६६ 
दानपट्ट ४१ 
दारुपबंतक २१० 
दार्शनिक--कापिल, काणाद, ऐश्वरकारशिक, 
साप्ततान्तव तथा ओपनिषद्‌ १८८,१८६ 
दिगंबर साधु [ केशलु चन ] १५८ 
द्हिनाग १२९२ 
दिनेशचन्द्र सरकार, एपिग्राफी एंड 

लेक्सीग्राफी इन इंडिया २१६ 
दिवसग्रहण १३७ 
दिवाकरमित्र १८८ 


द्वाकरमित्र का उपदेश १६८, १६६, २०० 
दिवाकरमित्र, एक बड़े महन्त का 

प्रतीक १६०,१६२ 
दिवाकरमित्र का व्यक्वित्व १६३ 
दिवाकरमित्र के आश्रम के भित्तू, १६०,१६१ 


दिवाग्रह २१० 
दिव्य परीक्षा [ कोश ] १२१ 
दिव्यावदान १४४, २२४ 
दीघनिकाय १४६ 
दीपिकालोक १४१ 
दीघ प्राणल्लीन लालिक श्र 
दीर्घाध्वग ८ 
दुकूल या दुगू त ७१,७७ 
दुकूलमुख पट्ट ४१ 
दुकूलवलकल 3७ 
दुनिमित्त १३४ 
दुर्वासा मुनि १३,१४ 


देवगढ़, दशावतार-मंदिरि १३२ 


( 


देवगृह २०७,२१३ 
देवता--अरुण, सुगत बुद्ध, इन्द्र, धर्म, 

पु ] 
सूय, अवलोकितेश्वर, चन्द्रमा ओर कृष्ण ४४ 


देवदूष्य ० 
देवविमान 5१० 
देशाचार 5 
दोला-वलय है 
दोघारिक है 
दोवारिक पारियात्र के 
द्वार प्रकोष्ठ, अलिंद से 
हित्तीय ब्राह्मभोजन प५% 
द्विपदां वर ग४6 
द्वीपांतर 

धनपाल रे 
धसंद्सनय: १०4 
धम्मिल्ल केशरचना ६६ 
धर्मकीति ६ 
धर्म देशना २०० 
धर्मभ्रचार के उपाय--समुपदेश 

धर्मदेशना ओर चोधिसत्त्व जातक २६९ 
धरमंशापन कटक १३६ 
धर्मशास्त्री, संप्रदायविशेष १६५,१११ 
वचलगृह ६१,२६६,२११,२१३ 
धातकी, घाय १८२ 
धात्रेयी, धान्रीसता ६७ 
धारागृह २११ 


धांमक संप्रदाय, विभिनज्न संचियाँ १०४,१०५ 
धार्मिक संप्रदाय, दिवाकर मित्र के 


आश्रम में १०५. 
धार्मिक संप्रदाय, पाँचवें उच्छुवास में 


१०५. 
भारणगति, दुलकी चाल १३० 
धाकनीनुमा तरकस १८६ 
प्र वायीति १६,२२४ 
भर वागीति के भेद २२४ 
ध्वजवा ही १४५ 
न दिल्‍ली के राष्ट्रति-भवन का वास्त 

सन्निवेश २१५ 


६ ) 
नन्नत्रमाला ४०५८२ 
नस्नाटक 4६,१०७ 
नरक, कुत्सित नर १७३ 
नरक, भास्कर वर्मा का पूर्वज १७२ 
नरसिंह १२३ 
नलक १८७ 
नलशालि १८४ 
नहरे बिहिश्त, मुगल-राजमहल की नहर २०६ 
नांदीक; वायविशेष १४० 
नांदीपाठ ६४ 
नागदमन, शत््र १२४ 
नागदमन श्रौषधि १८६ 
नागवन १२८ 
नागवनवीथीपाल या नाग्रवीथीपाल ११२९६ 
नागाजु न १६७ 
नागाजु न का शून्यवाद १८८ 
नागाजु न तथा सातवाहन नरेश १६७ 


नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य ओर इतिहास ८, 


२८,१ ०७ 
नानाकषाय कबु र १५.३ 
नारायणीय धर्म १०६ 
नाली १४३,१४४ 
नालीवाहक, फीलवान १४२ 
निगडतालक, १४१ 
निचोलक ([ प्रच्छदूषट ) ७८ 
निचोलक, गिलाफ़ १६७ 
निद्राकलश ८५. 
निमाजगह, देवगृह २११ 
निरुत्सारण प्रतीहार १०४ 
निर्जित सामन्त २१८ 
निर्वाण रे 
निशागृह्‌ २१० 
निशीयचूर्ि १०७,१७०,२२४ 
निपादी १३१,१४१ 
निश्चिश १२१ 
नीचापाश्नय ११६ 


नूपर, गुल्फ तक ६१ 
नृत्य शैलियाँ, भरत के अनुसार ४ 
नेत्त १४६ 
नेत्र, वल्लविशेष २३ ७८ 
नेमि, नींच २१ १ 
नेगमेश १०७ 
नेचिकी गऊ ३६ 
नेयायिक ११० 
पंचकुल १६६ 
पंचतंत्र का गुजराती अनुवाद, सांडेसरा २१४ 
पंचांगप्रमाण १६७ 
पंचामितापन १०६ 
पंच, ब्रह्म १६ 
पंचव्यूह--वासुदेव, संकर्षेण, प्रयुम्न, 
अनिरुद्ध ओर साम्ब ११०,११३ 
पंचात्मक बुद्ध १६ 
( पंचाधिकरणोपरिक पाव्यू,परिक )4६०,१४१ 
पंचास्य ८३ 
पक्तद्वार, बगल के रास्ते २०८ 
पतक्षिपूपषिका वापिका १८४ 
पत्तियों और पशुओं का वर्णन, 
'दिवाकर मित्र के आश्रम में १८६ 
पट 4१ 
पठकुटी ( तम्बू ) १४१ 
पटच्र्‌ कर्पठ - १३० 
पटचर चीरिका या चीरिंका १६३ 
पटवितान ( शामियाना ) <१ 
'पटसन ( पहसूत्र ) १६६ 
पटह १४० 
पटी ८१ 
पट्ट १५.४. 
पयदघ, हाथियों के मस्तक के ४१ 
पत्रभ॑ंग पुत्रिका प्रतिमा डर 
पत्रभंगमकरिका १४ 
' पत्रलता १४८ 
पत्नलता, राज्यश्री की ताम्बूलबाहिनी. १६८ 


) 
पत्रांकुर कर्णपूर १५४ 
पत्रोर्णा रो] 
पदक या मध्यमणि १६८ 
पदहंसक नूपुर ६७ 
पदातिसेना २० 
पदातिसनिक का चित्रण २० 
पद्मावती १३२ 
परभाग १४६ 
परमकग्वो जदेश १६५. 
परमेश्वर प्रसाद शर्मा १८ 
परभाग ७५ 
परिवेश १७१ 
परित्तेप पट्टिकाबन्ध १४८ 
परिखा २१९ 
परिधानीय बच्न-युगल १७१ 
परिवहे ( साजसामान ) १७७ 
परिसल ६६ 
परिवल्ला ( कनात ) १४१ 
परिवर्धक ( ८अश्वपाल ) ६५,१४४ 
परित्राट्‌ ११७ 
पार्थिवकुमार १४७ 
पत्रलता, पतन्रावली, पत्रांगुली ७, 
पलस्तर व 
पलानो में, घुड़सवारों की, १४८ 


पल्‍लव ( फूलपत्ती का कटाव ) 
पल्‍लीपरिव्ढ्ठ (शबर बस्तियों के स्वामी) १९८ 
पवते, आई० एस० ( स्ट्रक्चर 


आफ दि अपष्टाध्यायी भ्र्ड 
पश्चिमासनक परिचारक ( हाथियों पर 

बैठे हुए ) १४७ 
पांचरात्रिक १०५,११० 
पांचरात्रिक १६१ 
पांड १६४ 
पांडरि भिक्तु १०५.,१०७ 
पांडरि भिच्चु २२४ 
पाडलपुष्प १<] 


( 

पायलमुद्रा - मिट्टी की लाल सुहरें १६० 
पाठल या लाल शकरा ६५,१८१ 
पाटी १४० 
पाटीपति 
पादताड़ितकम्‌ २१०,२११ 
पादताडितक ( चतुर्भाणी संग्रह ) 

अधिकरण तथा प्र।डविवाक ड६ 
पादफलिका ( रकाब ) १४८ 
पानभाजन १६८ 
पारसी्कों का देश १६५. 
पाराशारिन्‌ १६५. 
पारिजातक ६७,६८ 
पारियात्र ६५,१६६ 
पारियात्र, दौवारिक ३७ 
पाटल शकरा ६५,१८१ 
पाराशरी भिक्तु ११०,१८८ 
पाराशय बडे 


पार्थिवविग्रहाः ( मिट्टी की सूर्तियाँ) . ४८ 
पाथिवोपकरण, सुवर्णपादपीठी, करंक, 


कलश, पतद्ग्रह, अवग्रह १६१ 
पाव॑तीपरिणय १्‌ 
पाश्वंचर ८७ 
पाश्वंचर, दधीच का श्२ 
पाशकपीठ 2 
पाशिक १८२ 
पाशुपत शैव १०६,१०८ 
पिंगलपद्‌मजाल ४० 
पिंगा १४८ १४६ 
पिया 5८ 
पिएडपाती १८८ 
०8 ( रुई ) १८३ 
पिशेत् थ 
पिश्तक ( पटवासक चूर्स ) ्द 
पीत मसार ६३ 
पुद्देश ड 
पुत्नोत्सव, हर्ष के जन्म पर ६५,६६ 


११ ) 
पुरुषों की जातियाँ-हंस, शश, रुचक, 
भद्र ओर मालब्य.. १०१ 
पुलकबन्ध २३ 
उप्पटह २,११० 
पुष्पदन्त २८ 
पृष्पद्त्त १७४ 
पुष्पवाटिका २११ 
पुष्पभूति की मैरवाचार्य से सेंट. ५७,६० 


पुष्पभूति, वद्ध नवंश के संस्थापक ५६,५६, ६१ 
पुस्तक णर 
पुस्तकवाचक भर 
पुस्तकें, सभाषितों से भरी हुई १६८ 
पुस्तकों के पत्र, अगुरु की छाल से बन १६६ 


पूगफल ( सखुपारियाँ ) १६६ 
पूर्वकालीन राजाओं की सूची ५४ 
पूर्वा १३८ 
पृग ८१ 
प्रथ्वीचन्द्र-चरित २०५,२०७,२११ 
पृथ्वीचन्द्रचरित में वास्तुशाश्र के 

विभिन्न शब्द २१२ 
पोट- ठुकड़ा, फट्टा श्८४ 
पोतनेवाले कारीगर ७१ 
पोरव सोमक । 
पोराशिक १०५ 
पौराशिक ११३ 
पौरोगव ६३ 
प्याऊ १८०, १८१ 
प्रकोष्ठ २११ 
प्रश्नेवक २०८ 
प्रग्नीवक २१७ 
प्रश्नेवक ( + मुखशाला ) ६२ 
प्रघण या प्रघाण २०१ 
प्रचार १३२ 
प्रजबिन्‌ उप्ट्रपाल ६५. 
प्रणाम करने के प्रकार, सम्राट को १२६ 
प्रणामागमन । 


ऊंट 


( १ 


प्रतापशील (प्रभाकरबद्ध न का दूसरा नाम) ६३ 


प्रीतिकूट की स्थापना पड 
प्रतिसामन्त २१७,२१८ 
प्रतिहार ४२ 
प्रतीहार, श्रन्तर छ्डट 
प्रतीहदारणह २१४ 
प्रतीहारसवन १७१ 
प्रतिहवरभवन १७७ 
प्रतोली २११ 
प्रदोषवर्ण न १६ 
प्रदोषास्थान १२६,१९२७ 
प्रयोत का अनुज कुमारसेन १३२ 
प्रधान सामनन्‍्त २१७,२ १८ 
प्रवोधचन्द्र बागची द्वारा सम्पादित 

दो संस्कृत चीनी कोश ८१ 
प्रबोधमंगलपाठक ( बेतालिक ) ह्ड 
प्रभाकरवद्ध न, आदित्यभक्त ६३ 
प्रभाकरवद्ध न की पूजा ६३ 
प्रभाकरवद्धान की मालवविजय ६३ 
प्रभाकरवद्ध'न की विजयों का वर्णन... ९३ 


प्रभाकरवद्ध[ न के सेवकों का शोक १०५,१०६, 
१५०७, १०८,१०६ ह ११० 


प्रभाकरवद्ध न, महाराजाधिराज ६रे 
प्रमद्वन २११ 

प्रभाद दोष से विपत्तिग्रस्त सत्ताइस राजा-- 
पद्मावती के नागवंशी, नागसेन, श्रावस्ती के 
श्रुतवर्मी, झ्तिकावती के सुर्णाचूड़, 
यवनेश्वर, मथुरा के बृहद्रथ, वत्सराज उदयन, 
अपिमित्र (के पुत्र समित्र, अश्मक के शरभ, 
मौर्यवृहद्रथ, शिशुनागपुत्र॒ काकवर्णोी, शुग 
देवभूति, मगधराज, प्रयोत के भाई कुमारसेन, 
विदेहराजपुत्र गणपति, कलिंग के भद्रसेन, 
कंरुष के दूध, चकोरदेश के चंद्रकेत, 


चामु डीपति. पुष्कर, मौखरि चात्र वर्मा, 


) 


शकपति, काशिराज महासेन, अयोध्या के 
जाहथ, सुहा के देवसेन, बेरन्त के रन्तिदेव, 
वृष्णि विदूरथ, सोवीर के घीरसेन एवं पोरव- 


सोमक १३२-१३३ 
प्रयाणगुजा ३२ 
प्रयाणपठह ११८ 
प्रयाणपटह १३६ 
प्रयाण समय की तैयारी १४० 
प्रवरसेन ७ 
प्रविविक्त कच्या ( रामायण ) २०७ 
प्रसाद्पट्ट १५४. 
प्रसादवित्त-पत्ति १४३ 
प्रसाद, सम्राट का ३७,४६ 
प्रहतवर्त्म ( लीक ) १४४ 
प्राकार २११ 
प्राग्रज्योतिषिश्वर १७२ 
प्राग्ज्योतिषेश्वर-कुमार ६६ 
प्रातराशपुट १८२ 
प्राभातिक योग्या १४४ 


प्राम्मत सामग्री १६७,१६८,१६६,१७०,१७१ 


प्रार्त, हंशवेग के लाए, १६७,१६८ 
प्रारोहक ( तोबड़ा ) १४४ 
प्रालम्बमाला २३ 
प्रावेशिकी २२४ 
प्रासयष्टि ६७ 
प्रासाद २११ 
प्रासादकुक्ति ध्२्‌ 
प्रातादकुक्ति २०८ 
प्रासाद-कुक्षियोँ २१४ 
प्रासाद-सोपान २१३ 
प्रासादिकी शी 


व्रि श्ार्यन ऐंड प्रिलड्रो वीडियन इन-ईंडिया-- 
प्रवोधचम्द्र बागची तथा सिलवा लेवी १५६ 


प्रियसखी ६७ 
प्रीतिकूट व८ 
ले ११५. 


( १६ 
प्रेतपिंडमुक्‌ | 
प्रोपिडिंग्स बम्बई ओरिएंटल 
कार्फेंस १६४६ कं) 
प्रौहिक ( प्रारोहक ) है 
फलरा कक 
फिरदोसी १ 
फ्लीट, गुप्त-अभिलेख १३८ 
बन्धनमोक्ष, वन्दियों को छोड़ना ३२ 
चन्धुपरिवेश १५७ 
दंसवारी १८३ 
वरफ़ ( तुषार ) का प्रयोग ६ ३ 
चस्आ, भरहुत १६५. 
बलदेव ९ 
बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन. १११ 

33 3" 6 १4८ 
वलाधिकृत या बलाध्यक् १४०,१४१ 
वताशना शओपधि ७३ 
बबरियों ( बवरक ) १२७ 
बह्ले १44२ 
बहुभूमिक ७ 
बांका - १५६ 
वॉधनू की रैंगाई ७३ 
बॉधनू की रगाई के कपड़े ७३ 
दॉसखेड़ा दाप्रपत्र लेख | ११३ 
वॉपखेंदा--ताम्रपल १२७ 
७५४४ प्र० ७ १७,१८ 
दाज्े ६ 
घाजे, अलाबु वीणा ६७ 
दाजे, महलरी ( माँक ) ६७ 
दे, तत्री--पटह ६७ 
बाजे, वेणु ६७ 
दाजे, काहल ६७ 
दा ष् 
“दा मित्र,अनंगबाण और सूचीवाण,दंदीजन २८ 
गण भत्र,आखंडल, आत्तिक श्८ 


हि 


दोज >-भालिग्यक एकप्रकार का रूंदंग ६७ 


) 

वाण मित्र,कराल, मंत्रसाधक २६ 
बाण का इत्वर? दोना २६ 
बाण का मित्रमंडल २७,२८,२६,३० 
बाण का वापिस आकर परिवार से प्रश्नोत्तर ५१ 
बाण का व्यक्तित्व | 

59. 99% )$ ३७ 
बाण का समय डे 


बाण का सोच-विचार, कृष्ण के संदेश पर ३५ 
बाण का हमे का राज्यविस्तार बताना. ४४ 
बाण का हे को देखकर मन में 
विचार करना ४७ 
बाण का हर्ष के लिये स्वस्तिवाचन तथा 
सम्बन्धित सांस्कृतिक सामग्री ४८ 
बाण का दृर्ष को उत्तर 


४ ६,५.० 
बाण की गयशैली ४४ 
बाण की घुमकड़ी प्रकृति १ 
वाण की चित्रग्राहिणी बुद्धि २ 
बाण की माता राजदेवी २५ 
बाण की सभा १३ 
बाण की सांस्कृतिक सामग्री ३ 
बाण की हथे से भेंट ४६ 
बाण मित्र, कुमारदत्त, पुस्तकृत २८ 
बाण मित्र, कुरंगिका, सोरन्धी ३० 
बाण मित्र, झलपुत्र वायुविकार, प्राकृत कवि २८ 
बाण के चचेरे भाइयों का परिचय ५३ 

' बाण के पिता चित्रभानु २६ 
बाण के पूर्वज २४ 
बाण मित्र, केरलिका रुघाहिका ३० 
वाण के वर्णन र्‌ 
बाण के विचार, काव्यशेली पर है 
बाण मित्र, गोविन्दक, लेखक २८ 
बाण मित्र; चंडक, ताम्वूलदायक ३० 
बाण मित्र, चन्द्रसेन ओर मातृपेण, 

पारशवबन्धु-युगल ३१, ३४ 
बाण मित्र, चकोराच, ऐन्रजालिक २८ 


वाण मित्र, चक्रवाकिका, कात्यायनिका ३६ 


( १४ ) 


बाण मित्र, चामीकर, स्वर्णकार २८ 
बाण ?. जयसेन, कथक र्‌ 
बाण ? जीमूत,मार्द गिक ्‌ 
बाण ?” तांडविक, युवालासक २८ 
बाण ” ताम्रचूड़, मस्करी २६ 
बाण ?[हरिशिका, नर्तकी २६ 
बाण ” ददु रक, गान्धर्वेपाध्याय २८ 
चाण ? दामोदर, दादरिक २६ 
बाण ? पुस्तकवाचक, सुधृष्ट २८,५९२ 
घाण ? बारबांण और वासबाण, विद्वान ३८ 
वाण ? वीरबर्मा, चित्रकृत्‌ २८ 
बाण ” भाषाकवि ईशान २८ 
बाण ? भीमक, कितंव २६ 
बाण ? संदारक, भिषस्पुत्र २६ 
बाण ” मधुकर और पारावत, वांशिक ९६ 
बाण ?? मयूरक, जांगुलिक २६ 
बाण ” रुद्र और नारायण ३० 
बाण ” लोहिंताज्न, असरविवरव्यसनी २६ 
बाण ?” वक्रधोण, शेव २६ 
बाण ”? वर्णाकवि बेंणी भारत र्८ 
बाण ? विहंगम धातुवादविदू २६ 
बाण ? वीरदेव, ज्पणक २६ 
बाण ? शिखंडक, शेलालियुवा २६ 
बाण ?”' सिन्धुषेण, हैरिक २८ 
बाण ” सुमति, पाराशरीो २६ 
बाण ” सोमिल और प्रहादित्य, गवैये ९६ 
बाण - राजद्रबार के वास्ते श्रयाण ३६ 
बालक ( सम्बोधनहूप में ) ८२ 
बालपाश १५४,१ ४ २ 
बालपाशिक श्टर 
बाल्यकाल, कुमारों का ६८ 
वाहु ( भुजाली ) आफ 
बाह्य प्रतीहार २०४ 
वाह्म, राजकुल की दूसरी कच्यातक 

का भाग... २०६ 
बाह्य सन्निवेश २०३ 


वाह्य आस्थानमंठ प १६६ 
वाह्यपरिजन डड 
वाह्मसस्निवेश ३७ 
वाह्मसन्निवेश के पड़ाव ३७, ३८ 
वाह्यास्थानमंडप २१३ 
बुड़े कुलपुत्र १६ 
बुद्धचरित ६ 
४ ९ 
बृहत्कथा रै 
चृहृत्कथामंजरी १६७ 
बृहत्संहिता, गंधयुक्किप्रकरण १६६ 
बृहस्पति १६७ 
बृहस्पति का कथाह २०१ 
बेताल २०१ 
घेली, इरानोइंडिका, भाग ४ श्र 
बोक या भार-संभार, भार, भारक ै «रे 
बोघ्टऩ म्यूजियम बुलेटिन 
( अ्रगस्त १६९६ ) १४८ 
बोद्धधर्म का विशेष प्रचार १६०,१६२ 
बौद्धधर्म के विभिन्‍न अभिप्राय 
तथा संस्थाएं--दिवाकरमित्र के 
आधभम में १६०,१६१,१६२ 
वोद्ध संगीति अलंकार द 
बोद्ध संस्कृत-साहित्य ३ 
ब्रह्मगुप्त १२४ 
ब्रह्मवादी वैवै३ 
ब्रह्मव्त्त हक 
ब्रह्मा २ 
ब्राह्मणण्ह ३१ 
ब्राह्मण, मुनिइत्तिवाले, २४ 
भंगुर उत्तरीय जद 
भंगुर ( चुन्नटदार ) ५६ 
भंडि की हर्ष से भेट १७६,१७७ 
भंडारकर, डी० ई 
भंडारकर, डा० देवदत्त रामहष्ण ॥ ३३,१३३ 
६८ 


भंडि, वाल्यावस्था में 


( 
भगदत्त १७३ 
भद्रासन १३६ 
भवभूति १८ 
भवभूति, उत्तररामचरित १०८ 
भंडि का चेश तथा आभूषण ६८ 
भक्ति ( हिन्सोंत, अं० डिजाइन ) डे 
भरत ( नाव्यशाह्न के रचयितः ) ३४ 
भत्त' या सर्च, बाण का पूर्वज २१७ 
भवनपादर्पों की सूची-जातिगुच्छु, भवन 
दाढ़िमलता रक्काशोक, अन्तःपुर-बाल बकुल, 
प्रियंगुलतिका, सहकार ६७ 
भविष्यपुराण ६४ 
भर्राभरण १७४ 
भाँतभतृल्या या भॉतभतीली उड़ 


भोतिं, सखियों की साँत,चुड़कले की भाँत, 
घनक की भात, मोडी ( मोरनी ) की 
भाँत, लाइू की भाँत, चकरी की भाँत, 
केचवे की भाँत, धानी-भूगडे की भांति, 
डलिया छावड़ी की भाँत, तीजडेल की 
भाँत, रास भाँत, बाघकु जर साँत, आदि । ७४ 


भाग, राजग्राह्म कर २१६ 
भागवत १०फू्‌ 
73 १९६ 
ह १६१ 
भार १८३ 
भारक १८३ 
भारत ५. 
भारतीय वेश-भूषा, मोतीचन्द्रकह्ृनत ३ 
72 २१ ७१ 


5१ 

भारवि, किराताजु नीय -- 
योगीलाल सांडसराकहृत गुजराती पंचतंल १०७ 
भारिक 


भादना-स्नान १२३ 
सोच 3 
भारव रयात ( भास्वार वर्मा ) पृज्र 

स्वरदर्सा न 


१४. ) 


भिन्दिपाल १४७ 
भिन्चु १६०,१६१ 
भुक्तास्थानमरणड प २०६,२१४ 
भुजंग ् 
भुजंगता ४६ 
भूकम्प १८५. 
भूतिवर्मा १७२ 
भूपाल वल्लभतुरंग, खासा घोड़े २०४ 
भूभद्धातुगर्भकुम्म १०३ 
स्द्मु १०४ 
भगुपतन ३०५ 
भेरव १२३ 
भैरवाचार्य ५६,४.७ 
भैरवाचार्य का वर्णान ५७,५४८ 
भैरवाचार्य का शिष्य ५७ 


मैरवाचार्य के शिष्य टीटिभ मस्करी साधु ६० 
पातालस्वामी ब्राह्मण ६० 
चर्णताल द्राविड़ ६० 
का वेश ६० 

१६२ 


१3 9. 33 
99 32... 93 
4) 3) 
भोगपति 
भोजक अथवा मग अथवा शाकद्वीपी 
ब्राह्मण ६४६५ 
भोजपद, भूज॑त्वक्‌ 


१६८ 
भ्रष्ट राज्योत्सन्नराजवंश प्रतिष्ठापन २१६ 
मंगलातपत्र १५७ 
मंगलवलय १७७ 
मंगोल कास्ट्यूम्स, हेनीहेरल्ड हेन्सन. १५ 
मंजश्री मूलकरप ११६ 
दर १3: ६ ४६ 
समंडनक सांड १५६ 
मंडनकृत २२० 
मंडपिका २११ 
मंडलीनृत्त ३३ 
मनन्‍्दपाल, मुनि ३३ 
मंदसोर के लेख ११८ 
मंदाकिनी, दिवाकरमित्र द्वारा हर्ष को 


थ्पं 


३ ऐक १६७ 


( 
मंन्दुरा २०३,२०४ 
मकरमुख, महाप्रणाल १७ 
मकरसुखप्रणाल ७१ 
मम्मांशुक ( वेटड़े परी ) ४६ 
मम्ांशुक ६६ 
सठिका १४५४ 
मणितारा, हषे की छावनी ३७ 
मथुरा म्यूजियम हैंडबुक १५१ 
7 हा हि] १६४ 
मथुरासंग्रहालय १५० 
मथुरा से प्राप्त खरोष्ठी सिंहशीषेक 
लेखक १६६ 
मधुवन ताम्रपट्ट रे 
सधघुरस १७० 
मलकुथ १६३ 
मलयाचल १६५. 
मल्लकूट ३६ 
मल्लिनाथ १४७ 
मसार ( अश्मसार ) ६५ 
मस्करी १०५. 
रन १६१ 
मस्करी साधु ११२ 
मस्तकपर पेरों के निशान १२४ 
महाकान्तार १८५ 
महाजनों (बनियों) की दूकान का लुटना ६५ 
महादंडनायक ११२ 
महादेवी-पद्सूचक पट्टवन्घ ६८ 
महानचमी १८७ 
महानसे १४५ 
२०७,२१३ 
महानिवेशन २१० 
महापुराण, जिनसेनकऋृत १३ 
महापुराण, पुष्पदन्तक्षत ८ 
महाप्रतीहार ४४ 
हाभारत १६७ 
आदिपव्व ११६ 


रे 


१६ ) 


महाभारत आदिपर्व २०१ 
महासारत वनपव ११६ 
महाभेरव २०१ 
महामंड लपूजा ५४६ 
महामांस-विक्रय ५८,५४६ 
मांस-विक्रय ८६ 
हाथियों के अधिकारी ( अथशात्र के 
अनीकस्थ ) १९६ 
महाराज २२० 
महावत १२६ 
महाव्युत्पत्ति <१ 
३ १४६ 
महासन्धि- विग्रह्ाधिक्रत १९७४ 
महासत्त्व १०३ 
महासामन्त २१७ 
महास्थानमंडप, वाह्मआस्थानसंडप २०४. 
महाहार १५८ 
महेन्द्रगिरि १६५ 
महेश्वर ६ 
मांडलिक २२० 
मांधाता १६४ 
माघ प्र्ड 
मातृपटपूजा ६६ 
माधवगुप्त का वेश तथा आभूषण ६६ 
माधघवगुप्त, मालवराजकुमार ६८,६९६. 
माधवीमंडप २११ 
मानसार है 
हे २२० 
मायूरातपत्र शिरोभूषा १५४-०१५४६ 
मार्जारानना ६५. 
मार्शल, साँची मोनमेंटस १२० 
मालती का वेश २३ 
». के आभूषण २३, २४ 
» देंधीच की सखी २३ 
सालव श्रे 
मालवराज ११4 


( 
मालवराजकुमार, कुमारगुप्त और 
माधवगुप्त ६८, ६६ 
मालवराजालोग १७८ 
मालपघसंवत्‌ ११८ 


मानियर विलियम्स, संस्कतकोश १५८४,१०१ 


माषीण १६० 
मिराशी, वा० वि० ६,७ 
मुखघास १६० 
मुगलकालीन महल २११ 
मुक्तांशुक १६५४ 
मुक्काफलहार २३ 
मुखरवंश ८३ 
मुखालेपन १४४ 
मुनि ( द्गिम्बर जैनसाधु ) ११७ 
मुनिइत्तिघाले ब्राह्मण, बाण के पूर्वज २४ 
झगतंतुतंत्री १८३ 
भच्छुकटिक; वसन्‍्तसेना का गृह २११ 
मेंठ १६१ 
मेरठ ( हाथियों के खिदमतगार ) १४४. 
मेखलक का लाया संदेश ३५. 

9 की वेश 4 

» ऊैप्णु का संदेश वाहक ३५ 
मेघदूत १५. 
मैत्रायणी शाखा का ब्राह्मण १८६ 
मेमोरियल सिलवों लेबी १६५. 


मोतीचन्ध, वम्वई संग्रहालय की पत्रिका २९४ 


भोहेन जोदड़ो की खुदाई १५४ 
मोल ११६ 
मोल २१६ 
मौलिमालतीमालिका १७ 
म्यान ( कोश ) १२० 
प्रदीयस्‌, मुलायम १६४ 
यंत्रधारा, फव्वारा २०७,२१३ 
यंप्रप॑जर, पात्र रखने का १६६ 
शथ्न्रव्यजन २११ 


मंत्रोक्लेखित > खराद पर चढ़ाया हुआ १८५ 


) 


यज्ञवादी मीमांसक 5 ( सप्ततान्तव 
यमसपट्टिक 
यशस्तिलकचम्पू 
यशोधरचरित 
यशोवती का दोहद, हे के जन्म 
यशोवती का सतीवेश 

स्वप्न 


यशोवती के निजी सेवक ओर पाश्वेचर-चेटी, 


कात्यायानका धात्रेयी ओर कंचुकी 
यशोवती, प्रभाकरवर्धन की राज्य- 
महिषी 

याम-चेटी 
यापनीय साधु 
याज्ञवल्क्य 

डर स्म्र्ति 
यात्रा ( जात ) 
युधिष्ठिर 
योगपट्ट 
योगपट्टक 
योगसारक 
रकाब 

43 
रक्तिपुरुष 
र्‌छु 
रघुवंश 

93 

47 


332 


रत्नकरतल चन्नुविशोधनविदया 
र्नेश्वर 

रभसारव्घनर्तन 
रसायनवैयकुमार 

रसेम्द्र दर्शन 

रहट की घड़ियों की माल 
राववन, एन आआाउटलाइन 
राजकु जर॒ या देवस्य ओपचा हा] 


) १११ 
प्न६्‌ 
रे 
१४ 

के पूचे ६४ 
६७ 

६४ 


६3 


६३, ९४ 
१४१ 
१०७ 
२०१ 
१०८,१ १७ 
३२ 
१६४ 
१५,५७ 
४८ 

प्र्ज 

ब्रे 
१४८ 
६८4८ 
१६४ 
४७ 
११६ 
१६६९,१८५ 
१६८ 
१६ 

< 

ड्े३े 

६ 
१६२ 
१६ 
२१४८ 


३०४ 


( श प ) 


राजकु जर का अवस्थानमंडप २१३ 
राजकुल १४७ 
7१ २०३,९०४ 
राजद्वार ३७ 
93 १४७ 
99 २१३ 
» की ड्योढ़ी ( अलिन्दक ) ७१ 
राजपुत्र कुमारक ६३ 
राजभवन ३७ 
१3 २०४ 
राजमन्दिर की शोकपूर्ण अवस्था ३०४ 


राजमहिषियोँ, जृत्य करती हुई ६८ 
राजयुध्वा ज्येष्ठ मल्‍ल राजा को कुश्ती 


लड़ानेवाले ( अष्टाध्यायी ) २०७ 
राजवल्लभमंडन, सूत्रधार 
राजवाजियों की मन्दुरा २१३ 
राजवेश्म, धृतराष्ट्र का २०६ 
राजसेवक की निन्दा १७२,१७३,१७४, 
१७५.,१७६ 
राजसेवा की निन्‍्दा १७२,१७३,१७४ 
१७५,१७६ 
राजहंस &८,६६,१००,१०१,१०२ 
राजा २२० 
राजादन, खिरनी श्टड 
राजान ( सोम वाले ) १११ 
राजा ( सोम ) १११ 
राजिल १७२ 
राजेश्वर ६ 
राज्यवदू न १७६,१७७ 
». की बुद्ध के समान आचरण 
करने की कल्पना 
9 के निजी परिजन-छंत्र थार, 
अम्बरवाही,  गारग्राही, 
आचमनधारी, ताम्वूलिक, 
खन्नग्राही ११६ 
राज्यवद्ध न, परमसौगत्‌ ११३,११४ 


राज्यवद्ध न, पिता की मृत्यु पर ११६,११७ 


राज्यश्री ६६ 
५३ १७७,१८८ 
5 की विवाह. ६६,७०,८३,८५,८६ 
रामायण २०४,२० ६ 
29 २०८ 


रायक्ृष्णदास, घोड़ों के बारे में सूचना. ४२ 


रावण का राजभवन ( रामायण ) २१० 
रास ( नृत्य पिभेद ) ३३ 
राहुल सांकृत्यायन, दर्शनदिर्द्शन १८८ 
रुद्र एकादशी ६० 
र्द्रयामलतंत्र १०३ 
रूप ( आहृतियुक्त ठप्पा ) ७४ 
रूप ८ पशु ८३ 
रेचक ( नृत्यविभेद ) ३३ 
रैंडल १२२ 
रोमक जातक १६४ 
लंबन १६१ 
लम्बा पटह १५७ 
लच्षमी का वेश ६ 

लतागृह २०६,२१० 
ललाट-लुलित चामीकरचक्र १२२ 
ललितविस्तर ३ 
लवंग पुष्प १७० 
लवणकलायी १४३ 
लांछित लावण्य ६६ 
लाजवर्दी कंचुक १५४ 
लामजक ( खस ) १८३ 
लाल पद्चंशुक ६७ 
लालातन्तुज ७ 
लिट्र री हिस्द्री ऑफ इश्डियन म्यूज़िक २२४ 
लीला ललाटिका १७ 
लुठक १६१ 
लुचा-लु गाड़ा १०4 
लेखहारक <८,१७६ 
लेशिक १६९१ 


( १६ ) 


लेशिक ( घासिक ) १३१० 
लोकायतन १०५ 
लोकायत मतवाले ११२ 
घचंगक १८३ 
चंठ १६१ 
वजञद्त्त १७२ 
वबठर १६१ 
वरत्रागुण १४२ 
वत्सहप १८३ 
वधूवेश में राज्यभ्री परे 
वन की पैदावार. १८२ 
वनप्रामक ( वनगाँव ) १७७ 
वनपाल १७६ 
वष्र चारदीवारी २११ 
पराहमिहिर बृहत्संहिता १५६,१६५ 
वर्ण रत्नाकर १५७ 
वर्णी १०६ 
वलभी २११ 
पल्लभपाल १४४ 
वचुबन्धु १२१ 
वस्त्र-कर्मान्तिक ११८ 
वस्त्रों के युण हि 

! की रँंगाई उ्ड 


” के भेद--क्षौम, बादर, दुकूल, 
लाला तन्तुज, अंकुश ओर नेत्र ७६ 


बान्त यजुष मंत्र २०१ 
बाइदि सिल्वाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिल्क 
फ्रॉंस एडसेन गोल एण्ड 

लाप-नार ८१,७६,१५९२ 
बारसट्ट ६६ 
दाट, टिक्सनरी श्ाफ़ इकनोमिक 

प्रोडक्ट्स १०० 

चारणबन्ध १श्ध 
घातायन २०८ 
दातायन या दातपान ८६,२०८ 


वात्स्यायन १३ 
चामन .. १०१ 
वामनभट्ट बाण १ 
वामांसिक चीवर १६४ 
वायुपुराण की कथा पर 

? . ?? पोधी प२,५३ 
वारबाण उ६,८० 

ए; १५०,१५४ 
वारबनिताओं के भवन "२१० 
बारविलापिनियाँ, दरबार की डऊ 
वारविलासिनी स्त्रियों १७८ 


घाराहमिहिर कत बृहत्संहिता 
४३,६५४,१०१,१२०,१ १६ 


घारिक १६१ 
वारुण आतपत्र १६७ 
वात्तिक ( वाक्य ) प्‌३ 
वांसग्रह <४,६२ 
वास सवन ६४ 
2? ?? या वासगृह २०८,२१४ 
वासब॒दत्ता डे 
?  ( सुन्बधुक्ृृत ) १६७ 
वासुकि नाग १६७ 
विन्ध्याटवी १७७,१ ७८, १७६ 
विघस ६१ 
विजिगीषु १३६ 
विंटरनिज, भारतीय साहित्य १२२, १६८ 
विदंक २११ 
विजारिश्न-ए-शतरंज १४ 


विज्ञानवाद ( जिनस्येवार्थवादशन्यानि 


ए ०४ 
दशनानि ) ४८ 


बिट २१७ 
घितान १७१ 
वितर्दि २११ 


वितर्दि 


वितर्दिका, चतुःशालकी 
वितानक ( शामियाने ) 


44६ 
१४१ 


विदूषक वेष १७ 
विद्या और आचार का आदर्श २६ 
विद्यागोष्ठी १२ 
विद्यापति, कीर्तिलता २०६९,२११ 
विद्याभ्यास व तत्त्वच्चितन की प्रणाली १६२ 
विद्याराज ब्रह्मसूत्र ६० 
विधि-विधान दिग्विजय से पूर्व १३६ 
बविनता २०१ 
विनयपिटक, गिल्गित प्रतियां प््प 
विपणिमाग २१२ 
विपणिवत्मे, बाजार की मुख्य सडक २०३ 
धिमान २१० 
विमुक्ककौसीय, वाण के लिये प्रयुक्त पूध्‌ 
विरूपाक्ष ( शिव ) ६० 
धिवाहोत्सव में व्यस्त राजकुल ७० 


? वर्णन की सांस्कृतिक सामग्री - 
७०,७२ +9९,७३ 


विश्वप्रकाशकोश ६ 


विष्णु तथा मधुकेटभ २०१ 
“विष्णुधर्मोत्तर पुराण ६ 
विष्णुषेण ३१ 
3४ का लेख २१६ 
धीत॑सक जाल १८२ 
वीधियाँ ह ६१ 
वीथी २११,२१४ 
वीथी ( नागवन का भाग ) १२६ 
वृत्ति ( कार्शिका कृत्ति ) प्र 
» याकाशिका कृत्ति कासमय निर्शय ५४ 
बृषांक मुद्रा ११८ 
चंजलकृत सहल्लेख अंग्रेजी अ्रदुवाद्‌ 
पाली टेक्स्ट सोसायटी जरनल, १८८६ १६६ 
वेगद्र॒ड ( तरुण हाथी ) १५६,१७७ 
वेणुपोट श्पड 
वेन्नआही | ध्र 


वेन्न-पश्िका ( शीतलपाटी ) ८८ 


) 

वेत्री १६३ 
वेला का बेप ६६ 
वेज्ञा--यशोवती की प्रतीहारी ६६ 
वेकक्ष्यक १५ 
वैकद्यक न 
चैखानस १०६,१६१ 
वैयाकर॒ण ( शाव्द ) १०७ 
वैन्यगुप्त गुणैधर ताम्रपट्ट १४१ 

वेष्णवो' के भेद--भागवत, पांचरात्र, 
चेखानस और सात्वत शआादि १०६ 
चोटकुट या बोटकुट १८२ 
व्युत्पन्न १६२ 
व्यवधान १८२ 
व्यवहारमयूख १२१ 

व्याकरण शास्त्र ( इत्ति, वात्तिक, न्यास 
या परिभाषाएँ एवं संग्रहम्रथ ५३ 
व्याप्रकेतु १८५ 
व्याप्रपल्‍ली १४६ 
व्याप्रयन्त्र १७६ 
व्याचक्षाण, व्याख्यान करनेवाले गुरु १६२ 
व्यायामभूमि २०६ 
व्यास मे, 
शंकर-टीकाकार २२० 
शंकर ( टीकाकार ) <,१२,२२,७५ 
रु १४०,१४३२,१४७, १४८, 
१४६, १५१,१५४ 
५ हक १५५,१५७, १६० 
१2 रद ६५,१७०,१८२,१८४, १4६ 
7 १ १८६ 
शंकराचार्य १८८ 
शंकराचार्य--शारीरकमाष्य १०८ 

शंकराचार्य ( जटिलो मुंडीलु चितकेशः, 
काषायाम्बर-बहुतकृतवेशः । ) १६१० 
शंख 3.४० 
शकन्धु ( बावड़ीं ) ढ 
शक-शासन ह 


( 

शकस्थान १६५,१ ६७ 
शतरंज | १४ 
शत्रु महासामन्त २१७,२१८ 
शत्रु सामन्तों के साथ व्यवहार डर 
शवर १८५,१८६ 
/ या सौरजाति १८५ 
” युवक निर्धात १८५. 
शमितसमस्तशाखान्तरसंशीति २५. 
शयनगृह २०८,२१४ 
शयनीय गृह २०६ 
शरदू-वर्णन 

शरभकेतु, आराटविक सामन्त १८५ 


शरशलाका यंत्र ( सरकंडे का बना पीढ़ा ) 
( जेनसाहित्य--सांपडी या संपुटिका ) ५३ 


शशांकमणडल ११६,९११७ 
शस्त ( पटका ) १५४ 
घाकल्य २०१ 
शाकुनिक १८२ 
शांखायनगृह्ममृत्र १३५ 
शाट १६१ 
शाब्द्‌ १०५ 
शारश्ारी १४२ 
शाराजिर ६५. 
शारिकशारि १५६ 
शाह १४७ 
शालमंजिका २०८ 


शालभंजिका, जयस्तम्भ ( तोरणशाल 
भ॑जिका ) ६१ 


शालिजातक ( पशुविशिष ) १६० 
शासन १३२७ 
शासनपट्ट १४ 
५ ६5 
शासन-सुद्रा २०१ 
शासनवलय पर घर्मशासनकटक तथा 
सुद्राकट क १३६ 
शास्त्रार्ष १६३ 


२१ ) 


शिजानरसना ६६ 
शिंजानशातकोम्भ जयन २२ 
शिंजानहिंजीर श्र 
शिकारी लोग १८२ 
शिखंडखंडिका २१ 
शिखर २११ 
शिग्रु-सोहिजन ( शोभांजन ) १८३ 
शिर्स्त्र १५५. 
शिरोरज्ञक हरे 
शिलालि २६ 
शिवलिंग का मुखकोश ५६ 
शिवलिंग, मुखवाले ५६ 
शीघ्रु ( सेंहुड ) १८२ 
शीर्णोर्णशकल १६३ 
शुकनीति ही 

43 १ ० ३ 

५ श्८८ 

हर २१६,२२० 

ह १३६,१४६ 
शुक-सारिकाएं ३१ 
शुकसारिका की गवाही ३१ 
शुद्धान्त ( 5 घवलगृह ) १०४ 

7? घवलगृह का दूसरा नाम २०७ 
श्रगार-संकेत २११ 
शेखर २१६ 
शेव संहिताएं ५६ 
शोकपट १७७ 
शोण १७ 


श्यामल द्वारा द॒र्ष का चरित कहने के 

लिये बाण से श्रनुरोध._ ४४ 
श्यामल, वाण का सबसे छोटा चचेरा भाई ५४ 
श्यामा देवी ( भास्करवर्मा की माता ) १७२ 
श्यूयान्‌ च्चुआाठ_ श्र्ज 


$ 


( २१२ ) 


हि के ७ 
श्राडर, अहिबु ध्न्यसंहिता ओर: पंचरात्र 


की भूमिका १६१ 

श्रीके3 जनपद ५५. 
7 2? में शिवपूजा ५६ 
7. नाग ६०,६९१ 

2. ?? का बेश, ६०,६१ 
श्रीकरेणु का १३२ 
श्रीपेत ८ 
श्रीमंडप २०६ 
श्रीशैलस्थलमाहात्म्य ६ 
रवापद्‌ १८२ 
श्वेतदीप १६७ 
श्वेतपट १०५. 
श्वेतभिक्तु श्श्ड 
श्वेत मंडप १६७ 
षडाहुति होम ६० 
षोरसगह २११ 
संगीत-गृह २१४ 
संजवन ६२ 
संजवन, चतुश्शाला २०८,२११ 
संज्ञाशंस १५.७ 
संदान * खला १४१ 
संभार १८३ 
ः संवादक, राज्यश्री का परिचारक ११८ 
सकल भुवन वशीकरण चूर्ण १५८ 


सकांचन प्रतिमा ० 
'सतीशचन्द्र विद्याभूषण का लेख--पूना 


ओरिएण्टल कान्फरेंस, १६१६ १६८ 
सठुला १४८;१४६ 
सन्निवेश २०३ 
सर्पिडीकरण ११५. 
सप्ततन्तु ( यज्ञ ) 
सप्ततान्तव १०५४,१११ 
सप्तमातृका ( मातृमंडल ) ८६ 
सप्तसमुद्र कृप १७ 


. 7? मद्दादान १७ 


सप्ततागर राजमहियी 
सभा, आस्थानमरडप 


ए्‌ व अप ही 
सभापव, युधिष्ठिर राजनीतिपर्व 


१७ 
२११ 


३०३ 


सभापवें--[ युधिष्ठिर के उपायन )  3७,७८ 


समराइश्चकहा हरिभद्वसूरिक्ृत 

समायोग 

समायोग 

समायोग-ग्रहरा 

समावर्चन संस्कार, बाण का 

समुत्सारण 

समुत्सारणपर्यन्तमंडल 

समुद्रगुप्त, गयाका कृठताम्रपत्र 

समुद्रगुप्त, प्रयाग-प्रशस्ति 

समुद्र गुप्त, प्रयाग-प्रशस्ति 

समुद्रगुप्त, प्रयाग-प्रशस्ति 

समुद्र गुप्त, प्रयाग-प्रशस्ति 

समुद्र गुप्त, प्रयाग-स्तंभ-लेख या 

प्रयाग-प्रशस्ति 

सम्ताट्‌ 

सम्नाट्‌ और राजाओं के संबंध 
7? ?? श्रप्रणत लोकपाल 
7? ? अनुरागानुगत 


४२,२२४ 
१६६ 
१४६,१५७ 
१५.७ 
२६ 
१५८ 
१०४ 
१३८ 
१८४ 
२१८ 
१३६ 
डरे 


११९,१९५ 
२१८,२२० 
४५. 
४५, 
४५ 


>> 2? मंडलवर्ती या मांडलिक राजा ४५ 


2? » अवशिष्ट राजा लोग 


है ? समस्त सामन्त 


डर 
४५. 


सरकार, दिनेशचन्द्र ( एपिग्राफी एए्ड 


लेक्सिकोग्राफी इन इंडिया ) 


सरस्वदी 

सरस्वती 
सरस्वती-कंठाभरण 
सरस्वती का चित्रण 
स्वेकरदान 
सर्वद्वीपान्तरसंचारी पादलेप 


सर्वोस्तर, दीवान आम ( (थ्वीचंद- 
चरिंत ) 


' सस्यधास ( हरी फसल ) 


३१ 

पद 
९०३ 
३३ 
१३,१४ 
२१८ 
१२६ 


( २३ ) 


सहकार १६६ 
सांधिविप्रहिक वर 
सातवाहन ई 
सातदाहन, तरिसमुद्राधिपति १६७ 
सामन्त २१७,२१६, ९९० 
सामन्तप्रथा कई 
सामन्तों की कोटियाँ डरे 
9 प्रतापानत डरे 
सामन्त-अनुरागाक्ृष्ट डरे 
सामन्तों के भेद हक 
सामाजिक स्तर, चार प्रकार के २७ 
सारसोरमेय १४५ 
सार्वभोस शर० 
साल २११ 
सावित्री १४ 
सिन्दूरच्छुरितमुद्रा १११ 
सिन्दूरित सीमा श्र 
सिंहकर्णा २११ 
सिक्क २१० 
सिद्धियोग २२ 
सिर पर गुग्युल जलाना श्६्‌ 
सिलवाँ लेवी १६४५, 
सिलवा लेबी १६६ 
सिलवाँ लेवी, जूनंल आशियातीक क%३३ 
सीतानाथ प्रधान १३३ 
सीर ( हलभूमि ) १३५८,२१६ 
सी० हुआट, ऐंश्येंट पर्शियन ऐंड 
ईरानियन सिघिलिजेशन १४४ 
सुकथनकर विष्णु सीताराम-लिखित 
शयुवंश और भारत १०६ 
सुप्रिफूत्कत २१० 
सरृष्टि, पुस्तकवाचक का चेश श्र 
सघन फुमाराददान ( दिव्यावदान ) श्र्४ड 
सनीतिवुमार चटर्जी ६५. 
डेंबन्डु ४,५.,६ 
रद १८३ 


सुबरण द्रव १७०,१७१ 
सुबर्ण ब्रृष्टि ६८ 
सुवीधी २०८ 
सुषेण ६० 
सुहल्लेख १६७,१६८ 
सूचीबारण, बंदी ५.३ 
सृत्रधार ( राजमित्नियों ) का सत्कार ७१ 
सूरण १८३ 
सेंचुरी साइक्लोपिडिया आफ नेम्स १६६ 
सेतुबन्ध या रावणवहो ७६ 
सेनापति का व्यक्तित्व १२४ 
सेनापनि सिंहनाद १२४ 
सेना चामर १२६ 
सोपानमार्ग २०७ 
सोमक १३२,१३३ 
सोन्द्रनन्द अ्रश्वघोषकृत २६० 
सोध २०८,२१४ 
सोध शिखर डा 
सोलह महोत्पात ६५. 
स्कन्दगुप्त ( जूनागढ़ शिलालेख ) १०३ 
स्कन्द्युप्त, गजसाधनाधिकृत तथा 

महाप्रमातार १२७ 
स्कंधावार रे७ 
स्कन्धावार ८६ 
स्कन्धावार बडऊ 
स्कन्धावार १५६ 
स्कन्धावार २०३ 
स्तम्भशालभंजिका ६२ 


स्टाइनगास, पशियन इंगलिश डिक्शनरी ८० 
स्तवरक 


८० 
स्तवरक १५१ 
स्तवरक के वारबाण १५४ 
स्त्री-राज्य १६५,१६६ 
स्त्यध्यल्, अन्तःपुर के प्रतीहार 

( रामायण ) २०६ 
स्थानपाल 


१४३ 


स्थानपालों के घोड़े 
स्थावर-व्यवहार 
स्थारावीश्वर 


स्थाणवीश्वर की पस्रियों की वेशभूषा 


स्थूल स्थासक 
सस्‍्नानगृह या घारागृह 
स्‍्नानद्रोणी 
स्नानभूमि 
स्‍नुषा या ( सेहुड ) 


स्फटिक कुडल ( कनफटे साधु ) 


स्फाटिक कपूर 

स्वराट 

स्बस्थान या सूथना 
हंसविभान 

हंसवेग । 

हरिचन्द्र भट्ार 

हरिचन्द्र की पहचान 
हरिहर-मृर्त्तियों 

हम्ये 

हम्येपृष्ठ 

हे का जन्म 

हर्ष का राजाओं से प्रणाम ग्रहण 
हर्ष का शारीरिक बल 

हथे की गजसेना 

हर्ष की दिग्विजय-घोषणा 
हर्ष की ब्रह्मच्यत्रत की प्रतिज्ञा 
हे की वेशभूषा 

हर्ष के अंगरक्ञक, मोल 
हर्ष के आभूषण 

हे के जन्म-समय का ग्रह 
हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं 


( २४ 2) 


१४३ 

२१६ 
५५,५. 

५६ 

१४३ 
२०७,२१३ 
२१७,३१३ 
१७७ 

१८३ 

भ्द्‌ 

७३ 

२२१ 

१४८ 

१८ 
१६६,१६७ 
प्‌ 

६ 

६८ 

32११ 

२११ 
६४ 

१५८ 

44 
३८,३६,४१ 
१२५ 
४५. 

४५,४६९ 
४५. 

४६ 

६५ 

श्ड 


हर्षचरित की विपय-सूची 8 
हपे, दरबार में ४५: 
हर्ष सम्राट ११- 
हस्तक कदर 
हस्तवलप्रकरण या मुष्टिप्रकर॒ण १२९ 
हाजरा, डा० आर० सी० ११२ 
हाठक देश १६३७ 
हाथियों की सेना के अधिकारी १२७ 


हाथीदाँत और मुक्ताज्जैल के स्तम्मों से 
वना हुआ निवासप्रासाद २१४ 
हाथीदाँत के तोरण से युक्त हीरों का 


कमरा ( सदन्ततोरण-वज्र-मन्दिर ) 3२१४० 
हाल नन्न्दा 
हास्तिक ( हाथियों के क्लुड १४ 
हिरण्यवाह १८ 
द्ट्ण दे 
हणों से प्रभाकरवद्धन की भिडन्त ८ 
हर हरिणकेसरी ( प्रभाकरबद्ध न ) ८५ , 
हेमकूट पर्चत १६५. 
हैम्पयन कोर्ट पेलेस १७१,२१६,२१६ 
हेमचन्द्र, 6 याश्रय काव्य २११. 
ज्ञीरोदक १५७ 
क्ञेमेन्द्र-त लोकप्रकाश २१७ 
क्षोम ७६,७०७ 
क्तीमवस््र १६८ 
ब्रिकंटक २१ 
त्रिकूट १२५ 
त्रिपुड् के 
ब्रिशंकु १७४ 
त्रिसरण, त्रिशरण १६३ 


